_पुंगदोर-समम्तमा-प्रस्थभाला : १७ 
सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


लेखक 
डॉ० पं० पन्‍नालाल साहित्याचार्य 
प्राचायं--गणेश वर्णो जेन संस्कृत महाविद्यालय 
वर्णी भवन, सागर (म० प्र०) 


तीर सेवा मंदिर टूक्‍्ट प्रकाशन 


ग्रन्थमाला-सम्पादक व नियामक 
डॉ० दरबारीलाल कोठिया 


सम्यकत्व-चिन्तामणि 


लेखक 
डॉ० प० पन्‍नालाल जेन साहित्याचाय 


टुस्ट-संस्थापक 
आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार युगवीर' 


प्रकाशक 

मंत्री वीरसेवा-मन्दिर-ट्रस्ट 
१/१२८ बी० डुमरावबाग कॉलौनी, 
अस्सी वाराणसी-५ (उ० प्र०) 


प्रथम सस्करण ५०० प्रति 
१९८३ 


मूल्य बीस रुपए 


मुद्रक 
बाबूलाल जेन फागुल्ल 
महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी (3० प्र०) 





येपां कृपाको मलद॒प्टिपाने 
सुपष्पिताभून्मम. सूक्निवल्ली । 
तान्‌ प्रार्थथं वणिगणशपादान 
फलादय तत्र नतेन मर्ध्ना॥ 


मैं अपने जीवन-निर्माता पूज्यपाद, समाधिप्राप्त क्षु" गणेशप्रसादजी 
वर्णी (कीतिसागर मुनिराज) के करकमलोंमें उनके असीम उपकारोंसे 
अभिभूत हो यह सम्यकत्व-चिन्तामणि प्रन्थ सादर-सविनय 
समपित करेता हूँ। 
--पस्तालाल जेन साहित्यालाय॑ 


प्रावककथन 


श्रीयुत पं० पन्‍नाछाल जी साहित्याचायं इस युगके उल्लेखनीय 
विद्वानोंमेंसे हैं। वे योग्य अध्यापक, कुशल वक्ता और कुशल सा हित्य-सेवी 
हैं। उन्होंने अनेक पुराणोंका अनुवाद किया है। किन्तु उनकी प्रकृत रचना 
'सम्यक्त्व-चिस्ता्भाण' संस्कृत पद्मोंमें है। जहां तक हम जानते हैं. इस 
प्रकार की यह रचना प्राचीन परिपाटी के अनुरूप है। इसमें विद्वान 
रचयिताने जेन सिद्धान्तके प्रायः सभी विषयोंका संग्रह कर दिया है 
इसका प्रारम्भ सम्यग्द्शनके स्वरूप और उसके भेदोंके कथनसे हुआ है, 
शायद इसीसे यह नाम दिया गया है। किन्तु इसमें सम्यग्दर्शनके विषय- 
भूत सात तत्त्वोंका वर्णन करते हुए जीवके भेदोंका, संसारी जीवके पंच 
परावतंनोंका, चोदह्‌ गुणस्थानोंका, चौदह्‌ मार्गंणाओंका, असंख्यात द्वीप- 
समुद्रोंका, छह द्वव्योंका, आसख्रवके कारणोंका, कर्मोंके भेद-प्रभेदोंका, गुण- 
स्थानोंमें बन्धुव्यूच्छित्ति का, बन्धके चारों भेदोंका, संवरके कारणोंका, 
वर्णन है। इस प्रकार पं” जीने अपनी इस रचनामें तत्त्वाथंसूत्र और 
गोम्मटसारके विषयों को संग्रहीत कर दिया है। इस एक ही ग्रन्थके स्वा- 
ध्यायसे उक्त भ्रन्थोंका विषय समझमें आ जाता है। अन्‍्तमें सिद्धोंके 
स्वरूपका वर्णन है। 


प॑० जी की रचना भाषा और विषय दोनों ही दृष्टियोंसे मनोहर है । 
उनकी संस्कृत रचनामें प्रसाद और माधुय॑ गुण है। उसे पढ़ते हुए ऐसा 
प्रतीत नहीं होता कि हम किसी नवीन रचयिताकी रचना को पढ़ रहे हैं । 
उसकी 'टोन'बराबर प्राचीन रचनाओंसे मेल खाती है। और वस्तु- 
निरूपण तो स्पष्ट और समझमें आने योग्य है हो । यह एक ऐसी रचना है, 
जो संस्कृतके छात्रोंके लिये भी उपयोगी हो सकती है। हम इस रचनाके 
लिये पं० जी को साधुवाद देते हैं। पं* दरबारीलाल जी कोठियाने वीर- 
सेवामन्दिर-ट्रस्टसे इसका प्रकाशन करके अच्छा ही किया है। आशा है 
इस रचना का सत्र समादर होगा । 


(सिद्धान्ताचारय) कैलाश्चनसा श्वास्त्री 
पूर्वप्राचार्य, स्याद्गाद महाविद्यालय, वाराणसी 


प्रकाशकीय 


गत महावीर-जयन्तीपर जैन तत््वशान-मीमांसाका प्रकाशन हुआ था और 
अब सम्यक्त्व-जिस्तामणिका प्रकादन हो रहा है। इतने अल्पकाल--मात्र एक 
माह बाद हो उसका प्रकाशन निश्चय ही सुखद है । 

स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार 'युगवीर|की भावनाके यह सर्वथा 
अनुरूप है। उनका यावज्जीवन प्रयत्न रहा कि जैन साहित्यका जितना प्रकाशन 
होगा उतना ही सामान्य जनताकों उसका परिचय मिलेगां और जैन तत्त्वज्ञानसे 
वह लाभान्वित होगी । वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट उनके इस प्रयत्नकों आगे बढ़ानेमें 
सदा अग्नसर है । 

जैसाकि हम इससे पूर्व प्रकट कर चुके हैं कि 'पत्रपरीक्षा' और 'समम्तभव्न- 
प्रग्यावल्री' ये दोनों ग्रन्थ भी जल्दी हो प्रकाशमें आ रहे हैं । इनकी प्रस्तावना 
लिखना मात्र शेष है। अन्य दो प्रन्ध--आचाय देवसेतका 'आराषतासार' 
आदि (संस्कृतव्याश्या और हिन्दी अनुवाद सहित) और “अरिष्टनेस्रि' प्रेसमें हैं, जो 
आगामी दीपावली तक पाठकोंके समक्ष आ जावेंगे । 

सहयोगके लिए हम सभीके आभारी हैं । 


२१-५-१९८३ (डॉ०) दरबारीलाल कोठिया 
वाराणसी-५ मंत्री, वीर-सेवा-मन्दिर-द्रस्ट 


प्रस्तावनां 


जैन संस्क्ृतिमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्श्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनका बढ़ा 
महत्त्व है। इन्हें 'रस्नश्रय/--तीन रतनके नामसे अभिहित किया गया है । जैसे 
होरा, पन्‍ता, पोखराज आदि पाषाण-रतनोंको लोकमें बहुमूल्य माना जाता है 
और उन्हें मंजूषा (पिटारी) भादिमें सावधानीसे सुरक्षित रखा जाता है उसी 
प्रफार सम्यस्दर्शन, सम्यरशान और सम्यकचारित्र इन तीन आत्म-रत्नोंको साव- 
धानी और बड़े पुरुषार्थसे प्राप्त करने तथा प्राप्त होनेपर उन्हें सुरक्षित रखनेका 
बार-बार उपदेश दिया है। होरा आदि रतन तो मात्र शरीरको सजाते और 
सुख देते है । किन्तु सम्यग्द्शन आदि तीन रतन आत्माकों सजाते और उसे 
सुख देते हैं। इतना हो नहीं, वे उसे संसार-कारागारसे मुक्त करानेमें भी सक्षम 
हैं। आचार्य गृडपिच्छने . अपने मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थयृत्र) का आरम्भ करते हुए 
पहला सूत्र यही रचा है कि 'सम्यग्द्शन आदि तोनोंकी प्राप्ति मुक्तिका मार्ग 
(साधन) है ।" स्वामी समन्तभद्वने तो घमंकी व्याख्या करते हुए उन्हे ही धर्म कहा 
है और उनके विपरीत भिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रकों अधर्म 
बतलाया है तथा उन्हें भव-पद्धति--संसार-परम्पराका कारण निरूपित किया 


है । इसका स्पष्ट अर्थ हैं कि सम्यरदर्शन आदि तीनोंकी प्राप्ति संसार-परम्पराकी 
निरोधक तथा मुक्तिको साधिका है । 


इस दुर्लभ रत्लत्रयकी प्राष्तिपर तीर्थंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम तीथैकर 
महावीर तक और उनके उत्तरवर्ती असंख्य आचायोंने बल दिया है तथ सहस्रों 
ग्रन्थोंका निर्माण कर उसका उपदेश दिया है । 


रत्नत्रयमें सम्यरदर्शनका तो और भी अधिक महत्त्व हैं। उसका मूल्यांकन 
करते हुए यहाँ तक कहा गया है कि सम्यरदर्शनके स्नान तीन काल और तीन 





१. सम्यस्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ।--त० सू० १-१। 
२. सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मेदबरा विदुः । 

यदोयप्रत्यनोकानि भवन्ति. भवपद्धति: ॥--र० क॒० श्रा० इलो० ३ । 
है. न सम्यक्ट्वसमं किडितचत्‌ श्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । 

श्रेयोइश्रेयश्च मिश्यात्वसमं नान्यत्तनूमृताम्‌ ।--र० क० श्रा० इलो० ३४। 


अस्तावना ७ 


कोकमें अन्य कोई चीज हितकारी नहीं है और मिथ्यात्वके समान अहितकारी 
नहीं है। इसका अर्थ है कि झ्लात्माका कल्याण करन वाला यह सम्पर्दर्शन है । 
संसारका यन्‍्धन उसीसे टूठता है। इसोसे मोक्ष-मार्गमें प्रथमत उसीकी उपा- 
समा--साधघना--पभ्राप्ति की जाती है और ज्ञान तथा चारित्रकी उसके बाद । 
सम्यस्दर्शन मोक्षमार्गसे कर्णधार है । कर्णघार खबटियाकों कहते है। जिस प्रकार 
खेवटिया यात्रियोंको नावसे समुद्रके उस पार पहुँचा देता हैँ उसी प्रकार सम्यब्दर्शन 
सोक्षमार्गरूपी सावद्वारा मुमुक्षु-्यात्रियोको ससार-समुद्रके उस पार पहुँचा दता 
है । इसके अतिरिक्त सम्यग्दर्शनके होनेपर हो सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र 
सम्यक्‌ कहे जाते हैं तथा उनकी उत्पत्ति, सरक्षण, वृद्धि और फल्प्राप्ति द्वोती 
है, उसके अभावमे नहीं ।* इससे स्पष्ट है कि सम्यस्दर्शनकी प्राप्तिपर इतना बल 
क्यो दिया गया और दिया जाता है । 

वस्तुत सम्यकत्व आत्माका वह विशेष गुण है जिसके प्रकट होते ही जड़- 
चेतन, आत्मा और पुदुगल तथा स्व और परकी रुचि, श्रद्धा और विश्वास होता 
और उसके होते ही मेदज्ञान होता है। हस भदज्ञानका मूल सम्यक्त्व है । 
दर्शनमोहनीयके कारण निजको पर और परको निजकी रुचि होती है और बैसा 
ही प्रत्यय होता है और यह स्पष्ट है कि वे दोनो मिथ्या है--मिथ्यात्व और 
सिथ्याज्ञान हैं। आचाय समन्‍्तभद्रने लिखा हैँ कि मोह (दर्शनममोहनीय) एक 
तिमिर है--अन्धकार है उसके दुर होनेपर ही दर्शन (स्वको स्थ और परको पर 
देखना) होता है और तभी सम्यसज्ञान (स्वपरभेद-अत्यय) होता है। यह 
सम्यर्दर्शव जिसे हो जाता है उसकी भाँखें खुल जाती ह--चामकी नही, ज्ञानकी। 
और तब उसे मोक्ष दूर नही रहता । देर हो सकती है, अन्धर नहीं होगा । 


डॉ० प० पन्‍नालालजी साहित्याचार्यने प्रस्तुत ग्रथम उसी सम्यर्दशनपर 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है । उनकी यह सस्कृत-रचना भौलिक कृति है । 
विविध छन्‍्दोमें इसे उन्होने प्रस्तुत किया है। छन्‍्द-बैविध्यसे जहां ग्रथके 
सौन्दर्यकी वृद्धि हुई है वहाँ पाठकोंको एक धर्मग्रथम अनेक छन्दोके माध्यमप्ते 
मूल वस्तुको जाननका अवसर मिलेगा । कही-कही उन्हे लगेगा कि बे काव्यग्रथ 
पढ़ रहे हैँ, धर्ंग्रथ नही । उनका यह लगना स्वाभाविक होगा, क्योकि साहित्या- 
चार्यजी मूलत॒ काव्यकार है और इससे उनकी रचनामे काव्यत्यका प्रतिबिम्ब 


१ दर्शनं ज्ञानचारित्रात्साधिमानभुपाइ्नुते । 
दर्शन कर्णधार तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षत ।।--र० कृ० इलो? ३१ । 
२ विद्यावृत्तत्य सभूतिस्थितिवृद्धि फलछोदया । 
न सन्त्यसति सम्यक्स्वे बीजाभावे तरोरिव ॥।--र० क० इलो० ३२। 


८ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


मिलना ही चाहिए । किन्तु वे धर्मशास्त्रके भी मूद्धन्य पण्डित हैं, यह उसकी 
विशेषता है । 

हमें जहाँ तक ज्ञात है, वर्तमानमें ब्न० भूरामलजो (आचार्य श्ञानसागरजौ) 
की जयोदय, दयोदय आदि मौलिक संस्कृत-रचनाओोंके बाद साहित्याचार्यजीकी 
ही यह प्रस्तुत मौलिक संस्कृत-रचता है। विशेषता यह हैं कि यह पूर्णतया 
धर्मशास्त्र है और उपर्युक्त कृतियाँ काव्य-रचनाएँ हैं । 

जैन लेखकोने युगानुरूप ग्रन्थ लिखे हैं। प्राकृतके युगमें प्राकृतमे, संस्कृतके 
युगमें संस्कृतमें, अपश्रंशके युगमे अपभ्रंशमे और अब हिन्दीके युगमें हिन्दोमें 
लिखे जा रहे हैं । 

हमें प्रसन्‍नता है कि डॉ० परनालालजी जैन परम्परामें भी संस्कृत-माषामें 
प्रन्‍्य लिखनेकी धाराकों जीवित बनाये हुए हैं। हम उन्हें हादिक साधुवाद 
देते हैं । 


दिनांक ३१-५-१९८३, (डॉ०) दरबारीलांछ कोठिया, 
बाराणसी (उ० प्र०), सेवानिवृत्त रीडर, जैन-बोौद्ध दर्शन विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


है दयोद्गार 


सन्‌ १९२५ ई० में मैंने क्वीन्‍्स कालेज (संपूर्णानन्‍द सं० विश्वविद्यालय) की 
प्रथमा-परीक्षा पास की थी। उस समय उसके पाठ्यक्रममे श्रुत-्बोष था । श्रुत- 
बोधमें संस्कृतके प्रसिद्ध छन्दोंके लक्षण हैं। उसके आधारपर मैंने पयुषण 
पर्वके समय उत्तसक्षमादि धर्मोके विषयमें कुछ संस्कृत इलोक बनाकर पृण्य 
वर्णीजीको दिखाये । सिघईजीके मन्दिरमें वर्णीजीकी शास्त्र-्सभा होती थी । 
प्रंबचनके बाद बोले-- 


जैया, ई ने संस्कृतमे इलोक-रचना करी है, सुनो ।” सब लोगोंने शान्तभाव- 
से वे इलोक सुने । पदचात्‌ वर्णीजीने मेरी प्रशंसामे बहुत कुछ कहा । उत्साह बढ़ 
गया और संस्कृत-कविताका प्रारम्भ हो गया । सन्‌ १९३६ में आचार्य-परीक्षा 
पास करनेके बाद भाव हुआ कि कोई प्रबन्ध-काव्य रचना बाहिए। भावनाके 
अनुसार 'ऋजुकाव्य” नामक प्रबन्धकाव्य रचना प्रारम्भ किया। परल्तु राजाके 
वर्णनके बाद जब रानीके वर्णनका प्रसद्भ आया, तब चित्त हुट गया । और मनमें 
निश्चय किया कि काव्य-निर्माण करनेकी शक्ति यदि प्रकट हुई है तो जिनेन्द्र- 
देवकी पुजा, स्तुति तथा धर्मशास्त्रकों रचना की जाय । 


निश्चयानुसार सामायिकपा5",  त्रैलोक्यतिलकब्रतोद्यापन', अशोकर- 
रोहिणोब्रतोद्यापन, रविव्रतोद्यापन, अक्षत्रचूडालंकार तथा प्रकीर्णक स्तोत्र आदि 
की रचनाएँ हो जानेके बाद रत्नत्रयी” ग्रन्थकी रचनाका विचार किया । संकल्प 
था कि इसमे सम्यरदर्शन, सम्मस्ज्ान और सम्यक्‍चारित्र (मुनिधर्म-भ्रावकर्षर्भ) 
का विस्तृत दर्णन करूं । संकल्पानुसार सम्यग्दर्शनका वर्णन पूर्ण होनेपर गति रुक 
गई । गृहस्थीका जाल धीरे-धीरे बढ़ता. गया भौर उसके संचालनार्थ काव्य- 
रचनाका समय ट्यूशनोंमें छय गया। प्रीष्मावकाशके दो माह विविध प्रन्थोंके 
अनुवाद तथा संस्कृत-टीकाके निर्माणमें व्यतीत होने लगे ! 





१, वर्णी-ग्रन्थमालासे प्रकाशित २-३, सूरससे प्रकाशित, 
४. महावी रजीसे प्रकाशित ५. गद्य चिन्‍्तामणिके परिशिष्टमें 
भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित । 


१० सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


'रत्लत्रयी' का प्रथम भाग बहुत पहले तैयार हो चुका था। परन्तु अपने प्रन्‍्थ- 
को प्रकाशित करानेके लिए किसी महानुभावसे याचना करते हुए संकोच होता 
रहा, जब कि दूसरोंके पचासों ग्रन्थ हमारे द्वारा संपादित और अनूदित होकर 
विविध संस्थाओंसे प्रकाशित हुए। एक दिन श्रीमात्‌ डॉ० दरबारीलालजी 
कोठियासे रत्लत्रयीके प्रकाशनकी बात आयी । मैंने कहा कि 'यह रचना मेरे 
प्राणान्त होनेके पश्चात्‌ रदीमें समाप्त हो जायगी, क्योकि पृत्रोंमे किसीने यह 
विद्या पढ़ी नहीं | कोठियाजी बोले--मैं इसे वीर-सेवा-मन्दिर-द्रस्टसे प्रकाशित 
करा दूँगा। सम्यरक्षानका वर्णन करने वाला द्वितीय भाग और सम्यक्चारित्रका 
वर्णन करने वाला तृतीय भाग अब इस वुद्धावस्थामे तैयार हो सकेगा या नही, 
इसका निदचय नहीं । अतः प्रथम भागका नाम बदलकर इसे 'सम्यकत्व-चिन्ता- 
मणि! नामसे प्रकाशित किय। जा रहा हैं। 

इसके दश मयखोंमे सम्यस्दर्शनकी प्राग्भूमि, सम्यक्त्वकी उत्पत्ति भौर 
सम्यवस्वके विषयभूत सात तत्त्वोंका विवेचनाके साथ वर्णन किया है । संवरतत्त्व- 
के वर्णनके अन्तर्गत दश घर्मोका वर्णन 'धर्मकुसुमोद्यान' नामसे जिनवाणी प्रेस, 
कलकत्ता द्वारा बहुत पहले प्रकाशित हो चुका है। ग्रन्थके अन्दर अनुष्टुप्‌ छन्‍्दके 
अतिरिक्त विविध छन्दोंका उपयोग किया गया है। वर्गनीय विषयोंका आधार 
गोम्मटसार जोवकाण्ड, कर्मकाण्ड, तत्त्वार्थवातिक, पञचाध्यायी तथा तत्त्वाथंसार 
आदि हैं। विषय सब इन ग्रन्थोंका और काव्य-रचना मेरी है । 


सम्यर्दर्शनपर विशिष्ट प्रकाश डालने वाला एक लेख “वी र-सेवा-मन्दिर- 
ट्रस्टसे प्रकाशित और मेरे द्वारा संपादित रत्नकरण्डकश्नावकाचा रकी प्रस्तावना 
में लिखा था। वह लेख 'सम्यक्त्वचिन्तामणि” के अनुरूप जान पड़ा, अतः उसे 
प्रारम्भमें दिया जा रहा है । 

प्रन्थकी प्रस्तावना श्रीमान्‌ डा० दरबारीलालजी कोठिया द्वारा लिखी गई, 
जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कोठियाजीकी उदारताके विषयमें क्या 
छिखूं ? उन्होंने ग्रन्थके प्रकाशन तथा प्रूफ आादिके देखनेमे बड़ा श्रम किया है। 
सहयोगी विद्वान्‌ पं० बाबूलाल जी फागुत्ग्ल मालिक महावोर-प्रेसने बड़ी तत्परता- 
से प्रन्थका सुन्दर मुद्रण किया है, अतः उनका भी आभारी हूँ । 


मेरे धर्मशास्त्रके विद्यागुरु सागर विद्यालयके प्राचार्य स्वर्गीय स्याद्वाद- 
वाचस्पति पं० दयाचन्द्रजी न्‍्यायतीर्थ भौर स्याद्वाद महाविद्यालयके प्राचार्य 
पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री हैं। इन महानुभावोंके उपकारका स्मरण कर श्रद्धासे 
मस्तक मवनत हो जाता है और नेत्र सजल हो जाते है । इनके प्रति 
मेरे ध्रद्धासुमत अपित है। पूज्य क्षुल्लक गरणेशप्रसादजो वर्णीके विषयमें 


हैदयोद्गार ११ 


लिक्ष ही क्या सकता हूँ, जिन्होंने आरम्मसे लेकर जीवन पर्यन्त मार्यदर्शन किया 
है । उनकी कृपासे हो सागर विद्यालयमें अध्ययनके लिए प्रविष्ट हुआ और 
अध्ययनके बाद ५२ वर्षोंसे अनवरत अध्यापन करा रहा हूँ । 
अस्तमें सावधानी बरतनेपर भी संसकृत-रचना तथा अनुवादमें श्रुटियोंका 
रह जाना संभव है, अतः छपने पर जो अछुद्धियाँ दृष्टिमें आई हैं उनका शुद्धि- 
पत्र परिशिष्टमें दे दिया है । शेषफेलिए विद्वज्जनोंसे क्षमाप्रार्थी हैँ । 
विदुषां वशंवदः 
पन्‍नालाल जेन 


सम्यग्द्शन 


सोक्षमार्ग 

यद्यपि जीव टद्धोरकीर्ण ज्ञायक स्वभाववाला है तथापि अनादिकालसे कर्म- 
संयुक्त दश्शामे रागी-द्वं षी होता हुआ स्वभावसे च्युत हो रहा हैं तथा स्वभावसे 
च्युत होनेके कारण हो चतुर्ग तिरूप संमारमें भ्रमण कर रहा हैं। इस जीवका 
अनन्त काल ऐसी पर्यायमे व्यतीत हुआ है जहाँ इसे एक श्वासके भीतर अठारह 
बार जन्म-मरण करना पड़ा है। अन्तमुंहतंके भीतर इसे छबासठ हजार तीनसौ 
छत्तीस क्षुद्रभव धारण करना पड़े है। इन क्षुद्रभवोंके भीतर एकेन्द्रियसे लेकर 
पड्चेन्द्रियों तककी पर्याय इसने धारण की हैं। जिस प्रकार आतिशबाजीकी 
चकरीके घूमनेमे कारण, उसके भीतर भरी हुई बारूद है उसी प्रकार जीवके 
चतुर्गतिमे घुमनेका कारण, उसके भीतर विद्यमान रामादिक विकारी भाव है । 
संसार दुःखमय है, इस दु खसे छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो जाही । जीव और कर्मरूप पुदुगलका पृथक्‌-पृथक्‌ हो 
जाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष-प्राप्तिके उपायोंका वर्णन करते हुए आचायोंने 
सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकताका वर्णन किया है। जब तक 
ये तीनों प्रकट नहीं हो जाते तब तक मोक्षकी प्राप्ति संभव नहीं है। 
सम्यरदर्शनादिक आत्माके स्वभाव होनेसे धर्म कहलाते है और इसके विपरीत 
मिथ्यादर्शन, भिध्याज्ञान ओर सिथ्याचारित्र अधर्म कहलाते हैं। अधर्मसे संसार 
ओर धर्मसे मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मोक्षके अभिलाषी जीवोंकों सम्यर्दर्शन, 
सम्यशश्ञानत ओर सम्यक्चारित्ररूप धर्मका आश्रय लेना चाहिये। यहाँ तीनोंके 
स्वरूपपर प्रकाश डाला जाता है । 


झसुयोगोंके अनुसार सम्यग्दर्गंनके विविध लक्षण 

जैनागम भ्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके भेदसे 
चार प्रकारका हैं । इन अनुयोगोंमे विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे सम्यर्दर्दनके स्वरूपको 
चर्चा की गई है । प्रथमानुयोग भऔर चरणानुयोगमे सम्यग्दर्शनका स्वरूप प्रायः 
इस प्रकार बताया गया है कि' परमार्थ देव-शास्त्र-गुरुका तीन मूढ़ताओं और 
१. श्रद्धानं परमार्थातामाष्तागमतपोभताम्‌ । 

तिमूढापोदमष्टाज़ सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌ ॥--र० श्रा० ४ । 

अत्तागमतज्चाणं सहृह्ण सुणिम्मलं होइ । 

संकाइदोसरहियं त॑ सम्मत्त मुणेयत्वं ॥६॥--वसुनन्दि० ८ । 





सम्यग्दर्शन १३ 


श्राठ मदोंसे रहित तथा आठ अद्भोंसे सहित श्रद्धान करना सम्यग्दशंन है । वीत- 
राग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी व्यक्ति देव कहलाता हैं। जैनागममें अरहन्त और 
सिद्धपरमेष्ठीकी देवसंज्ञा है । बीतराग सर्वज्ञदेवकी दिव्यध्वनिसे अवतीर्ण तथा 
गणघरादिक आचार्योके द्वारा गुम्फित आगम शास्त्र कहलाता है और विषयोंकी 
आशासे रहित निग्नन्थ-निष्परिग्रह एवं ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन साधु गुर 
कहलाते हैं । हमारा प्रयोजन मोक्ष है, उसकी प्राप्ति इन्ही देव, शास्त्र, गुरुके 
आश्रयसे हो सकती है। अतः इनकी दृढ़ प्रतीति करना सम्यरदर्शन हैं । भय, 
आशा, स्नेह या लोभके वशीभृत होकर कभी भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओंकी 
प्रतीति नहीं करना चाहिए । 

द्रव्यानुयोगमें प्रमुखतासे द्रव्य, गुण, पर्याय अथवा जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, 
संवर और मोक्ष इन सात तत्त्वों एवं पुण्य और पाप सहित नौ पदार्थोंकी चर्चा आती 
है। अतः द्रव्यानुयोगमें सम्यर्दर्दानका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धालको' बताया गया है । तत्त्व- 
रूप अर्थ, अथवा तत्त्व--अपने अपने वास्तविक स्वरूपसे सहित जीव, अजीवादि 
पदार्थोंका श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन है। अथवा परमार्थ” रूपसे जाने हुए जीव, 
अजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ पदार्थ सम्यग्‌- 
दर्शन है । यहाँ विषय और विषयीमें अमेद मानकर जोवादि पदार्थोंको ही 
सम्यग्दर्शन कहा गया है । अर्थात्‌ इन नौ पदार्थोका परमार्थरूपसे श्रद्धान करना 
सम्यस्दर्शन है। इसी द्रव्यानु योगमे स्वपरके श्रद्धातनकों भी सम्यर्दर्शन कहा गया 
है, क्योंकि आस्रवादिक तत्त्व स्व--जीव और पर--कर्मरूप अजीवके संयोगसे 
होनेवाले पर्यायात्मक तत्त्व हैं अतः स्वपरमें ही गर्भित हो जाते हैं। अथवा इसी 
द्रब्यानुयोगके अन्तर्गत अध्यात्मग्रन्धोंमें परद्रव्योंसे भिन्‍न आत्म द्रव्यकी प्रतीति- 
को सम्यरदर्शन कहा है, क्‍योंकि प्रयोजनभूत तत्त्व तो स्वकीय आत्मद्रव्य ही है । 
स्वका निश्चय होनेसे पर वह स्वतः छूट जाता है। 

मूलमें तस्व दो हैं --जीव और अजीव । चेतनालक्षणवाला जीव है और 
उससे भिन्‍न अजीव है। अजीव पुदुगल, धर्म, अधर्ं, आकाश और कालके भेदसे 
पाँच प्रकारका है । परन्तु यहाँ उन सबसे प्रयोजन नहीं है । यहाँ तो जीवके साथ 
संयोगको प्राप्त हुए नोकमं, द्र॒व्यकर्म और भावकर्मरूप अजीवसे प्रयोजन है । 
चबैतन्यस्वमाववाले जीवके साथ अनादि कालसे ये नोकर्म--शरीर, द्रव्यकर्म-- 





१. तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्पस्दर्शनम्‌' ।--त० सू० १-२ । 

२. भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पावं थे । 
अआसवश्ंवरणिज्जरबंधो मोक्‍्खों य सम्मत्त ।०--स० सा० १३। 

है, दर्शंनमात्मविनिश्चिति:--पुरुषाथं० । 


१्ड सम्यक्त्वचिन्तामणि: 


ज्ञानावरणादिक और भावकर्म--रागादिक लग रहे है । ये किस कारणसे छग 
रहे हैं, जब इसका विचार आता है तब आल्रवतत्त्व उपस्थित होता है । भालवके 
बाद जीव और अजीवकी क्‍या दशा होती है, यह बतानेके लिए बन्धतत्त्व आता 
है । क्षास्रवका विरोधी भावसंवर है, बन्धका विरोधी भावनिर्जरा है तथा जब 
सब नोकर्म, द्रव्य कर्म और भावकर्म जीवसे सदाके लिए सर्वथा विमुक्त हो 
जाते हैं तब मोक्षतत्त्व होता है । पुष्य और पाप आख्रवके अन्तर्गत हैं। इस 
तरह आत्मकल्याणके लिए उपयुक्त सात तत्त्व अथवा नौ पदार्थ प्रयोजनभूत 
हैं। इनका वास्तविक रूपसे निर्णय कर प्रतोति करना सम्यरदर्शन है! ऐसा न 
हो कि आस्रव और बन्धके कारणोंको संवर और निर्जराका कारण समझ लिया 
जाय अथवा जीवकी राग्रादिकपूर्ण अवस्थाको जीवतत्त्व समझ लिया जाय या 
जीवकी वैभाविक परिणति (रामादिक) को सर्वथा अजीव समझ लिया जाय, 
क्योंकि ऐसा समझनेसे वस्तुतरंवका सही निर्णय नही हो पाता औौर सही 
निर्णयके अभावमें यह भात्मा मोक्षको प्राप्त नहीं हो पाता | जिन भावोंकों यह 
जीव मोक्षका कारण मानकर करता है वे भाव पृण्यास्रवके कारण होकर इस 
जीवको देवादिगतियोंमे सामगरों पर्यन्तके लिए रोक लेते हैं । सात तत्त्वोंमें जीव 
और अजीवका जो संयोग है वह ससार है तथा आज्रव और बन्ध उसके कारण 
हैं। जीव और अजीवका जो वियोग-पृथग्‌भाव है वह मोक्ष हैं तथा संवर 
ओर निजंरा उसके कारण हैं। जिस प्रकार रोगी मनुष्यको रोग, इसके कारण, 
रोगमुक्ति और उसके कारण चारोंका जानना आवश्यक है उसी प्रकार इस 
जीवको संसार, इसके कारण, उससे मुक्ति और उसके कारण--चारोंका जानना 
मावध्यक है । 

करणानुयोगमें मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति और अनन्तानु- 
बन्धो क्रोध-मान-माया-लोभ इन सात प्रकृतियोंके उपक्षम, क्षयोपक्षम अथवा 
क्षससे होनेवाली श्रद्धागुणकी स्वाभाविक परिणतिको सम्यग्दर्शन कहा हैं। 
करणानुयोगके इस सम्यस्दर्शनके होनेपर चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और द्रव्यानु- 
योगमें प्रतिपादित सम्यस्दर्शन नियमसे हो जाता है। परन्तु शेष अनुयोगोंके 
सम्यग्दर्शन होनेपर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन होता भी है और नहीं 
भो होता है। मिथ्यात्वप्रकृतिके अवान्तर भेद असख्यात लोक प्रमाण होते हैं । 
एक मिश्यात्वप्रकृतिके उदयमे सातवें नरकको आयुका बन्ध होता है और एक 
मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें नौवें ग्रेवेयक्की आयुका बन्ध होता है । एक मिथ्यात्व- 
प्रकृतिके उदयमें इस जीवके मुनिहत्याका भाव होता है और एक मिथ्यात्वप्रकृति- 
के उदयमें स्वयं मुनिव्रत धारण कर अट्टाईस मूलगुणोंका निर्दोष पालन करता 
है। एक मिथ्यात्वके उदयमें कृष्ण लेश्या होतो है और एक मिथ्यात्वके उदयमें 


सम्यग्दर्शन श्ध्‌ 


घुक्सलेश्या होती है। जिस समय मिथ्यास्वप्रकृतिका मन्द, मच्दतर उदय चलता 
है उस समय इस जीवके करणानुयोग और द्रव्यानुयोगके अनुसार सम्यस्दर्शन 
हो गया है, ऐसा जान पड़ता है परन्तु करणानुयोगके अनुसार वह मिथ्यादृष्टि 
ही रहता हैं। एक भो प्रकृतिका उसके संवर नहीं होता हे । बन्ध और मोक्षके 
प्रकरणमें करणानुयोगका सस्यग्दर्शन ही अपेक्षित रहता है, अन्य अनुयोगोंका 
नहीं । यद्यपि करणानुथोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शनकी महिमा सर्वोपरि है तथापि 
उसे पुरुषाथंपूर्वक-- बुद्धिपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता । इस जीवका पुरु- 
पार्थ चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगमें प्रतिपादित सम्यस्दर्शनको प्राप्त करनेके 
लिये ही अग्रसर होता है ! अर्थात्‌ यह बु द्धिपूर्वक परमार्थ देव-शास्त्र-गुरुकी शरण 
लेता है, उनकी श्रद्धा करता है और आगमका अभ्यास कर तस्तवोंका निर्णय 
करता है । इन सबके होते हुए अनुकूलता होनेपर करणानुयोग प्रतिपादित 
सम्यग्दर्शन स्वतः प्राप्त हो जाता है और उसके प्राप्त होते ही यह संबर और 
निर्जराको प्राप्त कर लेता है । 
सम्पश्वर्शनके विविध लक्षणोंका समस्वय--- 

उपयु कत विवेचनसे सम्यग्दर्शनके निम्नलिजित पाँच लक्षण सामने आते हैं-- 

(१) परमार्थ देव-शास्त्र-गुरुकी प्रतीति 

(२) तस्तवाथंश्रद्धान । 

(३) स्वप्रका श्रद्धान । 

(४) आत्माका श्रद्धान । 

(५) सप्त प्रकतियोंके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे प्राप्त श्रद्धागुणको 

निर्मल परिणति । 

हन लक्षणोंमें पाँचवां लक्षण साध्य है और शेष चार उसके साधन हैं। जहाँ 
इन्हें सम्यरदर्शन कहा है वहाँ कारणमें कार्यक्रा उपचार समझना चाहिये । जैसे 
अरहंत देव, तत्प्रणीत शास्त्र और निर्ग्नन्‍्थ गुरुकी श्रद्धा होनेसे व कुदेव, कुशास्त्र 
और कुगुरुकी श्रद्धा दुर होनेसे गृहीत मिथ्यात्वका अभाव होता है, इस अपेक्षासे 
हो इसे सम्परदर्शन कहा है, सर्वथा सम्यस्दशनका वह लक्षण नहीं है क्योंकि 
द्रव्यलिपी मुनि आदि व्यवहारघर्मके धारक मिथ्यादृष्टि जीवोंके भो अरहंतादिक- 
का श्रद्धान होता है। अथवा जिस प्रकार अणुन्नत, महाब्रत धारण करनेपर देश- 
लारित्र, सकलरूचारित्र होता भी है और नही भी होता है । परन्तु भणुद्रत भोर 
महात्रत धारण किये बिना देशचारित्र, सकरूचारित्र कदाचित्‌ नहीं होता है, इस- 
लिये अगशुश्नत, महाव्रतकों अन्ययरूप कारण जान कर कारणमें कार्यका उपचारकर 
इन्हें देशवारित्, सकलचारिन्र कहा है । इसी प्रकार अरहंतदेवादिकका श्रद्धा 
होनेपर सम्यस्दशन होता भी है भौर नहीं भी होता है परन्तु अरहंतादिककी 


श्द् सम्वस्वचिन्तामणि: 


श्रद्धाके बिना सम्यग्दर्शन कदापि नहों होता । इसलिये अन्वयव्याप्तिके अनुसार 
कारणमें कार्यका उपचार कर इसे सम्यग्दर्शन कहा है। 


यही पद्धति तत्त्वार्थश्रद्धानह्प लक्षणमें भी संघटित करना चाहिये, क्योंकि 
दरव्यलिंगी अपने क्षयोपशमके अनुसार तत्त्वार्थका ज्ञान प्राप्तककर उसको श्रद्धा 
करता है, बुद्धिपूर्वक अश्रद्धाको किसी बातकों आश्रय नहीं देता; तत्त्वाथंका ऐसा 
विशद व्याख्यान करता है कि उसे सुनकर अन्य मिथ्यादृष्टि सम्यब्दृष्टि हो जाते 
हैं, परन्तु परमार्थसे वह स्वयं मिथ्यादृष्टि ही रहता हैं। उसकी क्षद्धा्में कहाँ 
चूक रहती है, यह प्रत्यक्षज्ञानी जानते हैं । इतना होने पर भी यह निश्चित है 
कि करणानुयोगप्रतिपादित सम्पर्दर्शनकी प्राप्ति तत्त्वार्थ-श्रद्धानपूर्वक्क होगी । 
अतः कारणमे कार्यका उपचार कर इसे सम्यन्दर्शन कहा है । 


37 


स्थुलरूपसे “शरीर भिन्‍न है, आत्मा भिन्‍त है” ऐसा स्वपरका भेदविज्ञान 
दरब्यलिंगी मुतिको भी होता है। द्रव्यलिंगी मुनि, घानोमें पेल दिये जानेपर भी 
संक्लेश नहीं करता और शुक्ललेद्याके प्रभावसे नौवें ग्रेवेयक तकमें उत्पन्न 
होनेकी योग्यता रखता है फिर भी वह मिथ्यादृष्टि रहता है । उसके स्वपरभेद- 
विज्ञानमें जो सूक्ष्म चुक रहती है उसे जनसाधारण नही जान सकता । बह चूक 
प्रत्यक्ष ज्ञाकका ही विषय है । इस स्थितिमें यह कहा जा सकता है कि करणानु- 
योग प्रतिपादित सम्यग्द्शन इससे भिन्‍न हैं परन्तु उसकी प्राप्तिमें स्वपरका 
भेदविज्ञान कारण पड़ता है । अतः कारणमें कार्यका उपचार कर उसे सम्यग्दशशन 
कहा हैं । 
कषायकी मन्दतासे उपयोगकी चञज्चलता दूर होने लगतो है, उस स्थितिमें 
द्रव्यलिगी मुनिका उपयोग भी परपदाथसे हट कर स्वमें स्थिर होने लगता है । 
स्वद्रव्य--आत्मद्रव्यकी वह बड़ी सूक्ष्म चर्चा करता है । आत्तमाके ज्ञाता-द्रष्टा 
स्वभावयका ऐसा भावविभोर होकर वर्णन करता है कि अन्य सिध्यादृष्टि जीवोंको 
भी आत्मानुभव होने लगता है परन्तु वह स्वयं भिध्यादृष्टि रहता है । इस 
स्थितिमें इस आत्मश्रद्धातकों करणानुयोग प्रतिपादित सम्यर्दर्शनका साधन माल 
कर सम्यरदर्शन कहा गया है । 


इन सब लद्षाणोंमें जो सूक्ष्म चूक रहती है उसे छलद्मस्थ जान नहीं सकता, 
इसलिये व्यवहारसे इन सबको सम्यन्दर्शन कहा जाता है । इनके होते हुए सम्ब- 
पर्थका घात करनेवाली सात प्रकृतियोंका उपशमादिक होकर करणानुयोगप्रति- 
पादित सम्यर्दर्शन प्रकट होता है। देव-श्षास्त्र-गुरुकी प्रतीति, तत्त्वाथश्रद्धान, 
स्थपरश्रद्धान और जात्मश्रद्धान ये चारों लक्षण एक-दूसरेके बाधक नहीं हैं क्योंकि 
एकके होनेपर दूसरे लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं । पात्रकी योग्यता देखकर 


: सम्बग्दशन शक 
आधायाँने विभिन्‍न शैलियोंसे वर्णन मात्र किया है । जैसे आचरणप्रधान शैलीकोः 
मुश्यता देनेकी अपेक्षा देव-शास्त्र-युरकी प्रतोतिको, ज्ञानप्रधान हैलीको मुख्यता 
देनेकी अपेक्षा तत्त्वार्थश्रद्धानों और कषायजनित विकल्पोंकी मन्द-मन्दतर 
अवस्थाको भुख्यता देनेकी अपेक्षा स्वपरश्रद्ान तथा आत्मश्रद्धानको सम्यर्दर्शन 
कहा है । अपनी योग्यताके अनुसार चारों दोलियोंको अपनाया जा सकता है । 
इन चारों दोलियोंमें भी यदि मुश्यता और अमुख्यताकी अपेक्षा चर्चा की जावे 
तो तत्त्वार्थश्रद्धासरूप ज्ञानप्रधान शैलो मुख्य जान पड़तो है क्योंकि उसके होने 


पर हो शेष तीन शैलियोंको बल मिलता है । 
सम्यग्वर्शन किसे प्राप्त होता है ? 


मिथ्यादृष्ठि दो प्रकारके हैं--एक अनादि मिथ्यादुष्टि और दूसरे सादि 
मिथ्यादृष्टि । जिसे आज तक कभी सम्यरदर्शन श्राप्त नहीं हुआ है वह अनादि 
मिथ्यादृष्टि है और जिसे सम्यरदर्शन प्राप्त होकर छूट गया है वह सादि मिथ्या- 
दृष्टि जीव है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके मोहनीयकमंकी छब्बीस प्रक्कृतियोंकी 
सत्ता रहतो है क्योंकि दर्शनमोहनी यकी मिथ्यात्व, सम्यक्‌मिथ्यात्व और सम्यक्त्व- 
प्रकृति इन तोन प्रकृतियोंमेंसे एक मिथ्यात्वप्रकृतिका ही बन्ध होता है, शेष 
दोका नहीं । प्रथमोपशम सम्थग्दर्शन होने पर उसके प्रभावसे यह जीव मिथ्यात्व- 
प्रकृतिके मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिके भेदसे तीन खण्ड 
करता हैं। इस तरह सादि मिथ्यादृष्टि जीवके ही सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
प्रकृतिकी सत्ता हो सकती है। सादि मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मोहनीयकर्मकी सत्ताके 
तीन विकल्प बनते हँँ--एक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला, दूसरा सत्ताईस 
प्रकृतियों की सत्तावाला और तीसरा छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला । जिस 
जीवके दर्शनमोहको तोनों प्रकृतियाँ विद्यमान हैं वह अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला है। जिस जीवने सम्यकत्वप्रकृतिकी उद्वेलना कर ली है वह सत्ताईस 
प्रकृतियोंकी सत्ता वाला है और जिसने सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृतिकी भी उद्देलना कर 
ली हैँ वह छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला है । 

सम्यग्दर्शनके औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इस प्रकार तीन भेद 
हैं। यहां सबंप्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिकी भपेक्षा विचार करते हैं, 
क्योंकि अनादि मिध्यादुष्टिको सर्वप्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन ही प्राप्त होता 
है । औपदामिक सम्यरदर्दान भी प्रथमोपशम और द्वितीपोपशमके भेदसे दो प्रकार- 
का है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनकी चर्चा है। द्वितीयोपशमकी चर्चा आगे 
की जायगी । 

इतना निद्चित हैं कि सम्यरदर्शन संज्ञी, पड्चेन्द्रिय, पर्याप्तक, भव्य जीवको, 
ही होता है अश्मको नहीं। भम्योंमें भी उसीको होता है जिसका संसारक्रमणका 

रे 


ध््द सम्यक्त्वनचिन्तामणि: 


कार अर्धपृद्गल परावर्तनके कालसे अधिक बाकी नहों है। लेश्याओंके विषयमें 
बह नियम है कि मनुष्य और तिर्यडचोंके तीन शुभ लेश्याओंमेंसे कोई लेब्या हो 
और देव तथा नारकियोंके जहां जो लेब्या बतलाई है उसीमें औपशमिक सम्यभ्र- 
दर्शन हो सकता है। सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके लिये गोत्रका प्रतिबन्ध नहीं है 
अर्थात्‌ जहाँ उच्च-नीच गोत्रोंमेंसे जो भी संभव हो उसी गोत्रमें सम्यर्दर्शन हो 
सकता है| कर्मस्थितिके विषयमें चर्चा यह है कि जिसके बध्यमान कर्मोंकी स्थिति 
अन्त:कौड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हो तथा ससामे स्थित कर्मोंकी स्थिति संख्यात 
हजार सागर कम अन्‍्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह गई हो वही सम्यर्दर्शन 
प्राप्त कर सकता है, इससे अधिक स्थितिबन्ध पड़नेपर सम्यम्दर्शन प्राप्त नहीं ही 
सकता । इसी प्रकार जिसके अप्रशस्त-प्रकृतियोंका अनुभाग द्विस्थानगत और 
प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग चतुःस्थानगत होता है वही भौपशमिक सम्यरदर्शन 
प्राप्त कर सकता है। यहां इतनी विशेषता और भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
जिस सादि मिथ्यादृष्टिके आहारकशरीर और भाहारकशरीराज़रोपाजुकी सत्ता 
होती है उसे प्रथमोपशम सम्यरदर्शन नहीं होता । अनादि मिथ्यादृष्टिके इनकी 
सत्ता होती ही नही है । इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यरदर्शनसे च्युत हुआ जीव 
दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक्त्वको तबतक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह 
बेदक कालमें रहता है। वेदक कालके भीतर यदि उसे सम्यर्दर्शन प्राप्त करनेका 
अवसर आता है तो वह वेदक--क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन ही प्राप्त करता है । 
वेदककालके विषयमें यह कहा गया है कि सम्यर्दर्शनसे च्युत हुआ जो मिथ्यादृष्टि 
जीव, एकेन्द्रिय पर्यायमें भ्रमण करता है वह संज्ञी प्चेन्द्रिय होकर प्रथमोपशम 
सम्यरदर्शनकों तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सम्यक्त्व तथा सम्यड्मिथ्यात्व 
इन दो भ्रकृतियोंकी स्थिति एक सागरसे कम दोष रह जावे । यदि इससे अधिक 
स्थिति शेष है तो नियमसे उसे वेदक--क्षायोपशमिकसम्यरदर्शन ही हो सकता 
है | यदि सम्यग्दर्शनसे च्युत हुआ जीव विकलत्रयमें परिभ्रमण करता है तो उसके 
सम्यक्त्व और सम्यडमिध्यात्वप्रकृतिकी स्थिति पृथक्त्वसागरप्रमाण शेष रहनेतक 
उसका वेदककाल कहलाता है। इस कालमें यदि उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका भव- 
सर आता है तो नियमसे वेदक-क्षायोपशमिक सम्यब्दर्शनको ही प्राप्त होता है । 
हाँ, सम्यक्त्वप्रकुतकी अथवा सम्यकत्वप्रकृत और सम्यडूमिथ्यात्वप्रकृति 
दोनोंकी उद्व लगा हो गई है तो ऐसा जीव पुनः सम्यन्दर्शन प्राप्त करमेका अवसर 
आने पर प्रथमोपशम सम्यकत्वको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि अनादिमिध्या- 
दृष्टि जीवके सर्वप्रथम प्रथमोपष्षम सम्यग्दर्शन हो होता है और सादिमिध्या- 
दृष्टियोंमें २६ या २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके दूसरी बार भो प्रथमोपशम 
सम्यग्दर्शन होता है किन्तु २८ प्रकृतिकी सत्तावाले ज़ीबके वेदक कालके भीतर 


सम्ग्ग्दशंत श्र 


दूसरी बार सम्यग्दर्शन हो तो बेदक--क्षायोपशमिक ही होता है। हाँ, वेदक 
कालके निकल जानेपर प्रथमोपशम सम्यग्दर्गन होता है । 


इस प्रकार सम्यस्दर्शन प्राप्त करतेकी योस्यता रखने वाला संज्ञी पञ्चेन्द्रिव 
पर्याप्वक, विशुद्धियक्त, जागृत, साकार उपयोगयुक्त, चारों गति वाला भव्य जोब 
जब सम्यरदर्शन घारण करनेके सम्मुख होता है तब क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्य और करण इन पांच लब्धियोंको प्राप्त होता है ।" इनमें करण लब्धिको 
छोड़कर शेष चार लूब्धियां सामान्य हैं अर्थात्‌ भव्य और अभव्य दोनोंको प्राप्त 
होती हैं परन्तु करण लब्धि भव्य जोवको ही प्राप्त होतो है । उसके प्राप्त होने- 
पर सम्यरदर्शन नियमसे प्रकट होता है। उपयुक्त लब्धियोंका स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

(१) क्रायोपद्ञनिक लड्धि--पूर्व संचित कर्ंपठलके अनुभागस्पर्धकोंका 
विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणित हीन होते हुए उदोरणाको प्राप्त होना 
क्षायोपशमिक लब्धि है। दस लब्धघिके द्वारा जीवके परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल 
होते जाते हैं । 

(२) विशुद्धि लब्धि--साता वेदनीय आदि प्रष्ठस्त प्रकृतियोंके बन्धमें कारण- 
भृत परिणामोंकी प्राप्तिको विशुद्धि लब्धि कहते हैं । 

(३) देशना लब्षि--छहों द्रव्य और नौ पदार्थोके उपदेशको देशना कहते 
हैं । उक्त देशनाके दाता आचाय आदिकी लब्धिको और उपदिष्ट अर्थके ग्रहण, 
घारण तथा विचारणाकी शक्तिकी प्राप्तिको देशना लब्धि कहते हैं । 


(४) प्रायोग्य लब्धि--आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोकी स्थितिको अन्तः- 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कर देना और अशुभकर्मोमेंसे घातिया कर्मोंके अनुभागकों 
लता और दाह इन दो स्थानगत तथा अधातिया कर्मोंके अनुभागको नीम और 
कांजी इन दो स्थान गत कर देना प्रायोग्य लब्धि है । 

(५) करण लब्धि--करण भावोंको कहते हैँ । सम्यर्दर्शन प्राप्त कराने वाले 
करणों--भावोंकी प्राप्तिको करण लब्धि कहते हैं । इसके तीन भेद हैं--अथाप्रवुत्त- 
करण अथवा अध:करण, अपूर्यकरण और अनिवुत्तिकरण । जो करण--परिणाम 
इसके पूर्व प्राप्त न हुए हों उन्हें अथाप्रवृत्तकतरण कहते हैँ । इसका दूसरा सार्थक 





९. चदुगदिभव्यों सण्णी पज्जचो सुज्ञगो य सागारो । 
जागारो सल्लेल्सो सलद्विगो प्म्ममुपपमई॥--जी० का० ६५१ । 
खटउवसमियविसोहि द्वेसणवाउग्गकरणलद्धी य । 
भत्तारि वि सामप्णा करध॑ पूष्न होदि सम्मते ॥-जी० का० ६५९ । 


३० सम्यक्त्वचिन्तामणिः 


नाम अधःकरण है। जिसमें आगामी समयमें रहने वाले जीवोंके परिण।म पिछले 
समयवर्ती जीवोंके परिणामोसे मिलते जुलते हों उसे अध:प्रवुत्तकरण कहते हैं । 
इसमें समसमयवर्ती तथा विषमसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान और असमान- 
दोनों प्रकारके होते हैं। जैसे पहले समयमें रहने वाले जीवोंके परिणाम एकसे 
लेकर दस नम्वर तकके हैं और दूसरे समयमे रहने वाले जीवोंके परिणाम छहसे 
लेकर पन्द्रह तम्बर तकके हैं। पहले समयमे रहने वाले जीवके छहसे लेकर दश 
नम्बर तकके परिणाम विभिन्‍न समयवर्ती होने पर भी परस्पर मिलते-जुलते हैं । 
हसी प्रकार प्रथम समयवर्ती अनेक जीवोंके एकसे लेकर दस तकके परिणामोंसे 
समान परिणाम हो सकते हैं. अर्थात्‌ किन्‍्हीं दो जीवोंके चौथे नम्बरका परिणाम 
है और किन्‍्ही दो जीवोंके पाँच नम्बरका परिणाम है । यह परिणामोंकी समानता 
और असमानता नाना जीवोंकी अपेक्षा घटित होती हैं। इस करणका काल 
अन्‍्तमुंहर्त है और उसमें उत्तरोत्तर समान वृद्धिकों लिए हुए असंख्यात लोक 
प्रमाण परिणाम होते हैं । 

जिसमें प्रत्येक समय अपूर्व अपूर्व--नये नये परिणाम होते हैँ उसे अपूवंकरण 
कहते हैं! जैसे पहले समयमें रहने वाले जीवोंके यदि एकसे लेकर दस नम्बर 
तकके परिणाम हैं तो दूसरे समयमे रहने वाले जीवके ग्धारहसे बीस नम्बर तकके 
परिणाम होते हैं। अपूर्वकरणमे समसमयवर्ती जीवोंके परिणाम समान और 
असमान दोनों प्रकारके होते है परन्तु भिन्‍न समयवर्ती जीवोके परिणाम असमान 
ही होते है । जैसे, पहले समयमें रहनेवाले और दूसरे समयमें रहनेवाले जीवोंके 
परिणाम कभी समान नही होते परन्तु पहले अथवा दूसरे समयमें रहनेवाले जीवों 
के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। यह चर्चा भी नाता 
औबोंकी अपेक्षा है। इसका काल भी अन्तमुहूर्त प्रमाण हैं। परन्तु यह अन्‍्त- 
मुहत अध प्रवृत्तकरणके अस्तमुंहूतसे छोटा है । इस अच्तमुहूर्त प्रमाण काछमें 
भी उत्तरोत्तर वृद्धिकों प्राप्त होते हुए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम 
होते है । 

जहाँ एक समयमें एक हो परिणाम होता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं । 
इस करणमें समसमयवर्ती जीवोंके परिणाम समान हो होते हैं और विषमसमय- 
वर्तोी जीवोंके परिणाम असमान ही होते हैं। इसका कारण हैं कि यहाँ एक 
समयमें एक हो परिणाम होता है इसलिये उस समयमें जितने जीव होंगे उन 
सबके परिणाम समान हो होंगे ओर भिन्‍न समयोंमें जो जीव होंगे उनके परिणाम 
भिन्‍न ही होंगे । इसका काल भी बअन्तर्मुहर्त प्रमाण है। परन्तु अपूर्वकरणकी 
अपेक्षा छोटा अन्तर्मुहृत है । इसके प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है । 
इन तीनों करणोंमे परिणामोंकी विशुद्धता उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है । 


सम्यभ्द्शन २१ 

उपयुक्त तीत करणोंमेंसे पहले अथाप्रवृत्त अथवा अघःकरणमें चार आवश्यक 

होते हैं--(१) समय समयमें अगन्तगुणी विशुद्धता होती है । (२) प्रत्येक अन्त- 
मुंहर्तमें नवीन बन्धकी स्थिति घटती जाती है। (३) प्रत्येक समय प्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तगुण बढ़ता जाता है और (४) प्रत्येक समय अप्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तवां भाग धटता जाता है। इसके बाद अपूर्वकरण 
परिणाम होता है । उस अपूर्वकरणमें निम्नलिखित आवश्यक और होते हैं। (१) 
सत्तापें स्थित पूर्व कर्मोंकी स्थिति प्रत्येक अन्तर्मु ह॒र्तमें उत्तरोत्तर घटती जाती है 
अत: स्थितिकाण्डक घात होता है (२) प्रत्येक अन्तर्मुह॒तंमें उत्तरोत्तर पूर्व कर्मका 
अनुभाग घटता जाता है इसलिये अनुभागकाण्डक घात होता है और (३) गृण- 
श्रेणीके कालमें क्रमसे असंख्यातगुणित कर्म, निर्जराके योग्य होते हैं इसलिए 
गुणश्रेणी निर्जरा होती हैं। इस अपूर्वकरणमे गुणसंक्रमण नामका आवश्यक नहीं 
होता । किन्तु चारित्रमोहका उपशम करनेके लिए जो अपूर्वकरण होता है उसमें 
होता है !अपूर्वकरणके बाद अनिवृत्ति करण होता है उसका काल अपुवंकरणक्े 
कालके संख्यातवें भाग होता है । इसमें पुर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही कार 
व्यतीत होने पर' अन्तरकरण होता हैं अर्थात्‌ अनिवृत्तिकरणके कालके पीछे उदय आने 
योग्य मिथ्यात्वकर्मके निषेकोंका अन्तर्मृहृतंके लिए अभाव होता है । अन्तरकरणके 
पीछे उपशमकरण होता है भर्थात्‌ अन्तरकरणके द्वारा अभावरूप किये हुए निषेकों- 
के ऊपर जो मिथ्यात्वके निषेक उदयमे आनेवाले थे उन्हें उदयके अयोग्य किया 
जाता है | साथ ही अनन्तानु बन्ची चतृष्ककों भी उदयके अयोग्य किया जाता है। 
इस तरह उदययोग्य प्रकृतियोंका अभाव होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्‍त्व होता है । 
पश्चात्‌ प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रथम समयमें भिथ्यात्वप्रकृतिके तीन खण्ड करता 
है । परन्तु राजवातिकमें, अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें तीन खण्ड करता है, 
ऐसा सूचित किया है ।* तदनन्तर चरम समयमें मिथ्यादर्शनके तीन साग करता 


१. किमन्तरकरणं नाम ? विवक्खियकम्माणं हेट्टिमोवरिमट्विदीओ मोत्तृण मज्झे 
अंतोमुहुत्तमेत्ताणं ट्विदोणं परिणामविसेसेण णिसेमाणमभावीकरणमंतरक रण- 
मिदि भण्णदे ।--जयघवल अ०» प्र० ९५३। 
अथ--अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्तर--विवक्षित कर्मोकी अधस्तन 
और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यवर्ती अन्तमु हर्त मात्र स्थितियोंके 
निषेकोंका परिणामविशेषके द्वारा अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं । 

२. ततश्चरमसमये मिथ्यादर्शनं त्रिधा विभक्‍त॑ करोति--सम्यक्त्वं भिथ्यात्त॑ 
सम्पड्समिथ्यास्वं चेति । एतासां तिसूर्णा प्रकूतीताम अनन्तानुबन्धिक्रोधमान- 
मायालोभानां चोदयाभावेहत्तसु हर्तकालं प्र यमसम्यक्त्वं भवति ।--त० ब० 
अ० ९, पृष्ठ ५८९ । 


२३ सम्यक्त्व-चिन्तामंणि: 


है--सम्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व | इन तीन प्रकृतियों तथा अनन्ता- 
नुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार प्रकृतियोंका इस प्रकार सात प्रकृतियोंके 
उदयका अभाव होने पर प्रथमोपशम मम्प्रक्त्व होता है । यही भाव पट्खण्डागभ 
(घवला पुस्तक ६) के निम्नलिखित दो सूत्रोंमे भी प्रकट किया गया है-- 


'ओहड्रेद्ण भिच्छत्तं तिष्णि भाग करेदि सम्मतं मिच्छत्त समामिर्छत्तं ॥७॥ 
अर्थ---अन्तरकरण करके मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग करता है--सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व और सम्यक्मिध्यात्व । 


दंसणमोहणोयं कम्स॑ उबसासेदि ॥८॥| 


क्र्थ--मिथ्यात्वके तीन भाग करनेके पश्चात्‌ दर्शनमोहनीयकर्मको 
उपशमाता है ! 


हितोयोपशमसस्पर्वर्शन 


औपशमिक सम्यग्दर्शनके प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम इस प्रकार दो भेद 
हैं। इलमेसे प्रथमोपशम किसके और कब होता है । इसकी चर्चा ऊपर आ चुकी 
है। द्वितीयोपशमकी चर्चा इस प्रकार हैं। प्रथमोपशम और क्षायोपश्मिक 
सम्यर्दर्ावका अस्तित्व चतुथगुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक हो रहता है। 
क्षायोपशमिक सम्यर्दर्दनको धारण करनेवाला कोई जीव जब सातवें गृणस्थानके 
सातिशय अभप्रमत्त भेदम उपामश्र णी माढ़नेके सम्मुख होता है तब उसके द्वितीयो- 
पशम सम्यर्दर्शन उत्पन्न होता है। इस सम्यन्दर्शवमे अनन्तानुबन्धी चतुष्कको 
विसंयोजना और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम होता है। इस 
सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला जीव उपशमश्र णी माढकर ग्यारह गुणस्थान तक 
जाता है ओर वहांसे पतन कर नीचे आता है। पतनकी अपेक्षा चतुर्थ, पथ्च्चम 
और षष्ठ गुणस्थानमे भी इसका सद्भाव रहता है । 
क्षायोपह्षभिक अथवा बेदक सम्पग्दधंन 

मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, अनन्तानु बन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ इन छह 
स्वंधाती प्रकृतियोंके बत॑मान कालमे उदय आनेवाले निषेकोंका उदयाभावी क्षय 
तथा आगामीकाछमे उदय आनेवाले निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम और सम्यवत्व 
प्रकृति नामक देशधाती प्रकृतिका उदय रहनेपर जो सम्यक्त्व होता है उसे क्षायो- 
पशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । इस सम्यक्त्वमें सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहुनेसे चल, 
मल ओर अगाढ़ दोष उत्पन्न होते रहते हैं । छह सर्दधाती प्रकृतियोंके उदयाभावी 
क्षय और सदवस्थारूप उपशमको प्रधानता देकर जब इसका वर्णन होता है तब 
इसे क्षायोपश्मिक कहते हैं और जब सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयकी अपेक्षा वर्णन 
होता है तब इसे बेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं । वैसे ये दोनों हैं पर्यायवाची । 


सम्यंग्दर्धान हे 


इसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादृष्टि और सम्यर्दृष्टि दोनोंके हो सकती है । 
सादि मिथ्यादृष्टियोंमें जो वेदककालके भीतर रहता है. उसे वेदक सम्यग्दर्शन ही 
होता है । सम्यग्दृष्टियोंमें जो प्रथमोपशम सम्यर्दृष्टि है उसे भी वेदक सम्यगू- 
दर्शन ही होता है । प्रथमोपशम सम्यरदृष्टि जीबको, चौथेसे लेकर सातथें गुणस्थान 
तक किसी भी ग्रुणस्थानमे इसकी प्राप्ति हो सकती है। यह सम्यग्दर्शन चारों 
गतियोंमें उत्पन्त हो सकता हैं । 
क्षायिक सम्पन्न 


मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, लोभ इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह क्षायिक 
सम्यवत्व कहलाता है ।' दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ कर्मभूमिज मनुष्य ही 
करता है और वह भी केवली या श्रुतकेवली के पादमूलूमें ।* परन्तु इसका निष्ठापन 
चारों गतियोंमे हो सकता है । यह सम्यर्दर्शन वेदकसम्पकृत्वपूर्वक ही होता है 
तथा चौथेसे सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थानमें हो सकता है। यह सम्यश्दर्शन 
सादि अनन्त है । होकर कभी छूटता नहीं है जब कि औपशमिक और क्षायोपशभिक 
सम्यग्दर्शन अंसख्यात बार होकर छूट सकते हैं । क्षायिकसम्यर्दुष्टि या तो उसी 
भवसे मोक्ष चला जाता है या तीसरे भवरमें, चौथे भवमें, चौथे भवसे अधिक संसारमें 
नहीं रहता ।१ जो क्षायिकसम्यर्दृष्टि बद्धायुष्क होनेसे नरकमें जाता है अथवा 
देवगतिमें उत्पन्न होता है वह वहाँसे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है । इस प्रकार 
तीसरे भवरमें मोक्ष जाता है और जो वद्धायुष्क होनेसे भोगभूमिमें मनुष्य या 
तिय॑च होता है वह वहांसे देवगतिमें जाता है। वह वहसे आकर मनुष्य हो, मोक्ष 
जाता है। इस प्रकार चौथे भवमें उसका मोक्ष जाना बनता है ।* चारों गति- 
सम्बन्धी आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता है, इसलिये बद्धायुष्क सम्यग्‌- 
दृष्टिका चारों गतियोंमें जाना संभव है। परन्तु यह नियम है कि सम्यक्‍्त्वके 


१. दंसणमोहक्खवणपट्ठवगों कम्मभूमिजादों हु । 
मणुसो केवलिमूले णिट्ठवगों होदि सब्वत्य ॥६४॥--जी. का० । 
२. स्वयं श्रुतकेवली हो जाने पर फिर केवछी या श्रुतकेव लीके सच्निघानकी 
भावश्यकता नहीं रहती । 
३. दंसणमोहे खबिदे सिज्ञदि एक्केव तदिय-तुरियभवे । 
णादिक्कदि तुरियभवं ण विणस्सदि सेससम्मं वा ॥--क्षे ० जी० का० स० मा० 
४, चत्तारि वि खेत्ताईं, आयुगबंधेण होइ सम्मत्तं। 
अणुवद-मह॒ब्ददाइं ण लह॒॑इ देवाउग मोत्तु' ॥--६५२ ॥-जो० का०। 


डर सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


कालमें यदि मनुष्य और तिर्यअचके आयुबन्ध होती है तो नियमसे देबायुका द्दी 
बन्ध होता है और नारकी तथा देवके नियमसे मनुष्यायुका ही बंध होता है। 
सम्यगवर्धनकी उत्पत्तिके बहिरजु कारण 
कारण दी प्रकारका होता है---एक उपादानकारण और दूसरा निममित्तकारण । 
जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता है वह उपादानकारण फहलाता हैँ । और जो 
कार्यकों सिद्धिमेि सहायक होता है बह निमित्तकारण कहलाता है । अन्तरज्ु और 
बहिरज़ुके भेदसे नि्ित्तके दो भेद है । सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका उपादानकारण' 
सन्नभव्यता आदि विद्ेषताओंसे युक्त आत्मा है। अन्तरज्ज निमित्तकारण 
सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपणशम है और 
बहिरज़ु निमित्तकारण सद्गुरु आदि है। अन्तरज्भ निर्मित्तकारणके मिलनेपर 
सम्यग्दर्शन नियमसे होता है परन्तु बहिरज्भ निमित्तके मिलनेपर सम्यरदर्शन 
होता भी है और नहीं भी होता है । सम्यग्दर्शनके बहिरज्भ नि्मित्त चारों गतियोंमें 
विभिन्‍न प्रकारके होते हैँ। जैसे नरकग्रतिमें तीसरें नरक तक जातिस्मरण, 
धमंश्रवण ओर तीब्रवेदनानुभव ये तीन, चौथेसे सातवें तक जातिस्मरण और 
तीव्रवेदनानु भव ये दो, तिर्यक#च ओर मनुष्यगतिमे जातिस्मरण, धर्मश्रवण और 
जिनबिम्बदर्शन ये तीन, देवगतिमे बारहवें स्वर्गतक जातिस्मरण, धर्मश्रवण, 
जिनकल्याणकदर्शन और देवद्धिदर्शन ये चार, तेरहवेंसे सोलह॒वें स्वर्गतक 
देवद्धिदर्शको छोड़कर तीन और उसके आगे नौवें ग्रैवेयक तक जातिस्मरण 
तथा धर्श्रवण ये दो बहिरज् निमित्त है। ग्रेवेयकके ऊपर सम्यरदृष्टि ही 
उत्पन्‍्त होते हैं, इसलिये वहाँ बहिरज्भुनिमित्तकी आवश्यकता नहीं है। इस 
सन्दर्भमें सर्वार्थसिद्धिका 'निर्वेशश्वामित्व' आदि सूत्र तथा घवला पुस्तक ६ पृ० 
४२० आदिका प्रकरण द्रष्टब्य है । 
सम्यग्वहानके भेद 
उत्पत्तिकी अपेक्षा सम्यर्दर्शनके निसरं्गंग और अधिगमजके भेदसे दो भेद 
हैं। जो पूर्व संस्कारकी प्रबछतासे परोपदेशके बिना हो जाता है वह निसर्गंज 
सम्पणदन कहलाता है और जो परके उपदेशपुर्वक होता है वह अधिगमज 
सम्पग्बशन कहलाता है। इन दोनों भेदोंमें अन्तरज्र कारण--सात प्रकृतियोंका 
उपशमादिक समान होता है, मात्र बाह्यकारणकी अपेक्षा दो प्लेद होते हैं । 
४ कस अर पद्धतिसे सम्यग्दशंनके औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपदाप्िक, 
है। जो सात प्रकृतियोंके उपशमसे होता है वह औपपदासिक 





१. आसम्नभव्यताकमंहानिसंजित्वशुद्धिभाक्‌ । 
देशनाथस्तमिथ्यात्वो जीबः सम्यक्स्वभश्नुते ॥---सा० घ० । 


सम्यग्दर्शन रे 


कहूछाता है । इसके प्रथमोपशम और द्वितोयोपशमकी अपेक्षा दो भेद हैँ । जो 
सात॑ प्रकृतियोंके क्षमसे होता हैं उसे क्षायिक कहते हैं और जो सर्वधाती छह 
प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम तथा सम्थक्त्वप्रकृतिनामक 
देदाधाती प्रकृतिके उदयसे होता है उसे क्षायोपश्सिक अथवा वेदक सम्यरदर्शन 
कहते हैं। क॒तक्त्यवेदक सम्यग्दर्शन भी इसी क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शनका 
अवान्तरभेद है। दर्शनमोहनोयक्री क्षषणा करनेवाले जिस क्षायोपशमिक 
सम्यर्दृष्टिके मात्र सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय शेष रह गया है, होषकी क्षपणा हो 
चुकी है उसे कृतकृत्यवेदकसम्यग्द्ध्टि कहते हैं । 

अरणानुयोगकी पद्धतिसे सम्यग्दश नके निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो 
भेद होते है । वहाँ परमार्थ देव-शास्त्र-गुरुकी विपरीताभिनिवेशसे रहित श्रद्धा करनें- 
को निदचयसम्यस्वर्शन कहा जाता है और उस सम्यर्दृष्टिकी पच्चीस दोषोंसे रहित 
जो प्रवृत्ति है उसे व्यवहारसम्पम्द्शन कहा जाता है। शद्भ[ुदिक आठ दोष, आठ 
मद, छह अनायतन और तीन मूढताएँ ये व्यवहारसम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष 
कहलाते हैं ।' 

द्रव्यानुयोगकी पद्धतिसे भी सम्यरदर्शनके निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा 
दो भेद होते हैँ । यहाँ जीवाजीवादि सात तत्त्वोंके विकल्पसे रहित शुद्ध आत्माके 
श्रद्धानकों निश्थयसम्यग्वर्शन कहते हैं और सात तत्त्वोके विकल्पसे सहित श्रद्धानको 
स्थवहारसम्यरदर्दात कहते हैं। 

अध्यात्ममें बीतरागसम्परदर्शन और सरागसम्यग्दर्शनके भेदसे दो भेद 
होते हैँ । यहाँ आत्माकी विशुद्धि मात्रको बोतराग सम्यग्दर्शन कहा है और प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा जर आस्तिक्य इन चार गुणोंकी अभिव्यक्तिको सराग सम्पगू- 
बर्दान कहा है । 

आत्मानुशासनमें* ज्ञानप्रधान निमित्तादिककी अपेक्षा १, आज्ञासम्यक्त्व, 
२. मार्ग-सम्यक्त्व, रे. उपदेशसम्यकत्व, ४. सृत्रसम्यक्त्व, ५, बीजसम्यक्त्व, 
६. संक्षेपसम्यक्व्व, ७. विस्तारसम्यक्त्व, ८, अर्थप्म्यक्त्व, ९. अवगाढ़ सम्यबंत्व 
और १०, परमावगाढ्सम्यक्त्व ये दश भेद कहे हैं । 


१. मूठत्रयं मदादचाष्टो तथाइनायतनानि षद्‌ । 

भष्टो शद्भदयदचेति दुग्दोषा: पव्चरविशति: ॥ 
२. जीवादीसदृहणं सम्मत्तं जिणवरेहि पण्णत्तं । 

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं २०॥---दर्शानपाहुड । 
३. आश्ञामार्यसमुद्मवर्भुपदेशात्सृत्रबीजसंक्षेपात । 

विस्तारा्धामयां भवधवगाढपरमावगा व ॥ १ १।।--आत्मानुशासन 


रद सम्यक्त्वचिन्तामणि: 


मुझे जिन-आज्ञा प्रमाण है, इस प्रकार जिनाज्ञाकी प्रधानतासे जो सूक्ष्म, 
अन्तरित एवं दूरवर्ती पदार्थोका श्रद्धान होता है उसे आशासम्यक्त्व कहते हैं । 
निर्म्रन्थ मार्गके अवलछोकनसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे मार्गसब्धक्त्व कहते हैं । 
आगमज्ञ पुरुषोंके उपदेशसे उत्पन्न सम्यन्दर्दान उपदेशसभ्यक्‍त्व कहलाता है। मुनि- 
के आचारका प्रतिपादन करनेवाले आचारसूत्रकों सुनकर जो श्रद्धान होता है 
उसे सुश्नसम्यक्त्य कहते हैं। गणितज्ञानके कारण बीजोंके समूहसे जो सम्यकत्व 
होता है उसे बीजसम्पक्त्व कहते हैं । पदार्थोके संक्षेपछप विवेचनकों सुनकर जो 
श्रद्धान होता है. उसे संक्षेपसम्यक्त्थ कहते हैं । विस्ताररूप जिनवाणीको सुननेसे 
जो श्रद्धान होता है उसे विस्तारसस्यक्टथ कहते हैं। जैन शास्त्रके वचन बिना 
किसी अर्थके निमित्तसे जो श्रद्धा होती है उसे आर्थसम्यक्व कहते हैं । श्रुत- 
केवलीके तत्त्वश्रद्धानकों अवगाढ़ सम्यक्‍्त्व कहते हैं। और कैवलीके तत्त्वश्रद्धानको 
वरसावषाढ़ सम्पकक्‍त्व कहते हैं । इन दश भेदोंमें प्रारम्भके आठ भेद कारणकी 
अपेक्षा और अन्तके दो भेद ज्ञानके सहकारीपनाकी अपेक्षा किये गए हैं । 


इस प्रकार शब्दोंकी अपेक्षा संख्यात, श्रद्धान करनेवालोंकी अपेक्षा असंख्यात 
और श्रद्धान करने योग्य पदार्थोकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके अनन्त भेद होते हैं । 


सम्पग्वर्शनका लिर्देश आदिको अपेक्षा वर्णन 


तत्त्वार्थस्‌त्रकार उमास्वामीने पदार्थके जाननेके उपायोंका वर्णन करते हुए 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन छह उपायोंका 
वर्णन किया हैं।' यहाँ सम्यर्दर्शनके संदर्भमें इन उपायोंका भी विचार करना 
उचित जान पड़ता है । वस्तुके स्वरूप निर्देशको निर्देश कहते है । वस्तुके आधि- 
पत्यको स्वामित्व कहते है । वस्तुकी उत्पत्तिके निमित्तकों साधन कहते हैं । वस्तु- 
के आधारको अधिकरण कहते हैं। वस्तुकी कालावधिको स्थिति कहते हैं और 
वस्तुके प्रकारोंकों विधान कहते हैं । संसारके किसी भी पदार्थके जाननेमें इन 
छहू उपायोंका आल्म्बन लिया जाता है । 


यहाँ सम्यस्दर्शनका निर्देश--स्वरूप क्‍या है ? इसका उत्तर देनेके लिए कहा 
गया है कि यथार्थ देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धान करना, अथवा सप्त तत्त्व, नौ पदार्थ- 
का श्रद्धान करना आदि सम्यर्दर्शनका निर्देश है। सम्यग्द्दाॉसका स्थामों कोल 
है ? इस प्रशनका विचार सामान्प और विशेषरूपसे किया गया है । सामान्यकी 
अपेक्षा सम्यप्दर्शन संज्ञी, पस्चेन्द्रिय, पर्याप्तक, भव्य जीवके ही होता है अतः 


१. “निर्देशस्वाभित्वताधनाधिकरणस्थितिविधानत:---त० सू० ९-७ | 


सम्यग्दर्शन २७ 


वही इसका स्वामी है । विशेषकों अपेक्षा बिचार इस प्रकार है।-- 
गसिकी अपेक्षा नरकंगतिमें सभी पृथिवियोंक्रे पर्याप्तकक तारकियोंके औप- 
शमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यर्दर्शन होते हैं । प्रथम पृथिवीमें पर्याप्तकोंके 
क्लौपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक ये तोन सम्यर्दर्शन होते हैं तथा अपर्याप्त- 
कोंके क्षायिक ओर क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं । द्वितीयादि पृथि- 
वियोंगें अपर्याप्तकोंको एक भी सम्यर्दर्शन नहीं होता । तिय॑दगतिमें औपशमिक 
सम्बग्दर्शन वर्याप्तकव तियंचोंके ही होता है और क्षायिक तथा क्षायोपशमिक्र 
सम्यर्दर्शन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनोंके होते हैं | अपर्याप्तक तिय॑ंचोंके सम्यरदर्दान 
भोगभूमिज तिय॑चोंकों अपेक्षा होते हैं। तिरश्चियोंके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक दोनों 
ही अवस्थाओं में क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता, क्योंकि दर्दानमोहको क्षपणाका 
प्रारम्भ क्मूमिज मनुष्यके ही होता है और क्षपणाके पहले तियंडन्न आयुका 
बन्ध करने वाला मनुष्य, भोगभूमिके पुरुषवेदी तिय॑चोंमे उत्पन्न होता है 
स्त्रोवेदी तिय॑चोंमे नहीं। नवोन उत्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्तकक तिरद्चियोंके 
ओऔपशमिक ओर क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं | मनुष्यगतिमे पर्याप्तक 
और अपर्याप्तक मनुष्योंके क्षायिक और क्षायोपशम्तिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं । 
ओऔपश्मिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तक मनुष्योंके ही होता है, अपर्याप्तक मनुष्योंके नहीं, 
क्योंकि प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनमे किसीका मरण होता नहीं है ओर द्वितीयोपशम 
सम्यग्दर्गनमे मरा हुआ जीव नियमसे देवगतिमें ही जाता है | मानु षी--स्त्रीवेदी 
मनुष्योंके पर्याप्तक अवस्थामें तीनों सम्यग्दर्शन होते हैँ परन्तु अपर्याप्तक अवस्थामे 
एक भो नहीं होता । मानुषियोंके जो क्षायिक सम्यग्दर्शन बतलाया है वह भाव- 
बेदकी अपेक्षा होता है द्रव्यवेदकी अपेक्षा नहीं । देवगतिमें पर्याप्कक और अप- 
यप्तक दोनोंके तोनों सम्यग्दर्शन होते हैं । द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जोव मरकर 
देवोंमें उत्पन्न होते हैं इस अपेक्षा वहाँ अपर्याप्तक अवस्थामें भी ओऔपशमिक 
सम्यग्दर्शनका सदुभाव रहता है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव, उनकी 
देवाड़नाओं तथा सौधमशानकी देवांमनाओंके अपर्याप्तक अवस्थामें एक भी 
सम्यग्दर्शन नहीं होता, किन्तु पर्याप्तक अवस्थामें नवीन उत्पत्तिकी अपेक्षा 
ओपशमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं। स्वर्गमें देवियोंका 
सदुभाव यद्यपि सोलहवें स्वर्ग तक रहता है तथापि उनको उत्पत्ति दूसरे 
स्वर्ग तक ही होतो है इसलियें आगेकी देवियोंका समावेश पहले-दूसरे स्वर्गंकी 
देबियोंमें ही समझना चाहिये । 


१. विशेषकों अपेक्षा निम्नलिखित चौदह मार्गणाओंमें होता है-- 
गइ इंदिये च काये जोगे थेंदे कसाय णाभे य । 
संजम दंसण लेस्सा भंविया सम्मत्त सण्मि आहारे ॥--जी० का० । 


श्ट सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा संज्ञी पश्चेन्द्रियोंकों तीनों सम्यस्दर्शन होते हैं। अन्य 
इन्द्रियवालोंके एक भी नहीं होता । कायकी अपेक्षा असकायिक जीबोंके तीनों 
होते हैं परन्तु स्थावरकायिक जीवोंके एक भी नहों होता। त्रियोगियोंके तीनों 
सम्यग्दर्शन होते है. परन्तु अयोगियोंके मात्र क्षायिक ही होता है। वेदकी अपेक्षा 
तीनों बेदोंमें तीनों सम्यर्दर्शन होते हैं परन्तु अपगतवेद वालोंके औपशमिक और 
क्षायिक ही होते हैं | यहाँ बेदसे तात्पयं भाववेदसे है । कषायको अपेक्षा क्रोधादि 
चारों कषायोंमे तीनों होते है परन्तु अकषाय--कषाय रहित जीवोंके औपशमिक 
और क्षायिक ये दो होते है। औपशमिक मात्र ग्यारहवें गृणस्थानमे होता है । 
श्ञानकी अपेक्षा मति, श्रुत, अवधि और मनःपय॑य ज्ञानके धारक जीवोंके तीनों 
होते हैं परन्तु केवलज्ञानियोंके एक क्षायिक ही होता है । संयमकी अपेक्षा सामा- 
घिक और छेदोपस्थापना संयम के घारक जीवोंके तीनों होते है, परिहारबिशुद्धि- 
बालोंके औपशमिक नहीं होता, शेष दो होते हैं, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात- 
बलोंकिे औपशमिक और क्षायिक ये दो होते हैं और संयततासंयघत तथा असंयतोंके 
दीनों होते हैं । दर्शनर्की अपेक्षा चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनके घारक जीवोंके 
तीनों होते हैं. परन्तु केवलदर्शनके धारक जीवोंके एक क्षाय्रिक ही होता है । 
लेद्याकी अपेक्षा छहो लेश्या वालोंके तीनों होते हैं परन्तु लेश्यारहित जीवोंके 
एक क्षायिक ही होता है । भव्य जीवोकी भपेक्षा भव्योंके तीनों होते है परन्तु 
अभव्योंके एक भी नहीं होता । सम्यक्त्वकी अपेक्षा जहाँ जो सम्यग्दर्शन होता 
है वहाँ उसे ही जानना चाहिये । संज्ञाकी भपेक्षा संज्ञियोंके तीनों होते हैं 
असंज्षियोंके एक भी नहीं होता । संज्ञी और असंज्ञीके व्यपदेशसे रहित सयोग- 
केबवली और अयोगकेवलीके एक क्षायिक ही होता है। जाहारकी अपेक्षा 
आहारकोंके तीनों होते हे, छद्मस्‍्थ अनाहारकोके भी तीनों होते हैं परम्सु 
समुद्घातकेवडी अनाहारकोंके एक क्षायिक ही होता है । 


सम्यग्वर्धनके साधन कया हैं ? इसका उत्तर सम्यस्दर्शके अन्तरज्ध और 
बहिरजज कारणोंके संदर्ममें आ चुका है । 


धम्यग्दर्शनका अधिफरण क्या हे ? 


अधिकरणके बाह्य और आमभ्यन्तरकी अपेक्षा दो भेद हैं । आशभ्यन्तर अधि- 
करण स्वस्वामिसम्बन्धके योग्य आत्मा ही है और बाह्य अधिकरण एक राजू 
चौड़ी तथा चौदह राज लम्बी लोकनाड़ी है । 
सम्यग्वर्शनकों स्थिति क्‍या हे ? 

ओपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्य भौर उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहृतंकी है । 
क्षायोपशमिक सम्यम्दर्दानकी जधम्य स्थिति अन्‍्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट छयासठ 


सम्यन्दरदान रद 

साथर प्रमाण है । क्ञायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर नष्ट नही होता, इसलिये 
इस अपेक्षा उसकी स्थिति सादि अनन्त है परन्तु संसारमें रहनेकी अपेक्षा जधन्य 
स्थिति अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहर्त सहित आठ वर्ष कप्र दो 
करोड़ बर्ष पूर्व तथा तेंतीस सागरकी है । के 
धम्यग्दर्दानका विधान कया हें ? 

सम्यग्दर्शनके विधान--भेदोंका वर्णन पिछले स्तम्भमें आ चुका है । 
सम्यक्वसार्गणा ओर उसका गुणस्थानोंमें अस्तित्व 

सम्यक्त्वमागंणाके औपशमिक सम्पन्दर्शन, क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायोप- 
शमिक सम्यग्दर्शन, सम्यड/मिथ्यात्व, सासुदन और मिथ्यात्व ये छः भेद है 
ओऔपशमिक सम्यग्दर्शनके दो भेद है--प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम । इनमें 
प्रथमोपशम चौथेसे लेकर सातवें तक और द्वितीयोपशम चौथेसे लेकर ग्यारहवें 
गुणस्थान तक होता है। क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन चोथेसे लेकर सातवें तक 
होता है और क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथेसे लेकर चौदह॒वें तक तथा सिद्ध अवस्थामें 
भी रहता है। सम्यहूमिथ्यात्व मार्गणा तीसरे गुणस्थानमें, सासादनमार्गणा 
दूसरे गृुणस्थानमें और मिथ्यात्वमार्गणा पहले गुणस्थानमे ही होती हूँ । सम्यड- 
मिथ्यात्वमार्गगा सम्पडःमिथ्यात्वप्रकृतिकि उदयसे होती है। इसमे जीबके 
परिणाम दही और गुड़के मिले हुए स्वादके समान सम्यक्त्व और मिथ्यात्व 
दोनोंरूप होते हैं । इस मार्गगामे किसीका मरण नहीं होता और न मारणान्तिक 
समुद्वात ही होता हैं। औपशमिक सम्यक्त्वका काल एक समयसे लेकर छह 
आवली तक शेष रहने पर अनन्तानुबन्धी क्रोघ-मान-माया-लोभमेंसे किसी एक 
कषायका उदय आनेसे जिसका सम्यकक्‍त्व आसादना--विराधनासे सहित हो गया 
है वह सासादन कहलाता है। जहाँ भिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे अतत्त्वश्रद्धानलूप 
परिणाम होता है वह मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वके अगुहीत और गुहीतकी अपेक्षा 
दो भेद, एकान्त, विपरीत, संशय, अन्ञान और वैनयिक्रकी अपेक्षा पाँच भेद 
अथवा गृही त, अगृहीत और सांशयिककी अपेक्षा तीन भेद होते हैं ।' 


सम्यग्दर्शनके आठ अज़ू 

जिन्हें मिछा कर अज्भीकी पूर्णता होती है अथवा अज्भीको अपना कार्य पूर्ण 
करनेमें जो सहायक होते हैं उन्हें अज्भू कहते हैं। मनुष्यके शरीरमे जिसप्रकार 
हाथ, पैर आदि भाठ अज्भ होते है उन आठ अंगोंके मिलनेसे ही मनुष्यके शरीर- 





१. केषांचिदल्घतमसायतेडगृहीत॑ ग्रहायतेउन्येषाम्‌ । 
मिथ्यात्वमिह भृहीतं शल्यति सांशयिकमपरेषाम्‌ ॥--सा० घ० है-५ ., 


३७ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


की पूर्णता होती है और वे अंग हो उसे अपना कार्य पूर्ण करनेमें सहायक होते 
हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके निःशड्छुत आदि आठ अंग हैं। इन आठ अंगोंके 
मिलनेसे ही सम्यग्दर्शनकी पूर्णता होती है और सम्यग्दर्शनकों अपना कार्य करनेमें 
झकसे सहायता मिलती हैं! कुन्दकुन्यस्वामीने अष्टपाहुडके अन्तर्गत चारित्र- 
पाहुडमें कारित्रके सम्यकत्वाचरण और संयमाचरण इस तरह दो भेद कर 
सम्यक्त्वाचरणका निम्नलिखित गाथाओमें वर्णन किया है--- 


एयं चिय जाउतन यथ सबव्ये मिश्छत्तदोससंकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला लि्रमणिया तिविहजोएण ॥६॥ 
जिल्संकिय णिक्कंसिय णिव्विदिधिछा अमूढविट्टो थ। 
उबगूहण ठिविकरणं बच्छलल पहुावणा य ते भट्ट ॥७॥ 
त॑ं चेब गुणविसुद्ध' जिणसम्मत सुमुक्लठाणाय । 

ज॑ चरइ णाणजुत्त पढ़म॑ सस्मतलवरणचारिसं |८॥ 


ऐसा जान कर हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए तथा 
सम्यक्त्वमें मल उत्पन्न करनेवाले शद्भू। आदि मिथ्यात्वके दोषोंका तोनों योगोंसे 
परित्याग करो । 


निःशड्धूत, निःकाइक्षित, निविचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगृहन, स्थिति- 
करण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यक्‍्त्वके गुण है । 

निःशद्धितादि गुणोंसे विशुद्ध वह सम्यक्त्व ही जिनसम्यक्त्व कहछाता है 
तथा जिनसम्पक्‍्त्व ही उत्तम मोक्षरूप स्थानकी प्राप्तिके लिये निमित्तभृत है। 
जञानसहित जिनसस्यक्त्वका जो मुनि आचरण करते हैं वह पहला सम्यवत्वाचरण 
नामक चारित्र है । 


तात्पर्य यह है कि शड्भूदिक दोषोंको दुर कर निःशद्धित आदि गुणोंका 
भाचरण करता सम्यकत्वाचरण कहलाता हैँ, यही दर्शनाचार कहलाता है। 
स्वरूपाचरण इससे भिन्‍न हैं । 


अष्टपाहुडके अतिरिक्त समयसारकी ग्राथाओं (२२९ से लछेकर २३६) में भी 
कुन्दबुन्द स्वामीने सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि गुणोंका वर्णन किया है। यही 
आठ गुण आगे चलकर आठ अंग्रोंके रूपमें प्रचलित हो गये । रत्नकरण्डश्रावका- 
चारमें समन्तभद्रस्वामीने इन आठ अंगोंका संक्षिप्त किन्तु हृदयप्नाही वर्णन किया 
है। पुरुषाथंसिद्धभुपायमें अमृतचन्द्रस्वामीने भी इनके लक्षण बतलानेके लिए आठ 
इलोक लिखे हैं । यह आठ अंगोंकी मान्यता सम्यरदर्शनका पूर्ण विकास करनेके 
लिए आवश्यक है। अंगोंकी आवश्यकता बतलाते हुए समस्तभह्स्वामीने लिखा 


सम्यग्दर्शन 84 


है कि जिस प्रकार कम अक्षरों वाला सत्र विष-बेदलाको नष्ट करनेमें असमर्थ 
रहता है उसी प्रकार कम अज्भोंचाछा सम्यग्दर्यात संसारकी सन्‍्ततिके छेदनेमें 
असमर्थ रहता है।'* अंगोंका स्वरूप तथा उनमें प्रसिद्ध पुरुषोंका चरित रत्नकरण्ड- 
आवकाचा रके प्रथम अधिकारसे ज्ञातव्य है । 


शन्यण्ददांसके अन्‍य गुणोंको चर्चा 


प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आध्तिक्य ये सम्यग्दर्शनके चार गुण हैं । 
बाह्य दृष्टिसे ये भी सम्यग्दर्शनके लक्षण हैं। इनके स्वरूपका विचार पड्चा- 
ध्यायीके उत्तरार्धमें विस्तारसे किया गया है | संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 


*वड्न्चेन्द्रियोंके विषयोंमें और असंख्यात छोक प्रमाण क्रोघादिक भावोंमें 
स्वभावसे मनका शिथिल होना प्रद्माम भाव है। अथवा उसी समय अपराध 
करनेवाले जीवोंके विषयमें कमी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक बुद्धिका न 
होना प्रशमभाव है । 

अधर्ममें और धर्मके फलमें आत्माका परम उत्साह होना अथवा पक्षमानधर्म- 
वालोंमें अनुरागका होना या परमेडिठयों मे प्रीतिका होना संयेंग हे । 

अ्अनुकम्पाका अर्थ कृपा है या सब जीवोंपर अनुग्रह करना अनुकम्पा है या 
मैत्री भावका नाम अनुकम्पा है या मध्यस्थभावका रखना अनुकम्पा है या 
शत्रुताका त्याग कर देनेसे निःशल्य हो जाना अनुकम्पा है ! 

“स्वतः सिद्ध तत्त्वोंके सद्भावमें निश्वय भाव रखना तथा धर्म, धर्मके हेतु 
ओर धर्मके फलमें आत्माकी अस्ति भादि रूप बुद्धिका होना आह्तिक्य है । 


१. नाज़ुहीनमल छेत्तूं दर्दनं जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्त्रोउक्षरन्यूनो निहस्ति विषवेदनाम्‌ ॥ 
२. प्रश्ममों विषयेष्च्चैभविक्रोधादिकेषु च 
लोकासंख्यात॒मात्रेषु स्वरूप/चिछथि् मतः ॥४२६॥ 
सद्यः कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित्‌ । 
तदधादिविकाराय न बुद्धि: प्रशमो मत: ।।४२७।।--पंचाध्यायी । 
३. संबेग: परमोत्साहों धर्मं घमंफले चितः । 
सधमंस्वनुरागो वा प्रोतिर्वा परमेष्ठिषु ॥४३ १॥। 
४. अनुकम्पा कृपा ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्चनुग्रह: । 
मैत्रीभायोइथ माध्यस्थ्यं तेशल्यं वैरवर्जनातु ॥४३२॥। 
५. आस्तिक्‍य तत््वसदुभावे स्वतः सिद्ध विनिद्चितति: । 
घर्मे हेतौ व धर्मस्य फले चास्त्यादिमतिक्चितः ॥४५२॥--पंचाध्यायी 3० | 


श्र सम्यक्ल्व-खिन्तामणि: 


उपयु'क्त प्रशमादिगुणोंसे अतिरिक्त सम्परदर्शनके आठ गुण और भी प्रसिद्ध 
हैं। जैसा कि निम्नलिखित गाथासे स्पष्ट हैं-- 


संवेओो शिभ्वेओ णिदा गयहा ये उवससो भत्तो। 
वच्छल्ल अणुकंपा अटठ गुणा हुँति सम्मशे॥ 
(बसु ० श्रावकाचार) 
संवेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा ये 
सम्यक्त्वके आठ गुण हैं । 
वास्तवमें ये आठ गुण उपयुक्त प्रशमादि चार गुणोंके अतिरिक्त नहीं हैँ 
क्योंकि संवेग, उपशस और अनुकंपा ये तीच गुण तो प्रशमादि चार गरुणोंमें 
नामोकत ही है । निर्वेद, संवेगका पर्यायवाच्री है। तथा भक्ति और वात्सल्य 
संवेगके अभिव्यंजक होनेसे उसमें गतार्थ हैँ तश्रा निन्‍्दा और गहा जपशम 
(प्रशम) के अशधिव्यंजक होनेसे उसमें गतार्थ हो जाते हैं । 
सम्यग्वर्शन ओर स्वानुभूति 


सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीयका त्रिक और अनन्तानुबन्धीका चतुष्क इन सात 
प्रकृतियोंके अभाव ( अनुदय ) में प्रकट होनेवाला श्रद्धागुणका पर्णमन है भौर 
स्वानुभूति स्वानुभुत्यावरणनामक मतिज्ञानावरणके अवान्तरभदके क्षयोपश्ष मसे होने- 
वाला क्षायोपशमिक ज्ञान है। ये दोनों सहभावी हैं, इसलिए कितने ही लोग स्वानु- 
भूतिको ही सम्यग्दर्शन कहने छगते है पर वस्तुत. बात ऐसी नहों हैं ! दोनों ही 
पृथक्‌-पृथक्‌ गृण है | छद्मस्थका ज्ञान लब्धि और उपयोगरूप होता है अर्थात्‌ उसका 
ज्ञान कभी तो आत्माके पिषयमें ही उपयुक्त होता है ओर कभी संसारके अन्य 
घट-पटादि पदार्थोेमि भी उपयुक्त होता है। अत: सम्यग्दर्शान और उपयोगात्मक 
स्वानुभूतिकी विषम व्याप्ति है । जहाँ स्वानु भृति होती है वहाँ सम्यग्दर्शन अवश्य 
होता है पर जहां सम्पग्दर्शन है वहाँ स्वानुभूति भी होती है और घट-पटादि अन्य 
पदार्थोकी भी अनुभूति होती है । इतना अवष्य हैं कि लब्धिरूप स्वानुभृति 
सम्यग्दर्शनके साथ नियमसे रहतो हैं। यहाँ यह भी घ्यानमें रखने योग्य है कि 
जीवको ज्ञान तो उसके क्षयोपशमके अनुसार स्व ओर परकी भूत, भविष्यत्‌, 
वतंमानकी अनेक पर्यायोंका हो सकता हैं परन्तु उसे अनुभव उसकी वर्तमाच 
पर्यायमात्रका ही होता है | वस्तुत:' सम्यर्दर्शन सूक्ष्म है और वचनोंका अविषय 


१. सम्यक्‍त्वं वस्तुत: सक्ष्ममस्ति बाचामगोचरम्‌ । 
तस्माद्‌ वक्‍तु च श्रोतुं 3 नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥४००।।--पंचाध्यायी उ, 
सम्यवत्व वस्तुत: स्पष्ट केवलज्ञानगोचरम्‌ । 
गोचर स्वावधिस्वमनःपर्ययज्ञानबोइयो: ॥३७५।॥॥ 


सम्यग्दर्शन ३३ 


है। इसलिए कोई भी जीव विधिरूपसे उसके कहने और सुननेका अधिकारी नहीं 
है अर्थात्‌ यह कहने और सुननेको समर्थ नहीं है कि यह सम्यरदृष्टि है अथवा इसे 
सम्यर्दर्शन है । किन्तु ज्ञानके माध्यमसे ही उसको सिद्धि होती हैं। यहाँ ज्ञानसे 
स्वानुभूतिख्प ज्ञान विवक्षित है। जिस जीवके यह स्वानुभूृति होतो है उसे 
सम्यन्दर्शन अवद्य होता है क्योंकि सम्यरदर्शनके बिना स्वानुभूति नहीं होती । 
प्रश्न उठता है कि जिस समय सम्यग्दृष्टि जीव विषयभोग या युद्धादि कार्यो्ि 
संलग्न होता है उस समय उसका सम्यग्दर्शन कहाँ रहता है ? उत्तर यह है कि 
उसका सम्यग्दर्शन उसीमें रहता है परन्तु उस कालमें उसका ज्ञानोपयोग स्वात्मामें 
उपयुक्त न होकर अन्य पदार्थो्में उपयुक्त हो रहा है। इसलिए ऐसा जान पड़ता 
है कि इसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है पर वास्तविकता यह है कि उस अव॑स्था 
में भी सम्यग्दर्शन विद्यमान रहता है। लब्धि और उपयोगरूप परिणमन ज्ञानका 
है सम्यग्दर्शनका नहीं । सम्यग्दर्दान तो सदा जागरूक हो रहता है । 
सम्यपरवर्शनको घातनेवाली प्रकृतियोंको अन्तर्दशा 


मुख्यरूपसे सम्यग्दर्शनकों घातने वाली दर्शनमोहनीयकोी तीन प्रकृतियाँ हैं-- 
मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व और सम्पक्त्व प्रकृति । इनमें मिथ्यात्वका अनुभाग 
सबसे अधिक है, उसके अनन्तर्वें भाग सम्यष्टमिथ्यात्वा है और उसके अनन्तर्वे 
भाग सम्यवसत्वप्रकृतिका है। इनमें सम्यक्त्वप्रकृति देशवाती है। इसके उदयसे 
सम्यग्दर्शनका घात तो नहीं होता, किन्तु चछ, मलिन और अगाढ़ दोष लगते 
हैं । यह अरहन्तादिक मेरे हैं यह दूसरेके हैं” इत्यादिक भाव होनेकी चल दोष 
कहते हैं । शंकादिक दोषोंका लगना मल दोष है और शान्तिनाथ शान्तिके कर्ता 
हैं इत्यादि भावका होना अगाढ़ दोष है | ये उदाहरण व्यवहारमात्र हैं नियमरूप 
नहीं ) परमार्थसे सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयमें क्या दोष लगते हैं, उन दोषोंके समय 
आत्मामें कैसे भाव होते है, यह केबलीके प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय है । इतना नियमरूप 
जानना चाहिये कि सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयमें सम्यग्दर्शन निर्मल नहीं रहता। 
क्षायोपशमिक या वेदक सम्यग्दर्रनमें इस प्रकृतिका उदय रहता है । 


क्षायोपश्षमिक सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाह्लो कर्मभमृूसिज मनुष्य जब 
क्षायिक सम्यग्दर्शनके सम्मुख होता है तब बह तीन करण करके सर्वप्रथम अनन्‍्ता- 
सुबन्धीचतुष्कक विसंयोजन--अप्रत्याख्यानाव रणादिरूप परिणमन कर अभाव 
करता है। पदचातृ पुनः तीन करण करके मिथ्यात्वके प्रमाणुओंको सम्मडूमिष्यात्व- 
रूप या सम्यक्त्व प्रकृतिरूप परिणमाता है उसके बाद सम्यह्ःमिध्यात्वके परमाणुओंको 
सम्यक्त्व प्रकृतिख्प परिणमाता है, पदचात्‌ सम्यक्रत्वप्रकृतिके निधेक उदममें झाकर 
लिरते हैँ | मदि उसको स्थिति आदि ब्धिक हुं तो उन्हें स्थितिकाण्डकादि चातके 

| 


रेड सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


द्वारा घटाता है। जब उसकी स्थिति अन्तर्मुहर्तकी रह जाती है तब कु तकृत्यवेदक- 
सम्पर्दुष्टि कहलाता है। पश्चात्‌ क्रसे इन निषेकोंका नाश कर क्षायिक सम्यगू- 
दृष्टि होता हैं। अनन्तानुवन्धीका प्रदेशक्षय नहीं होता किन्तु अप्रत्याख्यानावर- 
णादिरूप करके उसकी सत्ताका नाश करता है । इस प्रकार इन सात प्रकृतियों- 
को सर्वथा नष्ट कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । 


सम्यकक्‍्त्व होते समय अनन्तानुबन्धीकी दो अवस्थाएँ होती है--या तो अप्र- 
शस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है । जो अपूर्वादि करण करनेपर 
डपशमविधानसे उपक्षम होता है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं और जो उदयका 
अभाव है उसे अप्रशस्त उपशम कहते है । इनमे अनन्तानुबन्धीका तो प्रशस्त उपशम 
होता नहीं है, मोहकी अन्य प्रकृतियोंका होता है। इसका अप्रद्मस्त उपश्यम होता 
हैं। तीन करण कर अनस्तातुबन्धोके परमाणुओंको जो अन्य चारिश्रमोहनीयकी 
प्रकृतिरूप परिणमाया जाता है उसे विसंयोजन कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें 
अनन्तानु बन्धीका अप्रशस्त उपक्यम ही होता है | द्वितीयोपशस सम्यकक्‍त्वकी प्राष्ति 
मे अनन्तातुबन्धीकी विसंयोजना नियमसे होती है ऐसा किन्ही आचार्योका मत है 
ओर किन्ही आचार्योका मत है कि विसंयोजनाका नियम नहो है । क्षायिक 
सम्यक्त्वमें नियमपूर्वक विसंयोजना होती है। जिस उपश्षम और क्षयोपशम 
सम्यग्दृष्टिके विसंयोजनाके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी सत्ताका नाश्ठ होता हैं वह 
सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें भाने पर अनन्तानुबन्धीका जब नवीन 
बन्ध करता है तभी उसकी सत्ता होती है । 

यहाँ कोई प्रइ्त कर सकता है कि जब अनस्तानुबन्धी चारित्रमोहनीयकी 
प्रकृति है तब उसके द्वारा चारित्रका ही घात होता चाहिये, सम्यग्दर्शनका घात 
उसके द्वारा क्‍यों होता है ? इसका उत्तर यह हैं कि अनस्तानुबन्धीके उदयसे 
क्रोधादिकृछूप परिणाम होते हैं, अतस्वश्रद्धान नहीं होता, इसलिये परमार्थसे अन- 
न्तानुबन्धी चारित्रमोहनीयकी ही प्रकृति है परन्तु अनन्तानुबन्धीके उदयमें होने 
वाले क्रोधादिकके कालमें सम्यग्दर्न नहीं होता, इसलिये उपचारसे उसे भी सम्पग्‌- 
दर्शनका घातक कहा है। जैसे त्सपनाका घातक तो स्थावरनामकर्मका उदय हू 
परन्तु जिसके एकेन्द्रियजाति नामकर्मका उदय होता है उसके त्रसपना नहीं हो 
सकता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्रियजाति नामकर्मको भी त्रसपनाका चातक कहा 
जाता है । इसी दृष्टिसे कही अनन्तानुबन्धीमे दो प्रकारकी शाक्तियाँ मान ली 
गई हैं घारित्रको घातनेकी और सम्यर्दर्शनकों घातनेकी । 

प्रदत--यदि अनन्तानुबन्धी चारित्रमोहनीयकी प्रकृति है तो उसके उदयका 


अभाव होने पर असंयत सम्यरदृष्टि गुणस्थानमें भी कुछ चारित्र होता जाहिये, 
उसे असंयत क्यो कहा जाता है ? * 


संम्यग्दर्शन इ्५ 


उसर--अनस्तानु बन्धची क्रादि भेद कपायको तीव्रता या मन्दताकों अपेक्षा 
नहीं हैं, क्योंकि भिध्यादुष्टिके तीम्र या मन्द कषायके होते हुए अनन्‍्तानुबन्धी 
आदि चारों कषायोंका उदय युगपत्‌ रहता है । मिथ्यादृष्टिके कषायंका इतना 
मनन्‍्द उदय हो सकता हैं कि उस कालमें शुक्ल लेश्या हो जावे और असंयत 
सम्यग्दृष्टिके इतनी तोव़ कषाय हो सकतो है कि उस कालमे क्रृष्ण लेध्या हो 
जाय । जिसका अनन्त अर्थात्‌ मिथ्यात्वके साथ अनुबन्ध-गठबन्धत हो बह अन- 
न्तानुबन्धी है। जो एकदेशचारित्रका घात करे यह अप्रत्पाल्यानावरण है, जो 
सकलचा रित्रका घात करे वह प्रत्याख्यानावरण है और जो यथाश्यावचारित्रका 
घात करे वह संज्वलन है । असंयत सम्यर्दृष्टिके अनन्तानु बन्धीका अभाव होनेसे 
यद्यपि कषायकी मन्दता होती है परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे चारित्र 
नाम प्राप्त कर सके ! कषायके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं उनमें सर्वत्र पूर्व- 
की अपेक्षा उत्तरोत्तर मन्दता पायी जाती है परन्तु उन स्थानोंमें व्यवहारकी 
अपेक्षा तीन मर्यादाएँ की गई हँ--१ प्रारम्भसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान तकके 
कषायस्थान असंयमके नामसे, २. पञुचम गृणस्थानके कषायस्थान देशचारित्रके 
नामसे और ३. षष्ठादि गृुणस्थानोंके कषायस्थान सकलचारित्रके नामसे कहे 
जाते हैं । 
सम्यग्वनकों महिमा 

सम्यग्दर्गनकी महिमा बतलाते हुए समन्तभद्रस्वामीने कहा है -- 

ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्पग्दर्शन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है इसलिये 
मोक्षमार्गमें उसे कर्णधार--खेव टिया कहते हैं । 

जिस प्रकार बीजके अभावमें वृक्षकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलको 
प्राप्ति नही होती उसी प्रकार सम्यरदर्शनक्रे अभावमें सम्यरज्ञान और सम्य- 
क्वारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलकी प्राप्ति नहीं होती । 

“निर्मोह--मिथ्यात्वसे रहित--स्म्यग्दुष्टि गृहस्थ तो मोक्षमार्गम स्थित है 
परन्तु मोहवान्‌ू--मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्षमार्ग में स्थित नहों है । मोही मुनिकी 
श्रपेक्षा सोहरहित गु हस्थ श्रेष्ठ है ।' 

(तीनों कालों और तीनों लोकोंमें सम्यग्दर्शनके समान अन्य कोई वस्तु देह- 
धारियोंके लिए कल्पाणरूप और भिथ्वात्वके समान अकल्याणरूप नहीं है । 

'सम्यरदर्शनसे शुद्ध मनुष्य ब्रतरहित होने पर भी तरक और तियंव्च गति, 
नपुंसक और स्त्री पर्याय, नीचकुल, विकलाजुता, अल्पायु और दरिद्वताको 
प्राप्त महों होते ।! 
है, रत्नकरण्डअआवकाचार ३१-४६ तक | 





झ्् सम्यक्त्व-चिस्तामणि: 


यदि सम्यर्दर्शन प्राप्त होनेके पहले किसी मनुष्यने नरक आयुका बच्ध कर 
लिया है तो वह पहुले नरकसे नीचे नही जाता है । यदि तियंअच और मनुष्यका 
बत्ध कर लिया है तो भोगभूमिका तियंड्च ओर मनुष्य होता है भौर यदि 
देवायुका बन्ध किया है तो वैमानिक देव ही होता है, भवनत्रिकोंमे उत्पन्त नहीं 
होता । सम्यग्दर्शनके कालमे यदि तिर्यञनच और मनुष्यके आयुबन्ध होता है तो 
निथमसे देवायुका हो बन्ध होता है ओर नारकी तथा देवके नियमसे मनुष्यायुका 
ही बन्ध होता है ।* सम्यगर्दृष्टि जीव किसी भी गतिकी स्त्रोपर्यायकों प्राप्त नही 
होता । मनुष्य और तिर्यवच गतिमें नपुंसक भी नही होता । 


सम्यग्दशनसे पवित्र मनुष्य, ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय 
और बैभवसे सहित उच्च कुलीन, महान्‌ भर्थसे सहित श्रेष्ठ मनुष्य होते है । 


सम्यर्दृष्टि मनुष्य यदि स्वर्ग जाते हैँ तो वहां अणिमा आदि आठ ग्रुणोंकी 
पुष्टिसे संतुष्ट तथा सातिशय शोभासे युक्त होते हुए देवाड्भनाओके समूहमें चिर 
काल तक क्रीड़ा करते हैं ।! 


'सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गस आकर नौ निधि और चौदह रत्नोंके स्वामी समस्त 
भूमिके अधिपति तथा मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा वच्दित चरण होते हुए सुदर्शन 
चक्रको वर्तानेमें समर्थ होते है--चक्रवर्ती होते हैं ।' 


'सम्यग्दर्शनके द्वारा पदार्थोंका ठोक-ठीक निश्चय करने वाले पुरुष अमरेन्‍्द्र, 
असुरेन्द्र, नरेन्द्र तथा मुनीन्‍्द्रोंके द्वारा स्तुतचरण होते हुए छोकके शरण्यभूत 
तीर्थंकर होते हैं ।' 

सम्यग्दृष्टि जीव अन्तमें उस मोक्षको प्राप्त होते हैं जो जरासे रहित है, 


रोग रहित है, जहाँ सुख और विद्याका वैभव चरम सौोमाको प्राप्त है तथा जो 
कर्ममलसे रहित है।! 


“जिनेन्द्र भगवानमे भक्ति रखने वाला--सम्यग्दृष्टि भव्य भनुष्य, अपरिमित 
महिमासे युक्त इन्द्रसमूहकी महिमाको, राजाओोके मस्तकसे पूजनीम चक्रवर्तीके 


चक्ररत्नको और समस्त लोककों नीचा करने वाले धर्मेन्द्रबक्र--तीथंकरके 
धमचक्रको प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्त होता है । 





१६. दुर्गतावायुषों बन्धे सम्यकक्‍त्वं यस्य जायते । 

गतिष्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ।। 

हेटिठमछप्पुढवीणं जोइसिवणभवणसब्बइत्थीणं । 

पुण्णिदरे ण हि सम्मो ण सासणों णारयापुषणे ।१२७॥।-७०-जी ० का० । 


सम्यग्दर्दन ३७ 
सम्यध्यर्षेंत और अनेकाम्त 


पदार्थ द्वव्यपर्यायात्मक है। अतः उसका निरूषण करनेके लिए आचायॉनि 
द्रच्याथिक नय और पर्यायाथिक नय इन दो नयोंकों स्वीकृत किया है । द्रव्याथिक 
तय मुख्यरूपसे द्रव्यका निरूपण करता है और पर्यावाथिक नय मुख्यरूपसे पर्यायको 
विषय करता है। अध्यात्मप्रधान ग्रंथोंमें निश्वयनय ओर व्यवहारनयकी चर्चा 
आती है। निईचयनय गुण-गुणीके भेदसे रहित तथा परके संयोगसे शून्य शुद्ध 
बस्तुतत्वको ग्रहण करता है और व्यवहारनय, गुण-गुणीके भेदरूप तथा परके 
संयोगसे उत्पन्न अशुद्धतासे युक्त वस्तुतत्त्वका प्रतिधादन करता है। द्रव्याथिक 
और पर्यायाथिक तथा निश्चय और व्यवहार नयके विषय परस्परविरोधी हैं । 
द्रव्याथिकनय पदार्थकों नित्य तथा एक कहता है तो पर्यायाथिकनय अनित्य तथा 
अनेक कहता हैं। निश्चयनय आत्माको शुद्ध तथा अभेदरूप वर्णन करता है तो 
व्यवहारनय अशुद्ध तथा भेदरूप बतलाता है । नयोंके इस विरोधको दूर करनेवाला 
अनेकान्त है । विवक्षावश परस्पर विरोधी धर्मोकों गौणमुख्यरूपसे जो ग्रहण 
करता है उसे अनेकान्त कहते है। सम्यग्दृष्टि भनुष्य इसी अनेकान्तका आश्रय 
लेकर वस्तुस्वरूपको समझता हे और पात्रको योग्यता देखकर दुसरोंको समझाता 
है । सम्यग्दर्शनके होते ही इस जीवकी एकान्तदृष्टि समाप्त हो जाती है, क्योंकि 
निश्चय और व्यवहारके वास्तविक स्वरूपको समझकर दोनों नयोंके विषयमें 
मध्यस्थताको ग्रहण करने वाला मनुष्य ही जिनागममे प्रतिपादित वस्तुस्वरूपको 
अच्छी तरह समझ सकता है ।' सम्यग्दृष्टि जीव निशभ्चयाभास, व्यवहाराभास 
और उभयाभासको समझकर उन्हें छोड़ता है तथा वास्तविक बस्तुस्वरूपको 
ग्रहणकर कल्याणपथमें प्रवतंता है । 
सम्परदुष्टिकोी अन्तदु छ्टि 

श्री अमृतचन्द्र स्वामीने कहा है-- सम्यर्दृष्टेभंवति नियत ज्ञान-वेराग्यशक्ति:! 
सम्यग्दृष्टि जीवके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी दाक्ति प्रकट हो जाती है इसलिए 
वह संसारके कार्य करता हुआ भी अपनी दृष्टिको अन्तमुखी रखता है। “मैं 
अनन्तज्ञानका पुज्ज, शुद्ध--रागादिके विकारसे रहित चेतनद्वव्य हैं, मुझमें अन्य 
द्रण्य नही हैं, मैं अन्य द्रव्यमं नहीं हूँ और आत्माके अस्तित्वमे दिखनेवाले 
रागांदिक भाव मेरे स्वभाव नहीं है ।' इस प्रकार स्वरूपकी ओर दृष्टि रखनेसे 
सम्यरदुष्टि जीव, अनन्त संसारके कारणभूत बन्धसे बच जाता है । प्रशम- 
संवेगादि गृणोंके प्रकट हो जानेसे उसकी कषायका धेग ईंधन रहित अग्निके समान 


प्र 


१. व्यवह्वारनिश्चयों यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः । 
प्राप्तोति देशनायाःस एवं फलछूमविकलं श्षिष्यः ।--पुरुषार्थ ० । 


८ सम्यकक्‍्त्वं-चिन्तामणिः 


उत्तरोत्तर घटता जाता है यहाँ तक कि बुराई होने पर उसकी कषायका संस्कार 
छह महीनेसे ज्यादा नहीं चलता । यदि छह माहसे अधिक कषायका संस्कार किसी 
मनुष्यका चलता है तो उसके अनन्तानुन्धी कषायका उदय है ओर उसके रहते 
हुए वह नियमसे मिथ्यादुष्टि है" ऐसा समझना चाहिये । सम्यरदृष्टि जीव अपनी 
बैराग्यशवितके कारण सांसारिक कार्य करता हुआ भी जलमें रहनेवाले कमलपत्रके 
समात निलिप्त रहता हैं। वह भिध्यात्व, अन्याथ और अभधन्‍्ष्यका त्यागी हो 
जाता है । भय, आशा, स्नेह या छोभके वशीभूत होकर कभी भी कुदेव, कुझशास्त्र 
और कुगृुरुओंकी उपासना नहीं करता । किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं करता । 
हाँ, किसीके द्वारा अपने ऊपर आक्रमण होने पर आत्मरक्षाके लिए युद्ध आदि 
भी करता हूँ। मांस-मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थोका सेवन नहीं करता । 
तात्पर्य यह है कि सम्पक्‌ दृष्टिकों चाल-ढाल हो बदल जाती है ।* 


विनीत 
पन्‍नालाल जेन 





१. अंतोमुहुत्त पकक्‍्खो छम्मासं संख संत णंतभवं |. « 
संजलणमादियाणं वासणकालो दु णियेमण ॥--गो०क०का० । 
२, रत्नकरण्डकश्ावकाचारको प्रस्तावनाका एक अं । 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम मयूस 


मज़ुलाचरण-पश्च बालयतियोंकों नमस्कार, पूर्वाचार्यस्मरण, बतंमान 
स्वकीय-गुरुस्म रण, ग्रन्थ-प्रतिज्ञा 

मिथ्यात्वके वर्णनमें कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुका वर्णन 
अतत्वश्रद्धानके अन्तर्गत सात तत्त्वोंकी विपरीत मान्यताका वर्णन 
मिथ्यात्वके फलस्वरूप नरकादि गतियोंके दुःखोंका वर्णन 
मिथ्यादृष्टिको प्रवृत्तिका वर्णन 

सप्त भय वर्णन 

शब्जुतदिक आठ दोषोंका वर्णन 

अष्टमदों तथा तीन मृढताओंका वर्णन 

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति किस जीवके होती है 

सम्यग्दर्शनका माहात्म्य 

सम्यग्दुष्टि सात भयसे रहित होता है 

सम्यग्दर्शनके आठ अज्जींका वर्णन 

सम्यर्दृष्टिकि आठ मदोंका अभाव होता है 

षडायतन और तीन मूढताओंके अभावका वर्णन, प्रथम मयूखका 
समारोप 


द्वितोय सयूख 
सम्यग्दर्शनके भेद 
सात तत्त्वोंके वर्णनमें जीवतत्वका वर्णन 
जोवके औपशमिकादि भावोंका वर्णन 
जीवके भेदोंके अन्तर्गत मुक्त जीवोंका वर्णन 
संसारी जीबोंके वर्णनमें पाँच परिवर्तनोंका स्वरूप 
चौदह गुणस्थानोंका वर्णन 
जीवसमासोंका वर्णन 
पर्याष्तियोंका वर्णन 
दश प्राणोंका वर्णन 
चार संज्ञाओंका वर्णन, द्वितीय मयूखका समारोप 


श्न्ड 
४-९ 
७-१० 
११-१५ 
१६०१७ 
१७-१८ 
१८-२० 
२०-२१ 
२२-२७ 
२८-३२ 
३३-२६ 
३७-४५ 
४६-४७ 


४७-४८ 


४९-५४ 
५४-५७ 
५७-५८ 
५९-६१ 
६१-६७ 
६७-७६ 
3७६०-७९ 
७९-८२ 
८२-८३ 
८६१३-८६ 


४० सम्यक्त्व-चिन्तामणि- 


तृतीय मगूल 


१४ मार्गणाओंके अन्तर्गत गतिसार्गणाका वर्णन सात पृथिवियोंका 
वर्णन, तारकियोके दुःखोंका वर्णन, वेदना तथा लेश्याओंका विवेचन 


शरीरकी अवगाहनाका निहूपण ८७-९४ 
कौन जीव नरकोंमे कहाँ तक उत्पन्न होते है ? नारकियोंके सम्यरद- 

हंन, गुणस्थान तथा आयुका वर्णन ९५-९८ 
तिर्यग्गति मार्गणाके अन्तर्गत तिय॑ञड्चोंके भेंद-प्रभेदोंका वर्णन ९८-९९ 
मनुष्यगति मार्गणाके अन्तर्गत मनुष्योका लक्षण, उनके आर्य, स्लेच्छ, 

भोगभूमिज, कुभोग भूमिज आदिका वर्णन १००-१०३३ 
आर्यों और म्लेच्छोंका विशेष वर्णन १०३-१०४ 
जीवोंके आधारभूत मध्यलोकका वर्णन, सर्वप्रथम द्वीप-समुद्रोंकी 

नामावली १०५-१०६ 
जम्बूद्वी पके क्षेत्र, कुलावचठ, नदी, सरोवर आदिका वर्णन १०७-१११ 
धातकीखण्ड आदि द्वीपोंका वर्णन १११-११२ 
मनुष्यगतिमें कौन जीव उत्पन्म होते हैँ ११२-११३ 
देवगतिका वर्णन, देवोंके भेद, उनके आवासस्थान ११३-११६ 
ऊर्ध्वलोकके अन्तर्गत बैमानिक देवोंका वर्णन, शरीरकी अवगाहना, 

भायु आदिका वर्णन ११७-१२१ 
देवोंमें कौन जीव कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ? १२१-१२२ 
देवोंके गुणस्थान आदिका वर्णन, तुतीय मयूखक्रा समारोप १२३ 

चतुर्थ सयुख 


मंगलाचरण, इन्द्रियमा्गंणाके आधारपर जीवतत्त्वका वर्णन, 
इन्द्रिवका लक्षण, उनके भेद, विषयक्षेत्र का वर्णन, एकेन्द्रियादिक 
जीवोंको अवगाहनाका निहूपण १२४-१२७ 
कायमार्गणाके अन्तर्गत षट्‌ काय जीवोका वर्णन, पृथिवीकायिक आदि 
जीवोॉके आकार तथा साधारण और प्रत्येक वनस्पतिकायिक 


जीवोंका विश्लेषण १२७-१२९ 
योगमार्गगाके अन्तर्गत योग्रोंका लक्षण, उनके प्रभेद, काययोगके 
भेंदोंका विश द वर्णन १२९-१३६ 


वेदमाग णाके अन्तर्गत द्रव्यवेद, भाववेद तथा उनके परिणामोंका 
सोदाहरण वर्णन 


कृषायमार्गणाके अल्तर्गत कषायके लक्षण, उनके अवान्तर भेद तथा 
अनन्तानुबन्धी आदि कषायोंके लक्षण आदिका निरूपण १३९-१४२ 


१३६-११८ 


विवेवश्तुकमेणिकां ॥ 24 


ज्ञानमांणाके अम्वर्गत ज्ञानके पाँच भेवः तछत उतका स्वरूप १४२-१४६ 
संयममार्भणाके अन्तर्गत सामायिक, छेदोंपत्थापस, करिहारकिशुद्धि, 
सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात चारित्रके छक्षण तथा उनका ५ 


गुणस्थानोंमे सत्व आदिका वर्णन १४९-१४*% 
दर्कवमार्गणाके अन्तगंत चल्लुर्दर्शन, अचक्षुदशंन, अवधिदर्शन तथा 
केवलदर्शनके लक्षण १४९-१५७ 


लेब्यामार्गणाके अन्तर्गत लेष्याका लक्ष ण, उसके द्रव्यलेशया और भाव- 
लेक्या, क्रष्ण, नील, कापोत, पीत, पष्म तथा छुक्लछेश्या वाले 


जीवोंके लक्षण, लेश्याओंका गुणस्थानोंमें विभाजन १५०-१५५ 
भव्यत्वमार्गणाके अन्तर्गत भव्य और अभव्यका लक्षण १५५ 
सम्यक्त्वमार्गणाके अन्तर्गत सम्यक्त्वका लक्षण, उसके औपशमिक 
आदि ६ अवान्तर भेदोंका निरूपण १५५-१५८ 
संज्ञीमार्गणाके अन्तर्गत, संज्ञी, असंज्ञी और उभयव्यवहारसे अतोत 
जीवोंका प्रतिपादन १५८-१५९ 
आहारकमार्गणाके अन्तर्गत आहारका लक्षण, आहारक अनाहारक 
जीवोंका विश्लेषण १५९-१६० 
समुद्धातका स्वरूप तथा उसके सात भेदोंका निरूपण १६०-१६४ 
उपयोगप्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वक्रा वर्णन, उपयोगके ज्ञानोषयोष 
तथा दर्शानोपयोग भेदोंका निर्देश; चतुर्थ मयूखका समारोतर १६१-९६ है 
पथ्चयसम 
मरुलाचरण, अजीवतत्त्वके निरूपणकी प्रतिज्ञा, अजीवका लक्षण ठंधां 
उसके पुद्ूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल भेद १६४०१६७५ 


पुदृगलद्रव्यका लक्षण, पुदुगलद्रब्यके पर्याय, पुदुंग्लके अंणु और 
स्कन्धभेद, परमाणुका लक्षण, स्कन्‍्धका लक्षण तथा उसके 


बननेकी प्रक्रिया के १६३०१७२ 
धरमंद्रन्ध और अधर्मद्रव्यका लक्षण १७२९-१७ दे 
आकाशद्रग्यका लक्षण १७२-१७४ 
कालद्रव्यका वर्णन, उसका स्वरूप तथा भेद श्र 
दव्यस्वरूपके अन्तर्गत उत्पाद, ब्यय और छौव्यका वर्णव, कालाःण्यकी 

उपयोगिता १७४०-७७ 
गुणोंका लक्षण श्श्र्ट 
पर्यायका लक्षण * है।आर, 


अस्तिकायका लक्षण, पञ्चम मयूखका समापन शक टैसड 


हरे सर्म्यकत्व-चिन्तामणि: 


मजुलाचरण, आल़वकों रथपाण तथा उसके भेद १८२-१८१ 
जीवाधिकरण और भअजीवाधिकरण आखवके भेद १८३-१८४ 
आख़बके भेद, मिथ्यास्व, अविरति, १५ प्रमाद, २५ कथाय तथा १५ 

प्रमादोंका नामोल्लेख १८४-१८७ 
भिथ्यात्वादि भावास्रवोंका गुणस्थानोंमें भेदवर्णन १८७ 
ज्ञानावरणके आत़व १८८ 
दर्शनावरणके आख्रव १८८-१८९ 
अंसंद चके आास्रव १८९-१९० 
सैंद्रेधके आस्र व १९० 
दर्शनमोहके आंलव १९० 
कर्षायवेदनीय और अकषायवेदनीयके आख्रव १९१-१९२ 
नरकायुकफे आज्रव ॥ १९३-१९४ 
तिर्यगायुके आास्रव १९४ 
मनुष्यायुके आख्रंव १९५ 
वेवायुके अल्व, सम्यक्त्व बन्धका कारण कैसे है--शड्ा समाधान १९५-१९६ 
भशुभनामकर्मका आख्रव १९७ 
शुभनामकर्मका आश्नव १९८ 
तीवंकरनाभकर्मका आख्रव १९८-१९९ 
तीचगोत्रकमंका अआर्ूव १९९-२०० 
उच्चगोन्रकर्म का आस्रव २०० 
अन्त रायकर्मका आज्रव २००-२० १ 
संक्षेपसे शुभाशुमकर्मोका मालत्रव २०१ 
भिन्न आलव बतछानेकी सार्थकता २०१ 
शुभ-अशुभ, दोनों आख्रवोंकी समानताका वर्णन, षष्ठ मयूलका 

समापन २०१-२० ३ 

सप्तम मयूसख 
मज़्राचरण, बन्ध ओर उसके कारणोंका निरूपण २०४-२०६ 


प्रकृतिबन्धका लक्षण तथा उसके मूलभेद, मुझकमोके उदाहरण, २०६-२०८ 
फाति, अधाति कर्मोके नामोल्लेख, ज्ञानावरणादि कर्मोंका 

सामान्य स्वरूप और क्रम २०८-२०९ 
'कमोंके उत्तर भेद २०९ 
जानावरणके भंदोंका निरुषण २१० 


जिपेमासुकमंशिका 
दर्शनावरणके नौ भेदोंका वर्णन आय 
बेदनीयकर्मके भेद - ४०५ पड ॥ 
मोहनीयकर्मके भेदोंका वर्णन 
आय्युकर्मके भेद 
सामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंका वर्णन 
मोत्र और अन्तरायकी उत्तरप्रकृतियोंका वर्णन 
भेदाभेदविवक्षामे बन्वयोग्य प्रकृतियोंकी संख्या 
गुणस्थानोमे बन्धकी चर्चाके अन्तर्गत विशेष वर्णन 
गुणस्थानों में बन्धव्युक्छित्तिका वर्णन 
मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ 
सिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अबन्धयोग्य प्रकृतियाँ 
स्थितिबन्धका वर्णन, मूलोत्तरप्रकृतियोंकी स्थितिका मिरूपण 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारण तथा उसकी विशेषता 
मूलोत्तरप्रक तियोंका जघन्य स्थितिबन्ध 
जधन्य त्थितिबन्धके स्वामी 
आबाधाका लक्षण तथा उसको व्यवस्था 
अनुभागबन्धका वर्णन 
उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी सामग्री और स्वामी 
जधन्य अनुभागबन्ध॒के स्वामी 
दुष्टान्त द्वारा घातिकरमोंकी अनुभागशक्तिका वर्णन 


अघातिकर्मोंकी अनुभागश क्तिका दृष्टान्त सहित वर्णन 

अधाति कर्मोके अन्तर्गत पुण्यप्रकृतियां 

| ण् ». ापभरकृतियां 

सर्वधाति, देशघाति, पुदूगलविपाकी, क्षेत्रविपाकी, मवबिपाकी 
और ज़ीवबिपाकी प्रक्ृतियोंका वर्णन 

प्रदेशबन्धका लक्षण और मूलोत्तरप्रकृतियोंमें समयप्रबद्धका 
बेंटवारा 


उत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी सामग्री और स्वामी 
जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामी 


बन्धके अनादि सादि आदि भेद तथा बन्ध ही दुःखका कारण हैं, 
इसका वर्णन 


डर 


२६१०-२१ ६१ 
! ' रेट 
२११-२ ११ 
२१३ 
२१३-०२२७ 
२२०-२११ 
२२१-२२२ 
२२२ 
२२३-२२६ 
२२६-२२७ 
२२७०२२८ 
२२८-२३० 
२३०-२३२ 
२३ २-२३ हे 


. २३३-२३४ 


२३४-२३६ 
२३६-२३७ 
२३७-२४० 
२४०-२४२रे 

रे४रे 
२४३-२४४ 

२४४ 
२४४-२४५ 


२४५०२४३६ 
२४७-२५२ 
२५२०-२५ ३ 


२५३-२५४ 


२५४-२५७ 


डड संम्यक्त्वनचिन्तामणि: 
अष्टम भयूख 


अज़ूलाचरण, संवरका लक्षण तथा उसके गुप्ति, समिति आदि 
कारणोंका वर्णन 

सप्रितियोंका विस्तृत वर्णन 

व्कातमाँके अन्तर्गत उत्तम क्षमाघमंका वर्णन 

मार्दवधमंका नि 


शी आर्जवधमंका . ,, 

कु शौचघर्मका हि 

हर सत्यधर्मका हा 

हे संयमघमंका. ,, 

+४ तपोधमंका दे 

ग त्यागधर्मका हि 

५ अआकिज्चन्यधर्म ,, 

कर ब्रह्मचरय ५ 
झदझ अनुप्रेक्षाओंके अन्तगंत अनित्यानु प्रेक्षा 

न अशरण अनुप्रेक्षा 

$5 संसार का 

8 एकत्व 3 

के अन्यत्व ,, 

| अशुचि ड 

१ भाखव  ,, 

फे संवर शा 

हर निर्जा ,, 

कर लोक | 

हा वोषि-वुलूंभ ,, 

कर धर्ममावना ,, 
बाईस परीषहजयोंका वर्णन 


संवरके साधक चारित्रका वर्णन 

नवस सयूक् 
मज़ुलाचरण, बाह्य तपोंका वर्णन 
अन्तरजु तपोंके अन्तर्गत प्रायश्चित्त तपका वर्णन 
विनय तप 
बेयायुस्य तप 


२५८-२५९ 
२०९-२६६ 
२६६-२६७ 
२६७-२६९ 
२६९-२७१ 
२७१-२७३ 
२७३-२७५ 
२७५-२७७ 
२७७-२७९ 
२७९-२८३ 
२८३-२८५ 
२८५-२८८ 
२८८-२९० 
२९०-२९२ 
२९२-२९४ 
२९४-२९६ 
२९६-२९८ 
२९८-३०० 
३०००३०१ 
३०१-३०३ 
३०३-३०४ 
३०५-३०६ 
३०६-३०८ 
३०९-३१० 
३१०-१२१ 
३२१-३ २३ 


३२४-३२६ 
३२६-३२९ 
३२५९५-३३७ 
३३०-३३१ 


विषयानुक्रमणिका 

स्वाध्याय तप 
ब्यूत्सर्ग तप 
ध्यान तपके अन्तर्गत आर््तध्यान 

नि ४ रौद्रध्यान 

है) गा ध॒र्म्यध्यानके चार भेदोंका वर्णन 

के हद धुकक्‍लष्यान गा ये 
गुणश्रेणी निर्जराके दश स्थान तथा तपका माहात्म्य 


दशस सपयूल 


मड्भुलाचरण, मोक्षका स्वरूप, केवलज्ञानपूवंक ही मोक्ष होता है, 


अहंत्परमेष्ठो का वर्णन 


सिद्धोंका वर्णन तथा सिद्धोंके ऊष्वंगमन स्वभावका सदृष्टान्त वर्णन 
सिद्धोंका क्षेत्र, काल, गति आदि अनुयोगोंके द्वारा वर्णन 


भोक्षकी प्रशंसा 


व्यवहा रसम्यरदर्शनके विषयभूत देव, शास्त्र, गुरुका स्वरूप, भ्रन्थका 


समारोप 


ड्प्‌ 


३३१-२३२ 

३३१२ 
३३३-३३१४ 

औरे४ड 
३३५-३३६ 
३३६-३ ३८ 
३३८-३ २९ 


३े४०-३४२ 
रे४३- ३४४ 
र२४४-३४९ 
३४९-३५० 


३२५१-३५६ 


_-्् 


9 ३ हि क़ञीएडी ल इण :0 2७ 


मालिनी 
स्वागता 
उपजाति 
इन्द्रवजा 
आर्या 


अनुष्टुप्‌ 


वसनन्‍्ततिलका 


» उपेन्द्रवत्ना 
« प्रमदानव 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिमें 
प्रयुक्त छन्दोंकी नामावली 


११. भुजड्भधप्रयात 
१२. द्वतविलम्बित 
१३. वंशस्थ 

१४. ख्ग्धरा 

१५, शालिनि 

१६. मज्जुभाषिणी 
१७. शिखरिणी 
१८. रथोद्धता 

१९, हिन्दीगीतिका 


खोबीतरागाय ममः। 
सम्यक्त्व-चि न्‍्ताम रिपः 
प्रथमो मयूबः 


सिविध्नरूपसे प्रारिषण्पित ग्रन्थकों समाप्तिके लिए पांच बारूयति 
तोर्थंकर वासुपूज्य-मल्लिनाथ-नेसिनाथ-पाइवंनाथ ओर वर्धभान भगवान्‌का 
स्तवन करते हुए मड्भलाचरण करते हैं-- 
मालिनी छन्द 
जयति जनसुवन्धशिचिच्चमत्कारनन्धः 
शमसुखमरकन्दो5पा स्तकर्मा रिवृन्दः । 
निखिलमुनिगरिष्ठः कीतिससावरिष्ठः 
सकलसुरपपृज्यः श्रीजिनों वासुपृज्यः ।|१॥ 
अर्थ--जो समस्त मनुष्योंके द्वारा बन्दनीय हैं, चेतन्य-चमत्कारसे 
समृद्धियुक्त हैं, सहज शान्ति और सुखसमूहके कन्द हैं, कमंरूप छात्रुओंके 
समूहको नष्ट करनेवाले हैं, अखिल मुनियोंमें श्रेष्ठतम हैं, कीतिके 
सद्भावसे लोकोत्तम हैं तथा समस्त इन्द्रोंके द्वारा पूज्य है, वे वासुपृज्य 
जिनेन्द्र जयवन्त्र रहें ॥१॥ 
स्वागता छन्द 
मोहमल्लमदमेदनधीर॑ कीर्तिमानग्रुखरीकृतवीरम । 
घेयखम्भविनिषातितमारं त॑ं नमामि वरमल्लिकुमारस्‌ ।।२॥ 
अर्थ--जों मोहरूपी मलल्‍लका मद भेदन करनेमें धीर हैं, जिन्होंने 
कीतिके मानसे वरोंको मुखरीक्ृत किया है--समस्त वीर जिनका सुयश 
गते हैं और धेयरूपी कृपाणके द्वारा जिन्होंने कामको सार गिराया है उन 
बालयति मल्लिनाथ भगवान्‌को नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
उपजाति छन्द 
विश्ञातलोकत्रितयं समन्तादनन्तबोधेन बरुधाधिनाथम्‌ । 
८ माननीय प्लुनिनाथनेर्मि नौमीरवर धमंरथस्य नेमिम्‌ |३॥ 


अथे--जिन्होंने अनन्तशानके द्वारा तीनों लोकोंको जान लिया है, 
जो सबंत्र विद्वानोंक अधिपति हैं, माननीय हैं तथा धर्मरूपी रथके प्रवर्तक 
हैं उन मुनिराज नेमिनाथ भगवानुको मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 


२ सम्यवस्व-चिन्तामणि: 
इन्द्रवज्ञा 


ग्रेनातिमानः कमठस्य मानो ध्वस्तोष्समस्थेयंगुणाणनेव । 
देदप्रभादीपितपाए्वे देश त॑ पाश्यनाथं सतत नमामः ॥ ४ ॥| 


अर्थ--जिन्होंने कमठके बहुत भारी मानकों अपने अनुपम धेयंरूपी 
गुणके एक अंशमात्रसे नष्ट कर दिया था तथा जिन्होंने अपनी प्रभासे 
समीपवर्ती प्रदेशको देदीप्पमान कर दिया था, उन पाश्व॑नाथ भगवान्‌को 
हम सदा नमस्कार करते हैं ।।४॥। 


उपजाति 
यं जन्मकन्याणमहोत्सवेषु सुराः समागत्य सुरेशलोकात्‌ । 
क्षीराब्धिनीर रधिमेरुशुक्क समभ्यसिष्चन्‌ वरसक्तभावात्‌ ॥७॥ 
त॑ वर्धमानं श्रुवि वर्धभान॑ श्रेय:श्रिया ध्वस्तसमस्तमानम्‌ | 
भक्‍्त्या भृतः संमुदितक्च नित्यं नमामि वीर हतकमंतानस्‌ ।।६॥। 
अरथें--जन्मकल्याणकके महोत्सवोंमें देवोंने स्वगंलोकसे आकर सुमेद 
पव॑तके शिखरपर उत्कृष्ट भक्तिभावसे क्षीरसागरके जलसे जिनका 
अभिषेक किया था, जो पृथ्वीपर कल्याणकारी लक्ष्मीसे बढ़ रहे हैं, 
जिन्होंने समस्त मानकों नष्ट कर दिया है तथा कर्मसमूहको नष्ट कर 
दिया है ऐसे भगवान्‌ वर्धभान स्वामीकों भक्तिसे परिपूर्ण तथा प्रकृष्ट 
हष॑से युक्त हो निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥५-६॥ 
अब पूर्वाचाय॑प २ म्पराके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं-- 
आर्या 
कुन्दकुसुमसमकीतिं मूर्ति श्ृध्यात्मतत्त्वविद्यानाम्‌ । 
चुधवुन्दारकवुन्देवन्धं वन्‍्दे च झुन्दकुन्द तम्‌ || ७ || 
अनुष्द्प्‌ 
उमास्वाभिगरु:. शास्त्राम्भोभिमन्थनमन्दरः । 
तस्वाय॑स्त्रक॒दू वन्धः केषां नाम न भूतले॥ ८ ॥ 
उदण्डवा दिवेतण्ड-गण्डमण्डलदण्डनः । 
जीयात्समन्तभद्रोष्य॑ वन्‍्दनीयः सता सदा॥ ९॥ 


प्रथमो मबूख: ्े 
आर्या 
यैन सर्वार्थंसिद्धी रचिता सर्वार्थसिद्धिदा पूसामर । 
जीयाज्जगति स पूज्य प्राचायं: पूज्यपादोध्यम ।।१०।॥। 
व्यपगतकमंकलडूं सकल विकल॑ मदेन शास्त्रज्षस । 
कोधिदकमलूदिवाकरमीडे.. श्चाचार्यमकलक्म ॥११॥ 
सुपदा शोभनवर्णा विभाति कान्तेव भारती यस्य | 
तमहं जिनसेनगुरु महाकवीन्द्र नमामि सद्भकत्या ॥१२॥ 
अम्ृतोषमा यदीया वाचां धारा बुघेन्द्रसंश्लाध्या। 
प्रबह्दधति लोके सततं बन्देष्सृतचन्द्रसूरिं तम्‌ ॥१३।। 
अपहृतबुधजनतन्द्र व्यपगतनिद्र परोपद्िितदक्षस । 
प्रणमामि नेमिचन्द्र चन्द्र' शास्त्राम्बुधे! पूर्णय्‌ ॥१४॥ 
अनुष्ह॒प्‌ 
यस्य लोके लसत्कीत्यों पूर्णचन्द्रोडपि लज्जितः । 
जयाताच्छमचन्द्रोडयं चिरं चारुगुणालय: ॥ १५॥ 
अथे--जिनको कीति कुन्दकुसुमके समान उज्ज्वल है, जो अध्यात्म- 
तत्त्व सम्बन्धी विद्याओंकी मूर्ति हैं और बड़े-बड़े विद्वानोंके समूह जिन्हें 
वन्दना करते हैं उन कुन्दकन्दाचार्यको मैं नमस्कार करता हूँ ॥७॥ जो 
शास्त्ररूपी समुद्रका मन्थन करनेके लिये मन्दराचल हैं तथा तत्तवाथे- 
सूत्रकी जिन्होंने रचना की हैं ऐसे 3मास्वामी गुरु पृथ्वीतलपर किनके 
वन्दनीय नहीं हैं ॥८॥॥ जो उदृण्डबादीरूप हाथियोंके गण्डस्थलको दण्डित 
करनेवाले हैं तथा सत्पुरुषोंके सदा बन्दना करनेके योग्य हैं वे समन्तभद्राचार्य 
सदा जयवन्त रहें ॥९॥ जिन्होंने मनुष्योंके समस्त प्रयोजनींकी सिद्धि करने 
वाली सर्वाधसिद्धि--तत्त्वार्थसूत्रकी टोका रची है तथा जगत्‌में जो सबके 
पूज्य हैं वे पृज्यपाद महात्‌ आचाय॑ जयवन्त रहें ॥१०॥ जिन्होंने कर्मरूपी 
कलझुको दुर किया है, जो अनेक कलाओंसे सहित हैं, गरबंसे रहित हैं । 
धास्त्रके ज्ञाता हैं तथा विद्ृज्जनरूपी कमलोंकों विकसित करनेके लिये 
सू॑ हैं उन आचाये अकलद्भुदेवकी में स्तुति करता हूँ ॥११॥ जिनकी वाणी 
कान्ताके समान सुपदा--अच्छे पदोंसे सहित (कान्तापक्षमें सुन्दर चरणों- 
से सहित) और सुवर्णा--उत्तम अक्षरोंसे युक्त (कान्ता पक्षमें सुन्दर रूपसे 
युक्त) सुक्योभित है उन महाकवी द्र जिनसेन गुरुकों मैं उत्तम भक्तिसे 


४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


नमस्कार करता हूँ॥१२॥ बड़े-बड़े विद्वानोंके द्वारा प्रशंसनीय जिनकी 
अमृततुल्य वचनघारा लोकमे निरन्तर बहती रहती है उन अमृतचन्द्र 
सूरिको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ जिन विद्वज्जनोंकी तन्द्राको नष्ट कर 
दिया है, जिनकी स्वयंकी निद्रा--प्रमाददशा नष्ट हो गई है, जो परोपका र- 
में निपुण हैं तथा श्ास्त्ररूपी समुद्रको वृद्धिड्भत करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमा 
हैं उन नेमिचन्द्र आचायंको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१४॥ लोकमें जिनकी 
शोभायमान कीतिसे पूर्ण चन्द्रमा भी लज्जित हो जाता है उत्तम गुणोंके 
गृहस्वरूप वे शुभचन्द्राचायं चिरकाल तक जयवन्त रहें ॥१५॥ 
आगे ग्रन्थकर्ता अपने वर्तमान धमंविद्यागुरुओंका स्तवन करते हैं-- 
उपजाति 
है; 
गेषां कृपाकोमलदृष्टिपात: सुपुष्पिताभून्मम सक्तिवल्ली | 
तान्प्रा्थये वर्णिंगणेशपादान्‌ फछोदयं तत्र नतेन मूर्ध्ना ॥१६॥ 
७ 4 चर 
यस्याजवो5सौ सतत मनो मे घिनोति शिष्येरुपसेव्यमानम्‌ । 
नमाम्यहं धमेगुरु सुभकत्या दयासुधादीधितिमालिनं तम्‌ ॥१७॥। 
अर्थ-- जिनके कृपाकोमलदृष्टिपातसे मेरी सूक्तिरूपी लता सुपुष्पित 
हुई है उन वर्णी गणेशके चरणोंमें मैं उस लता पर नम्नीभूत मस्तकसे 
फलोदयकी प्राथेना करता हूँ ॥१६।। जिनकी सरलता सदा मेरे मनको 
संतुष्ट करती रहती है तथा जो अनेक शिष्योंके द्वारा सेवनीय हैं उन 
धमंगुरु श्रीदयाचन्द्रको मे भक्तिपूवंक नमस्कार करता हूं ॥१७॥ 
आगे ग्रन्थकर्ता ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 
४ शादूंल विक्रीडित 
पूर्वाचाय परम्परामनुगतः सन्मार्गनिर्देशनीं 
शास्त्रागारविशत्पमुग्धजनतासंक्लेशतापापहस्‌ । 
सम्यक्त्वाभिधरत्नरश्मिविमलालोकेन संशोभित॑ 
व्ष्ये प्रन्थमपरश्चिमं लूघुमिमं सम्यक्त्वचिन्तामणिम्‌ | १८॥ 
वसनन्‍्ततिलका 
ईशाड्प्रिपक्ृजयुगं_ हतपापपुष्जं 
मड्जुप्रभ॑ प्रचुरभक्ति भरेण नत्वा | 
अज्ञानगाढतमसा हतनेत्रजाल--- 


बालप्रबोधविधये विदधामि यत्नम्‌ ॥१९॥ 


प्रथमों मयूख: ५ 


अथे--सन्मागंका निर्देश करनेवाली पूर्वाचायोंकी परम्पराका अनुसरण 
करता हुआ मैं शास्त्ररूपी गृहमें प्रवेश करनेबाली प्रमुमध जनताके 
संब्लेशजन्य तापको हरनेवाले तथा सम्यक्त्व नामक रत्नकी किरणोंके 
निमंल प्रकाशसे सुशोभित इस सम्यवत्वचिन्ता्माण नामके लघुकाय किन्तु 
श्रेष्ठ ग्रन्थको कहूँगा ॥१८॥ पापपुआ्जको नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्र 
भगवानुके सुन्दर चरणकमल-युगलको बहुत मारी भक्तिसे नमस्कार कर 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारसे दृष्टिहीन बालकोंके प्रबोधके लिये प्रयत्न 


करता हूँ ॥१९॥ 
| अनुष्द॒प्‌ 
अथातः संप्रवस्‍््यामि सम्यग्दर्शनमल्पश्ञः । 
संसारसिन्धुमग्नानां प्रोतपात्र मलुत्तमस्‌ || २० ॥। 
तत्र सहशनाभाषे भुज्जानों दुःखसन्ततिम्‌ । 
वण्येते पुरुषः पूव श्लौकमेव्यतमाक्षरे: | २१॥ 
अथं--अब आगे उस सम्यग्दर्शनका संक्षेपमें कथन करूँगा, जो संसार- 
सागरमें निमग्न जीवोंके लिये उत्तम जहाजके समान है ॥२०॥ इस संदर्भभें 
सबसे पहले सम्यग्दर्शनके अभावमे दुःखसमूहको भो गनेवाले पुरुष (आत्मा)का 
उत्तम अक्षरावदीसे युक्त इलोकोंके द्वारा निरूपण किया जाता है ॥२१॥ 
आगे सम्यर्दर्दान प्राप्त करनेके पहले इस जीवकी कैसी परिणति होती 
है, यह कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और कुधमंकी 
सेवा 5 है, इसलिये कुदेवादिकका वर्णन भी यहां प्रसद्भवश् किया 
जाता है-- 


अनादिबद्धमिथ्यात्वगादष्वान्तापलोंचनः । 
हिताहितानभिज्ञोड्यं शाव्योपहतमानस: ॥ २२ | 
रागठेपादिदोपाणां संघेन परिसंस्क्ृतम्‌ । 
गदाघ्रायुधशुम्भन्‍्त॑ मामिनीहतमानसम्‌ ॥ २३ | 
अविश्याया: कुलागारं मायामोहनिकेतनम्‌ । 
कदम्बर्क॑ कुदेवानामयम्चति जातुचित्‌ ॥ २४ ।॥ 
पूर्वापरविरोधेन पूरितोदरसंभृतम्‌ । 
हिंसादिपापपुज्जानामसाधारणदेशनमू_॥ २५ | 
अवोधोषद्टतस्वान्तेमेहिदृदूषितमानसे! | । 
प्राकृतेर्जातनिर्माणं मिथ्याज्ञास्त्रकदम्नकम ॥२६ ॥ 


६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
सादर वन्दते नित्य हितलाभमनीषया । 
तदस्रप्त्या भृञ्न भूयः क्लेशमाप्नोति सन्‍्ततम्‌ ॥२७॥ 
मिथ्यातपश्चमत्कारेम्ु ग्धमत्येविमोहितम | 


हिंसासंकेतसदनं कामकेलिकुलाल्यम्‌ ॥२<८॥ 
नेकदु:खतरज्ञाणामाश्रये मवसागरे । 
तितीषूंणां नृणां नूनं पराषाणमयपोतकम्‌ ॥२९॥ 
अभिमानमहीकान्त॑ दीर्घसंसारसंस तिम । 


संघं तापसधूर्तानां म्रक्तिहेतुं च._ मन्यते ॥३०॥ 
संसारेध्वारपारेइस्मिन्मज्जन्त्या. बनतातते: । 
दृहँ हस्तावलम्ब॑ त सद्धम प्रविद्याय हा ॥३१॥ 
हिंसास्तेयाश्रप॑ं.. नूनं. पातालपुरपद्धतिम्‌ । 
शिवद्वारागल धमे दुःखिनां दुःखदायकम्‌ ॥३२॥ 
श्रद्धघाति सदा काम कामिताभृतमानसः । 
ईष्टानिष्टपदार्थेष तोष॑ रोष॑ च॒ गच्छति ॥३३॥ 
अरथथ--अनादि कालसे बंधे हुए मिथ्यात्वरूपी सघन अन्धकारसे जो 
दृष्टिहीन हो रहा है, हित और अहितसे अनभिन्ञ है तथा शठता--अज्ञान 
दशासे जिसका मन आघातको प्राप्त हो रहा है ऐसा यह मिथ्यादूष्टि जीव 
कभी उन कुदेवों--मिथ्या देवोंके समूहको पूजता है, जो रागद्वेषादि 
दोषोंके समूहसे सहित है, गदा आदि शास्त्रोंसे सुशोभित हैं, स्न्रियोंके द्वारा 
जिनका मन हरा गया है, जो अविधा--अज्ञानके कुलभवन हैं और 
माया तथा मोहके घर हैं ॥२२-२४॥ 
कभी मिथ्याशास्त्रोंके उस समूहकी हितबुद्धिसे बड़े आदरके साथ 
वन्दना करता है और हितकी प्राप्ति नहीं होनेसे अत्यधिक क्लेशको प्राप्त 
होता है, जो पूर्वापर विरोधसे भरा हुआ है, हिसादि पांच पापोंका असा- 
जा उपदेश देता है, तथा अज्ञानी और मोहसे दूषित हृदयवाले साधारण 
मनुष्योंके द्वारा तिसको रचना हुई है ॥7५-२६॥ 


कभी धूत॑ तापसोंके उस समूहकों मुक्तिका हेतु मानता है जो भिथ्या 


ही चमत्कारोंसे भोले-भाले मनुष्योंको विमोहित करने वाला है, हिसा- 
7 संकेत-गृह है, कामक्रीडाओंका कुलभवन है, अनेक दुःखशूपी तरज्जोंके 


ः प्रथमो सयूल: $ 

अधारभूत संसार-सामरमें पार होनेके इच्छुक मनुष्योंके लिये जो मानों 
पत्थरकी ताव है, अभिमातका स्वामी है तथा जिसका संसार-अमण लम्बा 
है ॥२७-२९॥ 

कभी इच्छाओंसे परिपूर्ण हृदय होता हुआ इस संसार-सागरमें हूबते 
हुए जनसमूहको सुदृढ़ हस्तावलम्बन स्वरूप समीचीन धमंको छोड़कर 
उस धम्मकी सदा दच्छानुसार श्रद्धा करता है और दृष्ट-अनिष्ट पदार्थोें 
रागद्वेष करता है, जो हिसा और चोरीको आश्रय देनेबाला है, मानों 
पातालपुरी -नरकका मार्ग है, मोक्षके द्वारपर लगा हुआ आगल है और 
दुःखी मनुष्योंकों दुःख देनेवाला है ॥३०-३३॥ 

आगे मिथ्यादृष्टि जीवकी अतत्त्वश्रद्धानरू्प परिणतिका वर्णन 


करते हैं-- 
स्चेतन्यचमत्कारं जीवतष्वममूर्तिमत्‌ । 


न बुद्ध्वा हन्त देह वे जीबत्वेन प्रमन्यते ॥३४।। 
ततबइचेमं कृश स्थल जीण श्लीण च दुबंलम। 
बलात्य च हतं जात॑ निजं मत्वा तथेव हा ॥३५७॥ 
क्षणमाक्रन्दमाप्नोति क्षणं च हसति क्वचित्‌। 
क्षणं रोरुग्ममानो5्यं क्षणं किश्ििस्प्रजल्पति ||३६॥ 
आत्मानं नित्यमश्रान्तमजीर्णमपुरातनम्‌ । 
अकर्तारममोक्‍्तार अ्रदधाति न जातुचित्‌ ॥३७॥ 
शरीराश्रितसम्बन्धं॑ प्रृश्न॑ मित्र सहोदरम । 
भगिनों गेहिनीं किश्ल पितर मातर' तथा ॥३८॥ 
पिठृव्यं तस्थ पूत्रं च मातामहपितामहो । 
आतृस्त्री मातुलानीं च मातुलं भगिनीपतिम्‌ ॥३९॥ 
भागिनेयं महाभाग्यं भागिनेयीं च सत्कृताम्‌ | 
इवसुरं च तथा इवश्नू ध्यालं श्यालस्य मानिनीम्‌॥४०॥ 
इयाहृपुत्र निज गोत्र दोहित्र मित्रमण्डलम्‌ | 

सं स्वात्मभव॑ हन्त मन्‍्यते हतमानसः ॥४१॥ 
'शतेंपां हि कृते नित्य क्लेशमाप्नोति विस्तृतम ।- 
बेहुनालं क्वचित्ताणान त्यक्तेमिच्छति कामितान्‌ ॥४२॥| 


८ सम्यवत्व-चिन्तामणिः 


एतानात्मानुकूलांस्तान कहुंमिच्छुस्तदा तदा | 
तादृशान्न च दृष्ट्वाथों भृज क्रोधादू विताम्यति ॥४३॥ 
अर्थ--खेद है कि मिथ्यादृष्टि जीव चेतन्यचमत्कारसे सहित अमूतिक 
जीवतत्वको न जानकर शरीरको ही जीवरूप मानता है ॥३े४॥ तंदनन्तर 
इस दरीरको कृश, स्थूल, जीर्ण, शीर्ण , दुबंछ, बलवान, मृत ओर उत्पन्न 
जानकर अपने आपको वेसा ही मानता है ॥३५॥ और उसके फलस्वरूप 
किसी क्षण रोने लगता है, किसी क्षण हँसने लगता है, किसी क्षण रोता 
हुआ कुछ प्रछाप करने लगता है ॥॥३६॥ आत्मा नित्य, श्रान्तिरहित, 
अजीणण, अपुरातन, अकर्त्ता और अभोकता है ऐसी श्रद्धा कभी नही करता 
॥६७॥ जिनका सम्बन्ध शरीरके आश्रित है ऐसे पुत्र, मित्र, भाई, बहिन, 
स्त्री, माता, चाचा, चाचाका पुत्र, नाना, बाबा, भाभी, मामी, मामा, 
बहिनोई, भाग्यशाली भानेज, सुसत्कृत भानेजन, इवसुर, सासू, साला, 
सालेकी स्त्री, सालेका पुत्र, पौत्र, घेवता तथा मित्रसमूह इन सबको अपने 
आत्मासे उत्पन्त मानता है और निविचार होकर दुःखी रहता है ॥।३८- 
४१॥ इन सबके लिये निरन्तर बहुत भारी वलेशको प्राप्त होता है। अधिक 
क्‍या कहा जाय, अपने प्रिय प्राणोंका भी परित्याग करना चाहता है। 
मिथ्यादृष्टि जीव इन सबको अपने अनुकूल करना चाहता है परन्तु 
विभिन्‍न अवसरोंमे जब अपने अनुकूल नही देखता है तब क्रोधसे अत्यन्त 
दु.खी होता है ॥४२-४३॥ 
आगे मिथ्यादृष्टिको और भी मान्यताओंका वर्णन करते है-- 
सर्वेषां द्वि पदार्थानां परिणामों नियतो भवेत्‌। 
आत्माधीनं न किब्चित्‌ स्यादिति हनत न मन्यते ।|४४।। 
रागादयो विभावा ये स्वात्मन्येव भवन्ति हि। 
(ः शि ५ 
ज्ञात्वा तानू सवंथा भिन्‍नान स्वच्छन्द विचरत्यसौ ||४५। 
कदाचिन्नूनमात्मानं मत्वा सिद्ध च निर्मलम्‌। 
मुक्त्यथ न प्रयत्नेन चेष्टतेड्यं बतच्युतः ॥४६॥ 
तपसां संप्रयोगेणानुष्ठानादिविधानतः । 
कदाचित्स्व्गितां प्राप्य नित्यं तत्रापि ताम्यति ॥४७॥। 
दुःखरोधस्यथ निर्दोष-कारणं_ सोहरोघनम्‌ । 
इन्त हनत न कुंत्रापि अद्घाति कदाबन ||४८॥ 


प्रथमों मयूल: द ९, 


अथ--समस्त पदार्थोंका परिणमन उनके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके अनु- 
सार नियत है, अपने अधीन कुछ नहीं है, खेद है कि वह ऐसा नहीं मानता 
॥४४॥ जो रागादिक विभाव भाव अपनी आत्मामें ही उत्पन्त होते हैं 
उन्हें वह सवंथा आत्मासे भिन्‍न मानकर स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है॥४५॥ 
कभी निरचयसे अपने आपको सिद्ध परमेष्ठोके समान लिर्सल मानकर 
मुक्तिके लिये पुरुषाथंपुर्वंक चेष्टा नही करता है, किन्तु ब्रतस च्युत हो 
जाता है ॥४६॥ त्तपोंके योगसे और ब्नत अनुष्ठान आदिसे यदि कभी देव 
पर्यायको प्राप्त होता है तो वहां भी निरन्तर दुःखी रहता है ॥४७॥ दुःख 
दूर करनेका निर्दोष कारण मोहका रोकना है परन्तु अत्यन्त खेद है कि 
मिथ्यादृष्टि इसकी कभी ओर कहीं भी श्रद्धा नहीं करता है ॥४८॥ 
भागे अजीवतत्त्वके विषयमें मिथ्यादृष्टिकी केसी परिणति होती है, 
इसका वर्णन करते हैं-- 
चेतनालक्षणाद्‌ भिन्‍नादजीवाद्‌ गतचेतनात्‌ । 
आत्मानं भिन्‍नमत्यन्तं मन्‍्यते नेव जातुचित्‌ || ४९ ॥ 
सरवेषां खलु॒चेतेषां परिणाम कतुंमिच्छति | 
आत्माधीनं न तदू दृष्ट्वा पूत्करोति निरन्तरम्‌ ॥ ५० | 
बर्थ--जो चेतन्यलक्षणवाले जीवसे भिन्‍न है तथा स्वयं अचेतन है 
ऐसे अजीवसे आत्मा अत्यन्त भिन्‍न कभी नहीं मानता है ॥४९॥ इन सबके 
परिणमनकों वह अपने अधीन करना चाहता है पर जब अपने अधीन 
नही देवता है तब निरन्तर रोता है--दु खो होता है ॥५०॥ 


अब आख्वतत्त्व विषयक विपरीत मान्यताका कथन करते हैं-- 
आखबसंशित तक्वं कांययोगादिमेदितस्‌ । 
उपादेय॑ विजानाति दीघेसंसारविभ्रमः ।। ४१ ॥ 
हिंसास्तेयमृषावाक्याजक्षवित्तादिसंशितम्‌ | 

मोदते सतत मोहात्कुर्वाणः पापपश्चकम ।। ५२ || 
देवपूजाब्ताघानग्रमुखं शुभसंशितम्‌ । 

आखव॑ सर्वथा ग्राह्मंं बुदृध्वा स्वरगेंष सीदति ||«३॥ 
कर्मणां दुर्विषोकेन जात॑ दुःखाग्निकारणम्‌ | 

द्वेष्टि हन्त न तन्मूलमाखवं बन्धकारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 


१० सम्यक्त्ब-चिस्तामणिः 


अर्थ--जिसका संसार-परिश्रमण दीघ॑ है ऐसा मिथ्याहष्टि जीव 
कामयोगादिके मेदसे युक्त आख्रवतत्त्वको उपादेय जानता है ॥९५१५ मोह 
वह् हिंसा, चोरी, असत्य वचन, कुशील तथा परियग्रह इन पाँच पापोंको 
करता हुआ निरन्तर हथंको प्राप्त होता है ॥५२॥ देवपूजा तथा ब्रतग्रहण 
भादि शुभाखवको सवंथा प्राह्म मानकर स्वर्गकी प्राप्त होता है तथा वहां 
सांसारिक सुक्षमें निमग्न हो दुःखो होता है ॥॥५३॥ कर्मोके दुविपाकसे यदि 
दुःखरूप अग्निके कारण उपस्थित होते हैं तो यह जीव उनसे द्वेष करता 
है परन्तु उस दुःखका मूल हेतु बन्धका कारण जो आाख्रवभाव है उससे 
देष नहीं करता ॥५४॥ 
आगे बन्धतक््वका यथार्थ ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीव दुःखी 
होता है, यह कहते हैं-- 
इष्टानिष्टपदार्थभु पुरा रागादिकल्पनात्‌ । 
आत्मनेव कृतं कर्म दुःखदं यद बहुविधम्‌ || ५७ | 
उदये तस्य मोहेनेतरदू दुःखस्थ कारणम्‌ | 
ज्ञावा तत्पतीकारामावे बहबथ ताम्यति ॥ ५६ ॥ 
अथे--दृष्टानिष्ट पदार्थो्म॑ रागादि भावोंके करनेसे इस जीवने पहले 
जो दुःखदायक नाता प्रकारके कर्म किये थे उन्हींका उदय होनेपर दुःखका 
कारण उपस्थित होता है। परन्तु यह जीव दुखका मूल कारण न जानकर 
अज्ञानवश दूसरेको दुःखका कारण मानकर उसका भ्रतिकार करता है 
और जब प्रतीकारमे सफल नहीं होता है तब बहुत दु:खी होता है। तात्पर्य 
यह है कि दुःखका मूलकारण बन्घतत्त्व है। परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव अन्य 
किसी दूसरे पदार्थंकोी दु:खका कारण मानकर उससे द्वेष करता है॥५५-५६॥ 
आगे संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वकी भी यथार्थ रुचि न होनेसे 
मिथ्यादृष्टि जीव केरि्ारस विस पद है, यह कहते हैं--- 
आगचुछत्कमदु्वेरिद्ाररोधविधायकम्‌ । 
संबरं छोॉंकरं नाम मनसापि न बुच्यते | ५७ ॥ 
कर्मणां निजेरां नेव कृत्वा सौख्यमभीप्सति। 
अहो वहिमनाशाम्य शीतत्वममिकाइुक्षति ॥ ५८ ॥ 
भृत॑ सौख्यसुधासारेनित्यं चेतन्यश्वालिनम्‌ | 


अपबर्ग न विज्ञाय संसारे बहु सीदति ॥ ७९ ॥ 


प्रथमो मयूख: ११ 


अधं--आते हुए कमंरूपी दुष्ट शत्रुओंके हवरको रोकतेवाले सुखदायक 
संवर तत्त्वका यह मनेसे भी कभी विचार नहीं करता है ॥५७॥ कर्मोंकी 
निर्जेरा किये बिना ही यह जीव सुखकी इच्छा करता है। अहो, आइचर्य 
है कि यह अग्निकों बुझाये बिना ही शीतलताकी इच्छा करता है ॥५८॥ 
सुखरूपो अमृतके सारसे निरन्तर भरे हुए, चेतन्यगुणसे सुशोभित मोक्ष 
तत्वको न जानकर यह जीव संसारमे बहुत दुःखी होता है ।५९॥ कै 
आगे मिथ्यात्वके कारण यह जीव नरकादि चारों गतियोंमे दुःख 
उठाता है, यह कहते हुए सबंप्रथम नरकगतिके दुःखोंका संक्षिप्त वर्णन 
करते हैं-- 
कदाचिन्नारकामगारे ताडनं पीडनं॑ तथा । 
तर्जनं भत्संनं चेव दात्रवृन्देश्य करतंनम्‌ ॥ ६० ॥ 
विकृतश्वापदादीनां तिग्मदन्तसुखेनखेः । 
दंशनं स्फोटनं भय: पुटपाकाग्निपातनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शान्मल्यारोहणं तीव्रज्वालाजालाभिदाहनम्‌ । 
बेतरणीवगाह पुत्तलिका. प्रतिलिदनम्‌ ॥। ६२ ॥ 
तप्तायोरसपानं च शैत्यं तीव्र च निस्तुलूम्‌ । 
ओष्ण्यं वसुन्धराजातमसुरे! कारितं तथा ।| ६३ ॥ 
शुधाबाधासघुतपन्नप्रुदन्याजन्यतापनभू | 
तोमरासिमदाप्रासभिण्डिपालझिलायुधे:._॥ ६४ ॥ 
मुदुगरे मेंदन॑ किश्ल रसपाक॑ चिरन्तनम्‌ । 
दुःखजातमहो भुकत्वा भुश् हन्त विषपीदति ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ यह जीव नरकगतिमें जाता है तो वहाँ ताडन, 
पीडन, तर्जन, तिरस्कार, शस्त्रोंके द्वारा काटा जाना, विक्रियासे निभित 
हिसक जीवोंके तीक्ष्ण दांत मुख और नखोंके द्वारा काटा जाना, फाड़ा 
जाता, पुटपाक, अग्निमें गिराया जाना, सेमरके वुक्षपर चढ़ाया जाना, 
ज्वालाओंके समूहमें जलाया जाना, वेतरणीमें प्रवेश कराना, पुतलियोंका 
अआलिजुन, संत छलोहके रसका पिछाया जाना, बेजोड़ ठण्डका दुःख, 
गर्मीका दुःख, पुृथिवीके स्परशंसे होनेवाला दुःख, असुरकुसार देवोंके द्वारा 
कराया हुआ दुःख, भूख और प्याससे उत्पन्न दुःख, तोमर, तलवार, गदा, 
भाछा, शिष्डिपाल नामक त्तोहृण शस्त्र तथा भुंदूगरोंसे मेदा जाना और 


१्२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 

चिरकालतक रसमे पकाया जाना आदिके बहुत भारी दुःख्लोंको भोगकर 

दुःखी होता है ॥॥६०-६५॥॥ 
आगे तिर्य॑ठ्चगतिमें भी दुःख उठाता है, यह कहते हैं-- 
मध्ये जातु निगोदस्योत्पद्यते ज्रियते क्षणम्‌ । 
भूजलानलबातद्रकायिकेष. पुनः: पुनः ॥ ६६ ॥ 
छेदनं मेदन किश्वल अ्रोडनं ताडनं तथा | 
खनन रोधनं हन्त हन्त बाधासहजकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रतीकारापरत्वेन विपाक॑ कर्णां सदा । 
इंडक्ते संसारपाथोधिनिमग्नोध्यं निरन्‍्तरम्‌॥ ६८ ॥ 
ततो भाग्यवशाल्लब्ध्चा विकलेषु समुक्ृवस्‌ । 
प्षुत्पिपासाविदीणोंड्यं नानादुःखप्तुपाश्नुते )। ६९ ॥ 
काकतालीयवत्माप्प सकलेन्द्रियतां ततः । 
उत्पद्य क्रजीबेष हन्ति निर्बलजन्तुकान्‌ | ७० ॥ 
कदाचिद्‌ भारवाहित्व॑ ताडन॑ पीडन॑ तथा । 
अन्नपाननिरोधं च हिमानीं वष्मशातिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ओष्ण्यं वर्षाप्रयोगं च दुष्टदंशासिदंशनम्‌ । 
अद्डच्छेदमृपाड़ानां मेदनं म्रोडनं तथा ॥| ७२ ॥ 
कामबाधां रुजाबाधां तप्ताय;परितापनम्‌ । 


भ्ज्नानो5यं चिरं नामानारतं हन्त सीदति || ७३ | 

अर्थ---यदि कभी निगोद पर्याममें उत्पन्न होता है तो वहाँ क्षण-क्षणमे 
जन्म-मरण करता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का्यिकोंमें 
उत्पन्न होकर बार-बार छेदा जाना, भेदा जाना, मोड़ा जाना, ताडित 
होना, खोंदा जाना और रोका जाना आदिके हजारों दुःखोंको उठाता है। 
अत्यन्त खेदकी बात है कि यह जीव कर्मोका प्रतिकार करनेमें असमर्थ हो 
निरन्तर उनके विपाकको भोगता है तथा संसाररूपी समुद्रमें निरन्तर 
निमग्न रहता है। यदि भाग्यवश उस एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विक- 
लश्नय जीयोंमें जन्मको प्राप्त होता है तो वहां भी भूख-प्यासके दुःखसे 
विदीर्ण हुआ नाना दुखोंको प्राप्त होता है। यदि काकतालीय न्यायसे 
कदाचित्‌ सकलेन्द्रिय--पव्चेन्द्रिय जीवोभे जन्म लेता है तो वहाँ सिहादिक 


प्रथमो मयूख: १३ 


क्रूर जीबोंमें उत्पन्न होकर सिबंड जीवोंका घात करता है। उस पड्चे- 
न्द्रिय पर्यायमें कभी भार ढोना, ताड़ा जाना, पीटा जाना, अन्त-पानका 
रोका जाना, शरीरको कष्ट पहुंचानेवाली ठण्ड, गर्मी, वर्षा, दुष्ट डांश- 
मच्छरों के द्वारा काटा जाना, अद्भच्छेद, उपांगोंका भेदा जाना, मोड़ा 
जाना, कामबाधा, रोगबाधा और तपाये हुए लोहेके द्वारा तप्त होना आदि- 
के दुःखोंको चिरकालूतक भोगता हुआ यह दुःखी होता है ॥६६-७३॥। 


आगे मनुष्यगतिमें किस प्रकारके दुःख उठाता है, यह कहते हैं-- 


कदाचिद्भागधेयेन महता केनचित्पुन! । 
मानुष्या उदरे नानामलमूत्रादिसंभते ॥ ७४ ॥ 
सादृश्यं कृमिजातस्य लब्ध्वायं वस॒ति श्रुवम्‌ । 
अड़्रोध॑ क्षुधाव्याधिप्रृदन्योपद्रव॑ च तम्‌ | ७५ ॥ 
जननी शुक्तभक््यस्थ भक्षणं च करोत्यसो । 
ततः .प्रस्तिवेलायां. दुःखभारेनिपीड्यते || ७६ ॥ 
हीनशक्तितया वाल्ये पानेः्न्नेअम्बरधारणे । 
संधा परतन्त्रत्वादृदु:खभार_मरत्यसौ ॥ ७७ ॥ 
पुराकृताधपपाकेन. मातापित्रोबियोजनात्‌ । 
गतबन्धुजनो भृत्वा भुश्॑ दुःखमुपेत्ययम्‌ || ७८ ॥ 
नीचगोत्रामिजातत्वात्परसेवाविधानतः | 
खिन्‍नो भ्रमति भ्रूभागे श्रुतममंध्नवाक्ततिः , ७९ | 
जात्वनुत्पन्नपृत्रत्वाज्जातु जातविनाशतः । 
ज्ञातु पापप्रवत्तत्वात्युत्रस्यातिविषीदति || ८० || 
कदाचिद्धननाशैन कदाचिद्वनरक्षणात्‌ । 
अमन्दं खेदमाप्नोति कदाचिज्च तदर्जनात्‌ || ८१॥ 
जातु निर्धनवेलायां. बहुसन्ततिजन्मतः । 
तेषां रक्षणसामग्रयमावतों बहु खिद्यते || ८२ || 
कदाचिद्भामिनीवेषे नूनं नाथवियोगतः। 
शाखिशाखापरिभ्रष्टा यथा बल्‍ली न श्ोभते ॥ ८३ ॥ 


१४ सम्यकत्व-चिन्तामणि: 


जातुचित्कलीवको भृत्ता सततं कामबाधयां | 
अशक्तत्वात्कियापूर्तावधि काधिप्रपाइनुते.. ॥ <9 ॥। 
जराजीर्णशरीरत्वाद्‌ वार्धक्ये. ह्मनिवारिते । 
भक्तेविरलमावस्वादिच्छायाश्व विवर्धनात्‌ ॥ <५ ॥ 
पृत्रपौत्रप्रपोत्राणां.._ स्वाशयाननुवर्तनात । 
श्रमोपाजितवित्तस्य व्यर्थव्ययविधानतः ॥ ८६ ॥ 
कि. बहुना ततस्तीव-कपायस्य विवर्तने; | 
नित्य खेंदमवाप्नोति मानवों गतदशंनः | ८७ ॥ 


अर्थ--कभी किसी बड़े माग्यसे नाना प्रकारके मलमूत्रादिसे भरे हुए 
मानुषीके उदरमे कृमिकुलकी सदृशताको प्राप्तकर निश्चयसे निवास करता 
है। वहाँ अज्भोंका संकोच, भूखका दुःख और प्यासका उपद्रव भोगता 
है ! माताके द्वारा खाये हुए भोजनका भक्षण करता है। परचात्‌ प्रसूतिके 
समय दुःखसमूहसे अत्यधिक पीडित होता है ॥७४-७६॥ 

यह जीव बाल्यावस्थामे हीनशक्ति होनेसे खाने, पीने तथा वस्त्र 
धारण करनेमें परतन्त्र होनेसे दःखके भारकों भरता है ॥७७॥ पू्ेकृत 
पापकर्मके उदयसे यदि माता-पिताका वियोग हो जाया है तो बहुत दुःख- 
को प्राप्त होता है ॥७८॥ यदि कभी नीचगोोजमें उत्पन्न हुआ तो दूसरोंकी 
सेवा करनेसे खिन्‍न रहता है ओर ममंघाती-तिरस्कारके बचन सुनता 
हुआ पृथ्वीपर भ्रमण करता है ॥७९॥ कभी पुत्रके न होनेसे, कभी पुत्रके 
मर जानेसे और कभी पुत्रके कुपथगामी होनेसे दुःखो होता है ॥८०॥कभी 
धनके नाशसे, कभी धनको रक्षासे और कभी धनके उपाज॑नसे बहुत भारी 
खेदको प्राप्त होता है ॥<१५॥ 

कभी निर्धन अवस्थामे बहुत सनन्‍्तानोंका जन्म हो गया और उनके 
संरक्षण-संवर्धनके स|धन नहीं हुए तो बहुत खिन्‍न होता है ॥८२॥ कभी 
स्त्रीपर्यायमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ पतिका वियोग हो गया तो वृक्षसे 
गिरी हुई लताके समान सुशोभित नहीं होता है ॥८३॥ कभी नपुंसक हुआ 
तो क्रियाकी पूतिमें अश्षक्त होनेसे कामबाधाके द्वारा अत्यधिक मानसिक 
पीड़ाको प्राप्त होता है ॥८४॥ जब अनिवार्य बुढ़ापा आता है तब बुद्धा- 
वस्थाके कारण शरोर जोीणं हो जाता है, शक्तिका ह्ास हो जाता है, 
इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, पुत्र पौत्र और प्रपौत्र अपनी इच्छाके अनुसार नहीं 
चलते हैं, बड़े श्रमसे उपाजित घनका अपव्यय करते हैं तब अधिक क्‍या 


प्रथमो सयूख: १५ 


कहा जाय, तीजकथायकी प्रवृत्तिसे यह मिथ्यादुष्टि जीव नित्य ही खेदको 
प्राप्त होता है ॥८५-८७॥ " 
आगे यह मिथ्यादृष्टि जीव देवगतिमें किस प्रकारके दुःख उठाता है, 


यह कहते हैं 
अथ मन्दकपायेण कदाचितद भवनाभरे । 


व्यन्तरे ज्योतिष वापि देवत्वेन विराजते ॥ ८८ ॥ 
तन्नापि नाम भोगानां मध्ये मग्नतया सदा | 
जातदुष्कमंचन्‍्धेन सततं हन्त सीदति ॥ ८९॥ 
हच्छाया बहुलीभावादिष्टानाआ्वच समासतः । 
चिर खेदमवाप्नोति दीव्यद्देवीमिरश्चितः || ९० || 
ततो निर्गत्य लोकेषस्मिन्‌ तियकनामनि स्वतः । 
चिर बंश्रम्यमाणो5्यं. दुःखराशिप्रुपाश्नुते || ९१ ॥। 
अथापि भागधेयस्य महतः खलु॒योगतः । 
बेमानिकेष देवत्वं लब्ध्वा दुःखं वजत्यसी ॥ ९२ ॥ 
तत्रेतरेषां देवानामतिवुद्द्धिंदर्शनात्‌ । 
अभ्यस्यावशान्नित्यं सुदुःखी भवति श्रुवम्‌॥ ९३ ॥| 
आयुरन्ते च मालाया राजन्त्या धमनीधमे | 
स्लानत्वाद्‌ दुःखजालेन भाविभोगामिकाइक्षया ॥९४॥ 
आकुलाकुलचित्तत्वाद्‌ बद्धदुष्कमंसंचयः । 
एकाल्षेषु सम्नुत्पद्यानन्तदुःखप्नुपाश्नुते | ९५ ॥ 
अथे--यदि कदाचित्‌ मन्दकघायसे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क 
देबोंमें देवत्व पदसे सुशोभित होंता है अर्थात्‌ उत्पन्न होता है तो वहाँ 
भो निरन्तर भोगोंमें निमरत रहनेसे सदा दुष्कर्मोका बन्ध होते रहनेके 
कारण दुःखी होता है। यद्यपि वहाँ क्रीड़ा करतो हुई देवियोंसे सहित 
होता है तथापि इच्छाओंकी बहुलता और इष्ट पदार्थोकी अल्पता होनेसे 
चिरकालरू तक खेदको प्राप्त होता रहता है। वहाँसे निकलकर इस मध्यम 
लोकमें परिभ्रमण करता हुआ दुःखसमूहको प्राप्त होता है ॥८८-९१॥ 


यदि किसी महान्‌ भांग्यके उदयसे वेमानिक देवोंमें भी उत्पन्न होता 
है तो वहाँ भी दुःखको प्राप्त होता है। वहाँ दूसरे देवोंकी बड़ी-बड़ी 


१६ सम्यवत्य-चिन्तामणि: 


ऋद्धियों--विभूतियोंकों देखकर ईर्ष्यावश निरन्तर दु खी होता है। आयु- 
के अन्तमें जब कण्ठमें सुओभित रहनेवालो माला म्लान हो जाती है तब 
अत्यन्त दुःखी होता है और आगामी भोगोंकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल 
होकर खोटे कर्ंसमूहका बन्ध करता है तथा उसके फलस्वरूप एकेन्द्रियों- 
में उत्पन्त होकर अनन्त दुःखको प्राप्त होता है। भावाथं--आतंध्यानके 
कारण दूसरे स्वर्ग तकके देव एकेन्द्रियोंमें जन्म ले सकते हैं और बारहवें 
स्वर्ग तकके देव पठ्चेन्द्रिय तियंश्व हो सकते हैं ॥९२-९५५॥ 
इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवके चतुर्गति सम्बन्धी दु:ःखोंका वर्णन कर 
उसकी सामान्य प्रवृत्तिका वर्णन करते हैं-- 
एव द्वव्यं च क्षेत्र च कालभावो भबं तथा | 
आजवबंजवमध्येडस्मिन्‌ परिवर्तनपश्चकम्‌ ।। ९६ ॥ 
कुर्बतो-नन्‍्तकालेन निजाग्राप्त्या ह्यनारतम्‌ | 
उन्मत्तस्येव मूठस्येबोस्कीर्णस्येत केनचित्‌ ।| ९७ ॥ 
आहृतस्येव. चौरेणाविष्टस्येव. दैत्यतः । 
चित्रितस्पेव दीर्गस्पेव स्ख॒लितस्येव देवतः || ९८ || 
क्रध्यतो मानयुक्तस्य मायाधारस्प लोभिनः । 
वायुरोगाभिभूतस्य लोकरयेव कदायन || ९९ ॥ 
हसतो रोदतश्चापि मुकीभवतः क्वचित्‌ । 
क्वचिच्च जल्पतः किश्वित्‌ किड्चि ठेकुप्यतः क्यचित्‌ || १ ० ०॥। 
क्वचिद्रागामिभूतस्यक्‍्वचिद्‌ देषविधायिनः । 
क्यचिच्छोकभराक्रान्तवेतसो बिभ्यतः क्वचित्‌ |॥१०१॥ 
पुमांसं रममाणस्य ललनां वाञ्छतः क्वचित्‌ | 
कृत्रचिच्च तयोइन्द्रमिच्छतो जातुचित्खलु ॥१०२॥ 
बातव्याधिधरस्पेव भिद्यमानाझुसंदतेः । 
मिथ्यादृश्ः पर दुख केन व्यावण्यंते कषबि ॥१०३॥ 
अर्थ--इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव निज-शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धि 
न होनेसे अनन्तकालसे इस संसा रमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन 
पाँच परिवतंनोंको कर रहा है। यह कभी उन्मत्तके समान, कभी किसीके 


प्रथमो मयूख: १७ 
के द्वारा उकेरे हुएके समान, कभी चोरोंसे छूटे हुए के समात, कभी 
पिश्मत्रग्रस्वके समाब, कभी चित्रछिखितके सम्रान, कभी विदीर्णके समान, 
कभी भाग्यसे स्खलितके समान, कभी क्रोध करता है, कभी अहंकार 
करता है, कभी माया करता है, कभी लोभ करता है, कभौ वायुरोगसे 
आक्रान्त मनुष्पके सप्नात हँसता है, कभी रोता है, कभी मौन रहता है, 
कहीं कुछ निरथंक बोलता है, कहीं किसोसे कुछ कोप करता है, कहीं 
रामसे अभिभूत होता है, कहीं द्वेष करता है, कही मनको शोकप्ने आक्रांत 
करता है, कहीं डरता है, कहीं स्त्रीपर्यायमे पुरुषके साथ रमण करता 
है, कभी पुरुषपर्यायमे स्त्रीकी इच्छा करता है, कभी नपुंसकपर्याम्मे 
स्त्नी-पुरुष दोनोंकी इच्छा करता है। इस तरह जिसका अम्र-अंग दुख 
रहा है ऐसे बातरोगसे पीड़ित मनुष्पके समान यह मिथ्यादृष्टि निरन्तर 
दुखी रहता है । परमार्थत्े पृथिवीपर इसके दुःख़का वर्णन कौन कर 
सकता है ? ९६-१०३॥। 

आगे भिथ्यादृष्टि जीव इस लोकभय आदि सात भयोंसे आक्रान्त 

रहता है, यह दिखाते हैं-- 

अन्न जन्मनि भोगानामिष्टानां मम जातुचित्‌ | 
हानिनेंव कुतो5पि स्यादेवं चिन्तयति अ्रुवम्‌ ॥ १०४ ॥ 
माभून्नाम परत्रापि भोगानां मम लेश्रतः | 
भड्ली, भीतिमहो नित्यमासाथ्ेति प्रखिद्यते ॥ १०५ ॥। 
देहभेव निज बुद्धुवा मूर्तिसन्त जड़ तथा । 
हन्त ध्यायति लोको5्यं तद्घात-प्रतिधातनभ्‌ ।|१०६॥ 
न भवेद्‌ बेदना काचित्म्राणनाशकरी मस। 
इस्थं चिन्तामवाप्नोति बहिरास्मशिरोमणि। ॥१०७॥ 
माता नास्ति बिता नास्ति सेन्यं नास्ति दृढ़ मम । 
कुतो रक्षा ब्रजायेत मप्रेत्थेव विषीदाति ॥१०८। 
देहनाक्षेन मे नाशों नियमेन मविष्यति | 
इति आतत्पा सदा उत्योषिंमेति क्षददर्शनः ॥१०९॥ 
अय॑ ऋसादप्र॒ुष्ठों वा भित्तीनां च कदम्बकस | | 
आश्रितः पादयदचायं सघन गशन नु का (!११०॥ 
न 


१८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


पतित्वा मम्॒ मूर्धानं भिन्‍्दान्नाम यदा तदा । 

दुर्मिक्षो वा प्रजायेता सके च महीतले ॥१११॥ 
ईतिव्याप्तो लु वा लोको भौत्याक्रान्तो नु वा क्वचित्‌ | 
भवेच्चेत्तत्र कि मे स्यादित्येवं हि विषीदति ॥११२॥ 


अथे--मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर ऐसा विचार करता है कि इस 
जम्ममें मुझे दृष्ट भोगोंकी हानि किसी भी कारण न हो ॥१०४॥ परलोकमें 
भी मेरे भोगोंका लेशमातन्र भी अभाव न हो, इस प्रकार परलोकभयको 
प्राप्कर यह जीव खेदको प्राप्त होता है ॥१०५॥ मूतिमान्‌ जड शरोरको 
ही आत्मा मानकर यह जीब ऐसा ध्यान करता है कि कोई इसका घात- 
प्रतिघात न करे । इस प्रकार अगुप्तिभयसे दुःखी डोता है ॥१०६॥ मुझे 
प्राणोंका नाश करनेवाली कोई वेदना न हो, इस प्रकारकी चिन्ता मिथ्या- 
दृष्टि जीव निरन्तर करता है ॥१०७॥ मेरी माता नहीं है, पिता नहीं है 
और बलवती सेना मेरे पास नहीं है, फिर मेरी रक्षा कैसे होगी, इस 
प्रकार अरक्षक भयका आश्रय लेकर यह जीव विषाद करता है ॥१०८॥ 
शरीरके नाशसे मेरा नाश नियमसे हो जायगा, इस प्रकारकी श्रान्ति 
द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव मृत्युसे सदा डरता रहता है ॥१०९॥। 
यह मकानकी छत, यह दीवालोंका समूह मेरे द्वारा आश्वित यह वृक्ष 
अथवा मेघ सहित यह आकाश गिरकर मेरा शिर जब तब फोड़ सकता 
है। समस्त पृथिवीतलपर दुभिक्ष पड़ जाय, अथवा यह संसार ईतिभीतिसे 
व्याप्त हो जाय, तो मेरा क्‍या होगा ? इस प्रकार आकस्मिक भयका 
विचारकर यह मिथ्यादृष्टि जीब दु:खी होता है ॥११०-११२॥ 
आगे सिथ्यादृष्टि जीव, संदाय, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, अनुप- 
गहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना इन आठ दोषोंका 
आश्रय होता है, यह कहते हैं -- 
दशनज्ञानवृत्तान सम्यक्पदयुतानि वै। 
मोक्षमा्गों भवेदेवाहोस्विन्मुग्धप्रवश्चनम्‌ ॥११ ३॥। 
तपसा क्रियमाणेन कर्मणां निजेरा नल । 
जायते वान वा क्लेशकारणं तपसां चयः ॥११४॥ 
अस्ति मोक्षोषपि नाकोषपि नरको5पि भयहूरः । 
ईंशवरो वा समीच्षीनो सिथ्या वा तत्प्रप्नम्‌ ॥११५॥ 


प्रथमों मयूखव: १९ 


सृतात्पश्चात्युनर्जातमात्मानं च तमेब हि । 
दृष्टवान्‌ कः कदेत्येव संशेते हतदशेनः ॥११६॥ 

तपस्तप्त्वा ब्रतं कृत्वानुष्ठानं च विधाय तत्‌ । 
वणिजामित्र सार्थोच्यं तत्फल् जातु काइडक्षति ॥११७॥ 

जलशग्रक्षालना मावात्कच्चरं बध्टिरज्गतः । 
मुनीनां विग्रह दृष्ट्वा ग्लानिमाव॑ दधात्यसौ ॥११८॥ 

मिथ्यामतेः कुमन्त्रेष तन्त्रेष च बच/सु च। 
दृष्टूवा हनत चमस्काराभासं मृहों भवत्यसों ॥११९॥ 

| दखिलं 

अहो मात्सयशालित्वा परदूषणम्‌ । 
ब्रवीत्यसो सदा स्वस्थ गुणाभासं च सर्बतः ।।१२०॥। 

कुतश्चित्कारणाद्‌ धर्माच्च्युतं चापि निज परम्‌। 
ब्रणेष्‌॒ क्षारमाकीय भसृश॑ पातयति धुबम्‌ ॥१२१॥ 

हन्त हन्त कलि कृत्वा कषायोद्रिक्तयेतसा | 
श्र॒वं॑ धर्मात्मजीवानां कुल प्रद्वेष्टि सन्‍्ततम्‌ ।|१२२॥ 
विद्यागारविनाशेन शास्त्रागारस्थ रोधतः 
मिथ्याप्रभावनामिश्व प्रतिकूलप्रवृत्तिमिः ॥१२३॥ 

मिथ्यातपो-बचोजाहू-वाणिज्यादिविधानके!ः .|ै। 
विगीतैः सतत सद्धिघेम॑ दूषयति शुवस्‌ ।|१२४॥ 
अथं--निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र मोक्षके 
मार्ग हैं अथवा भोले लोगोंको धोखा देना मात्र है। किये गये तपसे कर्मों- 
की निरजरा होतो है या तप मात्र क्लेशका कारण है। मोक्ष भी है, स्वर्ग 
भी है, भयंकर नरक भी है और थशुद्धात्मा रूप समीचीन ईश्वर भी है या 
उनका मिथ्या विस्तार है ? मरनेके बाद उत्पन्न हुए आत्माको कब किसने 
देखा है ” मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार संशय करता रहता है ॥११३- 
११६॥ जिस प्रकार व्यापारियोंका समूह व्यापारकर तत्काल उसका फल 
चाहता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीब तप तपकर, ब्रत घारणकर और 


अनुष्ठानकर कभी उसका फल चाहता है। तात्पर्य यह है कि भोगोपभोग- 
की आकाइडक्षासे यह ब्रतादिक करता है ॥११७॥ जल स्तानका अभाव 


२० सम्यवत्व-चिन्तामणि 


होनेके कारण बाह्य पे मलित दिखने वाले मुनियोंके शरीरको देखकर यह 
ग्यनि करता है ॥११८॥ मिथ्यादृष्टि जीवोंके कुमन्त्रों, तन्‍्त्रों अथवा 
वचनोंमें चमत्काराभास देखकर यह भ्ञान्त हो जाता है ।।११९॥ आदचर्य 
है कि यह मात्मय॑से सहित होनेके कारण दुसरोंके दोष और अपने थोये 
गुणोंको सवंत्र सदा कहता फिरता है ॥१२०॥ यदि कोई व्यक्ति किसी 
कारण धर्मंस च्युत हो जाता है तो यह घावपर नमक छिड़ककर उसे 
बिलकुल गिरा देता है ॥(२१॥ बड़े दु.खकी बात है कि यह कषायाकुलित 
चित्तसे कलह॒उत्पन्तकर धर्मात्मा जीवोंके समूहके प्रति निरन्तर द्वेष 
रखता है॥।१२२॥ विद्यालयोंके विनाशसे , सरस्वतीसदनोंको बन्द करनेसे, 
मिथ्या प्रभावनाओंसे, प्रतिकूल आचरणोंसे, मिथ्यातप, वचननसमृह और 
व्यापार आदिके द्वारा तथा सत्पुरुषोंकी निन्‍दा आदिके द्वारा धर्मंको 
दूषित करता है अर्थात्‌ अपनी खोटी प्रवृत्तियोंसि धमंको कलस्छूत करता 
है ॥१२३-१२४॥ 
आगे भिथ्यादृष्टि जीवके ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋडद्धि, तप 

और शरीर इन आठ वस्तुओंको लेकर सदा मंद रहा करता है, यह 
कहते हैं-- 

धर्में व्याकरणे कोशे न्याये साहित्यसंगमे | 

वादे नादे च संग्रामे को वा में समतामियात्‌ ||१२५॥ 

अहं. कलाकुलावासः पण्डिताखण्डलोपमः | 

५ ५१ 

अहं सर्वशञकल्पोषस्मि को वा सर्वज्ञनामभाक ॥१२६॥ 

को वा बृहस्पतिश्चापि का वा देवेन्द्रपद्धतिः । 

स देवानां प्रियः कस्मात्कविः पूज्यो मनस्विनाम्‌ (।१२७॥ 

हमे वराकाः कि मेण्ग्रे जानन्त्यद्यतना इंच | 

एवं भद्ठुरसत्यल्पमाकुललविधायकम्‌ ॥१२८॥। 

क्षायोपश्नमिक बोधं लब्ध्बा मान करोत्यसो । 

न बयः कृतमज्ञत्तव॑ विज्ञत्व॑ चापि विद्यते ॥१२९॥ 

तत्तु कर्मझृत नन॑ नैचं जानाति जातुचित्‌ । 

इत्थ ज्ञानमदं कृत्वा बम्भ्रमीति भवे भव ॥१३०॥ 

अहो मदीयपादान्त राजानो5पि निरन्तरम । 

कट्टारा इव सेवस्ते कि में नाम दुरासदम ॥|१३१॥ 


प्रथमो मयूख: २१ 


पिता मे बतते भूपोह्ल्ल तस्य प्रियः खुतः । 
जाते भयापराधानां शते को चु निवारयेत्‌ ॥१३२॥ 
मातुलोी में मद्दीकान्तः कान्तालापविराजित: । 
भागिनेये महाभाग्ये मयि प्रीतिधरो ध्रुवि ॥१३३॥ 
कश्चक्री कः सुरो नागो को वा विद्याधरों रविः । 
ममाग्रे नाम सर्वेषपि स्थातुं नेव भवन्ति हि ॥१३४॥ 
अहमद्ीश्वररोी_ जातस्तपसां संविधानतः । 
अय॑ तपस्यन्नो प्राप्त ऋद्धिमल्‍पतरामपि ॥१३५॥ 
अहमातापनं प्रीष्मे वर्षायोगं च प्राबृषि | 
हेमनते हिमयोगश्व करोम्यत्र न चेतरः ॥१३६॥ 
रूपेण जितमारो 5 छलावण्यरूवणोद्धिः । 
इमें मेध्रे न शोभन्ते शशिनस्तारका इव ॥१३७॥ 
एवमुन्नीतनेत्राभ्यामात्मानं. श्लोन्‍्न्त॑ परम्‌ | 
अमन्देतरमेवेह. भुवने पश्यति धुबम्‌ ॥१३८॥ 
अन्यान्‌ श्रेष्ठमुणाघधारान्‌ तुच्छानेव हि मन्यते । 
मिथ्यात्वाख्यमहानागगरलेनाभिमूच्छित:.. ॥१३९॥ 
अर्थ--धर्म, व्याकरण, कोश, न्याय, साहित्य, वाद-विवाद, शब्दो- 
च्चारण और संग्राममें कौन मनुष्य मेरी समताको प्राप्त हो सकता है ? 
मैं समस्त कलाओंका कुलभवन हूँ, पण्डिनोंमे इन्द्रके समान हूँ, मैं सर्वज्ञ 
तुल्य हूँ, अथवा सर्ज्ञ है ही कौन ? बृहस्पति क्‍या है ? इन्द्रकी पद्धति 
क्या है ? वह मूर्ख शुक्र मनस्वी मनुष्योंका पुज्य केसे हो सकता है ? ये 
बेचारे मेरे सामने जानते ही क्‍या हैं? ये मानो आजके बालक हैं| इस 
प्रकार आकुलताको उत्पन्न करने वाले अत्यन्त अल्प क्षायोपशमिक ज्ञान- 
को प्राप्तकर यह अहंकार करता है। अज्ञानता और विज्ञता अबस्थाकृत 
नहीं है अर्थात्‌ अल्प अवस्थावाले भी ज्ञानी होते हैं और अधिक अवस्था 
वाले भी अज्ञानी होते हैं । इस तरह ज्ञानका मद कर यह जीव भव-भवमें 
अमण करता है ॥१२५-१३०॥ 
अहो ! राजा लोग भी किद्धुरोंक समान मेरे चरणसमीपकी सेवा 
करते हैं, मुझे दुलंभ क्‍या है ? ॥१३१॥ मेरे पिता राजा हैं और में उनका 


रर२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि. 


प्रिय पुत्र हुं। अतः सेकड़ों अपराध होनेपर भी कौन हे सकता है ? 
॥१३२॥ मेरे मामा मधुर भाषणसे सुशोभित राजा हैं और मुझ भाग्य- 
शाली भानेजपर अत्यधिक प्रीति रखते हैं ॥|१३३॥ चक्रवर्ती क्या है ? 
सुर, नाग, विद्याधर अथवा सूर्य कौन है? ये सब मेरे आगे खड़े भी नही 
हो सकते हैं ॥१३४॥ तप करनेसे मैं ऋद्धियोंका स्वामी हो गया और यह 
तपस्या करता हुआ थोड़ी भी ऋड्धिको प्राप्त नहीं कर सका है ॥१३५॥। 
में स्रोष्म ऋतुमें आतापनयोग, वर्षा ऋतुमें बर्षायोग और हेमन्त ऋतुमें 
शीतयोग धारण करता हूँ। मेरे समान अन्य कोई योग धारण नहीं करता 
है ॥१३६॥ मैं रूपके द्वारा कामको जीतनेवाला हूँ, सौन्दयंका सागर हूँ, 
मेरे आगे ये सब चन्द्रमाके आगे नक्षत्रोंके समान शोभित नहीं होते हैं 
॥१३७॥ इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव, बड़प्पनसे परिपूर्ण नेन्नोंके द्वारा 
अपने आपको संसारमे बहुत बड़ा मानता है और दूसरे गुणी मनुष्योंको 
तुच्छ समझता है। कया करे बेचारा मिथ्यात्वरूपी महाभुजज्भके विषसे 
मूच्छित जो हो रहा है ॥१३८-१३९॥ 

बा मभिथ्यादृष्टि जीवके तीन मूढ्ताओका प्रकोप रहता है, यह 


भागीरथीवगाहेन प्रयागे. पितृदानतः । 
कास्यां भरणकार्येण रेवायामवगाहनात्‌ ॥|१४०॥ 
पत्यो मृते. सतीभावात्परवतात्पतनात्तथा । 
इतबुद्धितया मुक्ति मन्‍्यतेथ्यं निरन्तरम ॥१४१॥ 
पूर्वमुक्त कुदेवे च कुगुरुं च कुधमंकम | 
पुत्रादिलाभलोमेन. वन्दतेईसा. निसर्गतः ॥१४२॥ 
अथ-गड्भामें अवगाहन करनेसे, प्रयागमें पितृदान करनेसे, काशीमें 
मरण होनेम, नर्मदामें प्रवे। करनेसे, पतिके मर जानेपर सती होनेसे और 
पव॑तसे गिरनेसे यह सिथ्यादृष्टि निबुंद्धि होनेके कारण निरन्तर मुक्ति 
मानता है । पहले कहे हुए कुदेव, कुगुरु और कुधर्मकी पुत्रादिकी प्राप्तिके 
लोभसे स्व्रभावत: वन्दना करता है--उन्हें भक्तिका स्थान समझ उनकी 
भक्ति आदि करता है। इस प्रकार लोकमूढता, देवमूढता और गुरुमूढता में 
फैसा रहता है ॥१४०-१४२॥ 
आगे सम्यग्दर्शनको उत्पत्ति किसे होती है, यह कहते हैं-- 
प्रत्यासन्नभवस्याथ. भव्यस्यैब विवेकिनः । 
पश्थेन्द्रियस्थ पर्याप्त-संज्ञित्वाभ्यां विशुम्मतः ॥१४१॥ 


प्रथमो मयूख: २३ 


कदाचित्‌ भागधेयेन महतां हि महीयसा। 

प्रतिक्षणं प्रसपन्‍त्या विशुद्धधा निजकमंणाम ॥१४४॥ 

बद्धदीनस्थितेः पूवस्थितानामपि शुद्धितः 

कृतमन्दस्थितेस्तस्य मेदविज्ञानशालिनः ॥१४५०॥। 

लब्धिपध्चकला मेन सम्यक्‍्त्वह्॒पजायते । 

मिथ्यात्वादिकसप्तानां. कमेणाध॒पश्मान्तितः ॥१४६॥ 

अर्थ--जिसका संसार अल्प रह गया है, जो स्वपरविवेकसे सहित 
है, पल्चेन्द्रिय है, पर्यात्ततक और संज्ञीपनेसे सुशोभित है ऐसे किसी भश्य 
जांवके बहुत भारी पृण्यादयसे कदा।चत्‌ प्रतिक्षण बढ़न बाला विशुद्धिके 
कारण जब नवोन बध्यमान कर्मोको स्थिति हंन अर्थात्‌ आंधकसे अधिक 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण बॉधती ह भोर सत्ताम स्थित कर्मोंकी 
स्थिति भी इसीके भीतर रह जातो है तब उस भेदविज्ञानीके पाँच 
लब्धियोंकी प्राष्तिपुवंक मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोके उपशमस सम्यग्दशंन 
होता है ॥१४३-१४६॥ 
विशेषार्थ--यहाँ सम्यग्दशंनको प्राप्त कब ओर किस जीवके होती है 

इसकी आगमानुसार चर्चा करते हैं--मिथ्यादुष्टि दो प्रकारके है--एक 
अनादि मिथ्यादुष्टि और दूसरे सादि मिथ्यादृष्टि । जिसे आजतक कभी 
सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है वह अनादि मिथ्यादुष्टि है और जिसे प्राप्त 
होकर छूट गया है वह सादि मिथ्यादुष्टि है । अनादि भिथ्यादृष्टि जीवके 
मोहनोय कमंकी छब्बोस प्रकृतियोको सत्ता रहती है क्योंकि दर्शनमोहकी 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्‍्त्व प्रकृत्ति, इन तीन प्रकृतियोंमेसे 
एक भिथ्यात्वप्रकृतिका ही बन्ध हांता है, शेष दोका नही । प्रथमोपशम 
सम्यग्दर्शन होनेपर उसके प्रभावसे यह जीव मिथ्यात्वप्रकृतिके मिथ्यात्व, 
सम्यग्‌मिथ्यात्व और सम्यकक्‍्त्व प्रकृतिके मेदसे तीन खण्ड करता है। इस 
तरह सादि भिथ्यादुष्टि जीवके ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति 
की सत्ता हो सकती है । सादि मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मोहनीय कमंकी सत्ता 
के तीन विकल्प बनते हैं--एक अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला, दूसरा 
सत्ताईस प्रकृतियों की सत्ता बाला और तीसरा छब्बीस प्रकृतियोंकी 
सत्ता वाला । जिस जीवके दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियाँ विद्यमान हैं वह 
अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता बाला है। जिस जीवने सम्यक्त्वप्रकृतिकी 
उद्देंलना कर ली है वह सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला है और जिसने 


२४ सम्यकत्व-चिन्ता्माण: 


सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी भो उद्देलना कर ली है वह छब्बीस प्रकृतियोंकी 
सत्ता वाला है। 

सम्यग्दर्शनके औपदमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इस प्रकार 
तीन भेद हैं। यहाँ सर्वप्रथणभ औपशमिक सम्पग्दर्शनकी उत्त्पत्तिकी अपेक्षा 
विचार करते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टिको सर्वप्रथम औपशमिक 
सम्यग्दर्शन ही प्राप्त होता है। औपशामिक सम्यग्दर्शन भी प्रथमोपशम 
और द्वितीयोपशमके भेदसे दो प्रकारका है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन 
की चर्चा है । द्वितीयोपशमकी चर्चा आगे की जायगी। 

इतना निश्चित है कि सम्यर्दर्शन संज्ञी, पड्चेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्य 
जीवको हो होता है अन्यको नही। भव्योंमे भी उसीको होता है जिसका 
संसार भ्रमणका काल अधंपुद्गलपरावत॑नके कालसे अधिक बाकी नहीं 
है। लेश्याओंके विषयमें यह नियम है कि मनुष्य और तिर्यश्चोके त्तोन शुभ 
लेइ्याओंमेंसे कोई लेद्या हो और देव तथा नारकियोंके जहाँ जो लेश्या 
बतलाई है उसोमे औपशमिक सम्यग्दशंन हो सकता है। सम्यग्द्शनकी 
प्राप्तिकि लिए गोन्रका प्रतिबन्ध नहीं है अर्थात्‌ जहाँ उच्च नीच गोत्रोंमेंसे 
जो भी सम्भव हो वहाँ उसी गोत्रमें सम्यग्द्शन हो सकता है। 

कमंस्थितिके विषयमें चर्चा यह है कि जिसके बध्यमान कर्मोकी 
स्थिति अन्त कोडाकोड़ी सागर प्रमाण हो तथा मत्तामें स्थित कर्मोकी 
स्थिति संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोड़ाकोड़ो सागर प्रमाण रह 
गई हो, वही सम्यग्दशंन प्राप्त कर सकत्ता है। इससे अधिक स्थितिबन्ध 
पड़नेपर सम्यग्ददंन प्राप्त नही हो सकता । इसी प्रकार जिसफ़े अप्रशस्त 
प्रकृतियोका अनुभाग द्विस्थानगत और प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग चतु:- 
स्थानपतित होता है वही ओपशमिक सम्यग्दशंन प्राप्त कर सकता है । 
यहाँ इतनी विद्येपतता और भी छ्यानमे रखना चाहिये कि जिस सादि 
मिथ्यादृष्टिके आहारकशरोर और आहारकशरीराज्भोपाड्धकी सत्ता 
होती है उसे प्रथमोपशम सम्यग्दशंन नहीं होता है। अनादि मिथ्या- 
दृष्टिक इनकी सत्ता होती ही नही है। इसी प्रकार प्रथमोपशमसम्यग्दर्शन 
से च्युत हुआ जीव दूसरे प्रथमोपशम सम्यकत्वको तब तक प्राप्त नहीं 
कर सकता जबतक कि वह वेदककालमे रहता है। वेदककालके भीतर 
यदि उसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका अवसर आता है तो वह वेदक-- 
क्षायोपशमिक्र सम्यग्दशंन ही प्राप्त करता है। 

वेदककालके विषयमें यह कहा गया है कि सम्यग्दर्शनसे च्यूत हुआ 
जो मिथ्यादृष्टि जीव एकेन्द्रिय पर्याश्रमें श्रमण करता है वह संज्ञी पड्चे- 


प्रथमो मयूख: र्५ 


न्द्रिय पर्याप्तक होकर प्रथमोपशम सम्यर्दशंनको तभी प्राप्त कर सकता 
है जब उप्तके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंकी स्थिति 
एक सागरसे कम शेष रह जावे। यदि इससे अधिक स्थिति शेष है तो 
उसे नियमसे वेदक--क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन ही हो सकता है। यदि 
सम्यग्दर्शनसे च्युत हुआ जीव विकलत्रयमे परिश्रमण करता है तो उसके 
सम्यक्त्व और सम्यड_मिथ्यात्वकी स्थिति पृथक्त्वसागर शोष रहने तक 
उसका वेंदक काल कहलाता है। इस कालमें यदि उसे सम्यगदर्शन प्राप्त 
करनेका अवसर आता है तो नियमसे वेदक--क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन- 
को ही प्राप्त होता है। हाँ, सम्यकत्व प्रकृतिकी अथवा सम्यक्‍्त्व प्रकृति और 
सम्यड्मिथ्यात्व प्रकृति--दोनोंकी उद्देलना हो गई है तो ऐसा जीव पुनः 
सम्पग्दशंन प्राप्त करनेका अवसर आनेपर प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
होता है। तात्पय॑ यह है कि अनादि मिथ्यादुष्टि जीवके सर्वप्रथम प्रथमो- 
पशम सम्यग्दर्शन ही होता है और सादि भिथ्यादृष्टियोमें २६ या २७ 
प्रकृतियोंकी सत्ता वाले जीवके दूसरी बार भी प्रथमोपशम सम्यरदर्शन 
होता है किन्तु २८ प्रकतियोंकी सत्ता वाले जीवको बेदक कालके भीतर 
दूसरी वार सम्पर्दर्शन हो तो वेदक--क्षायोपशमिक हो होता है। हों, 
वेदक कालके निकल जानेपर प्रथमोपशम सम्पग्द्शन होता है । 

इन प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी याग्यता रखने वाला संज्ञी पंचे- 
न्द्रिथ पर्याप्तक, विशुद्धियुक, जागृत, साकार उपयोगयुक्‍त चारों गति- 
वाला भव्य जीव जब सम्यग्दशंन धारण करनेके सन्मुख होता है तब 
क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्ग और करण, इन पाच लब्धियोंको 
प्राप्त होता है। इनमें करणलब्धिको छोड़कर शेष चार लब्धियाँ सामान्य 
है अर्थात्‌ भव्य और अभव्प दोनींको प्राप्त होती हैं परन्तु करणलब्धि 
भव्य जीवको ही प्राप्त होती है । उसके प्राप्त होनेपर सम्यग्दशेन नियम 
से प्रकट होता है। सम्पग्द्शनको प्राप्तिके बोग्य भावोंको करण कहते 
हैं। उनके अध:प्रवृत्तकरण, अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन 
भेद होते हैं । 

इन तोन करणोंमेंसे पहले अधःप्रवुत्त+रणमें चार आवश्यक होते 
हैं-- (१) समय-समयमें अनंतगुणी विशुद्धता होतो है। (२) प्रत्येक अन्तमुं- 
ह्तमे नवीन बन्धकों स्थिति घटती जाती है। (३) प्रत्येक समथ भ्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तगुणा बढ़ता जाता है और (४) प्रत्येक समय 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तवां घटता जाता है। इसके बाद 
अपूर्वंकरण परिणाम होता है । उस अपूर्वकरणमें निम्नलिखित आवश्यक 


२६ सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


और होते हैं--(१) सत्तामें स्थित कर्मोकी स्थिति प्रत्येक अन्तमुंहतंमे 
उत्तरोत्तर घटती जातो है अत. स्थितिकाण्डक घात होता है। (२) 
प्रत्येक अन्तमु ह॒र्तमें उत्त रोत्तर पूर्व कमंका अनुभाग घटता जाता है इसलिये 
अनुभागकाण्डक घात होता है और (३) गुणश्रेणीके कालमे कमसे असं- 
ख्यात गुणित कर्म निजंराक॑ योग्य होते हैं इसलिये गुणश्रेणी निर्जरा होती 
है। इस अपूर्वकरणमे गुणसंक्रमण नामका आवश्यक करण नहीं होता, 
किन्तु चारित्रमोहका उपशम करनेके लिये जो अपुबंकरण होता है उसमे 
होता है। अपूर्वकरणके बाद अनिवृत्तिकरण होता है उसका काल अपुब- 
करणके कालके संख्यातवें भाग होता है। इसमे पूर्वोका आवश्यक सहित 
कितना ही काल व्यतीत होनेपर अन्तरकरण होता है अर्थात्‌ अनिवृत्ति 
करणके कालके पीछे उदय आने योग्य मिथ्यात्वक्ंके नि्षेकोंका अन्त- 
मुह॒तंके लिये अभाव होता है। अन्तरकरणके पीछे उपशमकरण होता 
है अर्थात्‌ अन्तरकरणके द्वारा अभावरूप किसे हुए निषेकोंके ऊपर 
मिथ्यात्वके जो तिषेक उदयमे आने वाले थे उन्हें उदयके अयोग्य किया 
जाता है। साथ ही अनन्तानुबन्धीचतुष्कको भी उदयके अयोग्य किया 
जाता है। इस तरह उदय योग्य प्रकृतियोंका अभाव होनेसे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व होता है । 

पश्चात्‌ प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वके प्रथम समयमें भिथ्यात्वप्रकृतिके तीन 
खण्ड करता है। परन्तु राजवात्तिकमे अनिवृत्तिकरणके चरम समयमे 
तीन खण्ड करता है, ऐसा सूचित किया है* । तदनन्तर चरम समयमे 
मिथ्यादर्शनके तीन भाग करता है--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्‌ 
मिधथ्यात्व । इन तीन प्रकृतियो तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 





१, किसन्‍्तरकरणं नाम ? विवक्खिय कम्माण हेटिठमोवरिसट्ठिदीओं मोत्तूण 
मज्हें अंतोमुहुत्तमेत्ताण ट्ठदीण परिणामविसेसेण णिसेगाणामभावीकरण- 
मिदि भण्णदे । जयधबलू अ० प्र० ९५३। 
अथ--अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ? उत्त र- -विवक्षित कर्मोकी अधस्तन 
भौर उपरिम स्थितियोकों छोड़कर मध्यवर्तो अन्तमुहतंमात्र स्थितियोंके 
निषषेकोंका परिणामविद्यषके द्वारा अभाव करनेकों अन्तरकरण कहते हैँ । 

२. ततर्वरमसभये मिध्यादर्शन त्रिधा विभव्त करोति--सम्यक्त्वं सिथ्यात्वं 
सम्यड्मिथ्यात्व चेति । एतासां तिसूणां प्रकृतीना अनन्तानुबस्थिक्रोघमान- 
मायालोभाना चोदयाभावेष्न्तमुंहृतंकालं प्रथम सम्यक्‍त्वं भवति । 

“ाप०्वा० ९-१, पृष्ठ ५८९, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण । 


प्रथमों मयुल्ल: २७ 


लोभ इन चार प्रकृतियोंका, इस प्रकार सात प्रकृतियोंके उदयका अभाव 
हनेपर प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। यही भाव षट्खण्डागम (धवला 
पुस्तक ६) के लिम्नलिखित सूत्रोंमे भो प्रकट किया गया है--'ओहट्रेदूण 
मिच्छत्तं तिण्णि भाग करेदि सम्मत्तं मिच्छत्तं समामिच्छत्त ॥छ। 

अर्थ---अन्तरक रण करके मिथ्यात्व कर्मके त्तीन भाग करता है-- 
सम्पक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यडः मिथ्यात्व । 

दंसणमोहणीयं कम्मं उवसामेदि ॥८॥ 

अर्थ--मिथ्यात्वके तीन भागकर प३चात्‌ दर्शनमोहनीय कर्मकी उप- 
शमाता है | 

आगे सम्यग्दर्शनका माहात्म्य बतलानेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


अस्य मेदादिकं तावदू गदिष्यामः सबिस्तरम्‌ । 

गदामः साम्प्रतं तस्य किज्चिन्मादत्म्यमान्तरम ।|१४७॥ 
अर्थ--इस सम्यग्दर्शनके भेद आदिका आगे विस्तारसे कथन करेंगे । 

इस समय उसका कुछ आन्तरिक महत्त्व कहते हैं ॥१४७॥ 

अब सम्यग्दशंनका माहात्म्य कहते है-- 

इृद सहृशनं नाम यस्मिन्नासादिते खल | 
संसारसिन्धुमग्नोईपि निमज्जत्येव नो सुधीः: ।|१४८॥ 
प्रज्बलद्भुवहव्याश्वसंपरी तो5पि पण्डितः | 
हिमानीकुण्डमध्याप्त इव शीतायते चिरम्‌ ॥१४९। 
दुष्टब्याधिशताकीणों.. जीयंमाणाजसंहतिः । 
मृक्तव्याधिरिव स्‍्वेरं चेष्टते<यं जनों झुदा ॥१५०॥ 
पुत्रमित्रकलत्राणां. वियोगेषप सुदुभरे । 
सपंसिहसपत्नानां योगे चापि न खिदे ॥१५१॥ 
अलं,  पाताललोकेषपि पातालपुरवासिभिः । 

बेलां वेलामहो तोब्रेस्ताइथमानोएपि ताडने। ॥|१४२॥ 
सब करमंकृतं बोधं बोध किडिचिन्न ताम्यति । 
नाकेषपि नाकिनां मोगे रमते नेव जातुचित्‌ ॥१५३॥ 
असंख्येयविकल्पेष कषायोद्रेकधामसु । 
स्वभावादस्य चेतोष्पि शिथिल जायतेतराम्‌ ॥१५४॥। 


र्‌८ सम्यक्त्व-चिस्तामणि: 


नानादुःखसमाकीर्णादनित्यात्परवस्तुनः । 
+ के ० ९९ ल्‍ न 
संसारात्मततं चेतः संबविग्न॑ जायतेष्स्थ वे ॥१८५५७॥। 


एकेन्द्रियादिजीवानामशाती मवतां चये । 
अनुकम्पासमाकीण स्वान्तमस्यामिजायते |॥१५६॥ 


आप्ते च परलोके च श्ञास्त्रे च ब्रतधारणे। 
आस्तिक्याभियुतः. शब्वच्छुद्धाधारी विराजते ।|१५७७॥। 


अथं--सम्यग्दशंन वह वस्तु है कि जिसके प्राप्त होनेपर यह ज्ञानी 
जीव, संसाररूपी सागरमें मग्न होता हुआ भी निमग्न नहीं होता है । 
भावार्थ--जिस जीवको एक बार भी सम्गग्दर्शन हो जावे और पश्चात्‌ 
सम्पग्दशंनमे च्युत होकर अधंपुद्गल परावरत॑ंन तक संसारमे भ्रमण करता 
रहे तो भी वह नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१४८॥ जलती हुई ससार- 
रूपी अग्निसे व्याप्त होनेपर भी भेदविज्ञानी-सम्यग्दुष्टि जीव बहुत बड़े 
बफंके कुण्डके बोच प्राप्त हुए के समान चिरकालू तक शीतलरूता-- 
शान्तिका अनुभव करता है ॥१४५। सेकड़ों दुष्ट बीमारियोंसे जो जकड़ा 
हुआ है तथा जिसके अज्भोंका समूह जीणं हो रहा है ऐसा सम्परदुष्टि 
जीव बोमारियोंसे मुक्त हुए के समान ह॒षंपूर्वंक स्वेच्छानुसार चेष्टा 
करता है ॥१५०॥ पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि इष्टजनोंका बहुत भारी 
वियोग, तथा सर्प, सिंह और शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थोका संयोग होनेपर 
भी यह जीव खेदखिन्त नही होता है ७१५१॥ अधिक क्या कहा जावे, 
पाताललोक--नरकलोकमे भी नारकियोंके द्वारा प्रतिक्षण तीब्॒ता इनों--- 
वजप्रहारोंके ढ्वरा ताड़ित होता हुआ भी यह सम्यग्दृष्टि जीव, उस 
समस्त दुःखको कमंक्ृत जानता हुआ दुखी नही होता है। इसी प्रकार 
स्वगंमें भी देवोंके भोगोंमे कभी आनन्दित नही होता है ।॥१५२-१५३॥ 


अमंख्यात विकल्पोंसे युक्‍त कषायोदसके स्थानोंमें इसका चित्त 
स्वभावसे अत्यन्त शिथिल हो जाता है अर्थात्‌ वह प्रशमगुणका धारक 
होता है ॥१५४॥ नानादु:खोंसे व्याप्त, अनित्य तथा परवस्तु स्वरूप संसारसे 
इसका चित्त तिश्चयपूर्वक संविग्न होता है। अर्थात्‌ वह संवेगगुणका 
धारक होता है ॥१५५॥ निरन्तर दुःखका अनुभव करनेवाले एकेन्द्रियादि 
जोबोके समूहपर इसका चित्त अनुकम्पासे युक्त होता है। अर्थात्‌ अनु- 
कम्पा गुणसे युक्त द्वोता है ॥१५६॥ सम्पस्दृष्टि जीव आप्त, परलोक, 


प्रथमो मयूख: र्‌५ 
शास्त्र तथा ब्तके धारण करनेमें निरन्तर श्रद्धासे युक्त होता हुआ सुशो- 
भित रहता है अर्थात्‌ आस्तिक्य गुणसे युक्त होता है ॥१५७॥ 
आगे और भो सम्पर्दर्शनकी महिमा बतलाते हैं-- 
गृ हस्थावासली नो5पि चारित्रावरणोदयात्‌ । 
सत्यं तत्र न लीनोड्यं जले पद्मप्लाशवत्‌ ॥१०८।। 
सम्यर्दृष्टिरयं तावदबद्धायुष्कबन्धनः । 
तिरश्चां नारकाणां च योनि दुष्कर्मसाधिताम्‌ |।१५९। 
क्लीबत्व॑ ललनात्वं वा दुष्कुलुत्वं च दुःस्थितिम्‌ | 
अल्पजीवितवत्वं च._ भवनत्रिकबासिताम्‌ ॥१६०॥ 
दारिद्रथ॑ं विकलाड्त्व॑ कुक्षेत्रं च कुकालकम | 
प्रतिष्ठाश्रयवत्त्यं च॒ प्राप्नोत्येते न जातुचित्‌ ॥१६१॥ 
बद्धायुष्कोषपि नरक॑ प्रथम नातिबतेते । 
भोगभूमिजतियक्त्व॑ चापि सम्यकक्‍्त्वसंयुतः ॥ १६२।, 
सम्यग्दशनयोगेन बोधों वृत्त च साधुताम्‌ । 
प्राप्नुतस्तर्‌ विना नित्यमाजवंजवकारणे ॥१६३॥ 
सम्यग्दर्शनमित्येतद्‌. हृदयस्यथ रसायनम्‌ । 
पुण्यवद्धिः समालस्यमलभ्यज्च दुरात्मनाम्‌ ।|१६४। 
आत्मनात्मनि संजातं॑ सम्यरदशनमात्मनः । 
अस्ति धर्मस्तता नात्र पर्यायादेस्पेक्षता ॥१६७।॥ 
सम्यम्दशनमंयुक्तास्तियंड्नारकयो नयः । 
मातड्भास्तरुणा बाला वृद्धा बालाश्च योष्तिः ।(१६६। 
अब्तिनो$पि चारित्रमोहोदयनकारणात्‌ । 
जम्बालाच्छननकासारजलसड्घा इवामला। ॥१६७॥ 
सम्यम्दशनहीनेन. निग्नन्थेनाषि योमिना । 
नाप्यते शुद्धसम्यक्त्व्सनाथगृहिणस्तुला ॥१६८॥ 
अपारे भवकूपारे.. दुःखनक्रसमश्रिते । 
सम्यग्दर्श नमेवेतत्पोतयानायते चिरम्‌ ॥१६९॥ 


३० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अथं--जिस प्रकार कमलपत्र पानीमें रहता हुआ भी उसमें लीन 
नहीं होता है उसी प्रकार सम्यर्दृष्टि जीव चारित्रमोहके उदयसे गृहस्था- 
वासमें रहता हुआ भी उसमें लीन नहीं होता है ॥१५८॥ जिसने आयुका 
बन्ध नही किया है ऐसा सम्यरूृष्टि जीव, पापकर्मसे प्राप्त होनेवाली 
तियंथ्च और तरकगतिकों, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, नीचकुलता, कष्टमय 
जीवन, अल्पायु, भवनत्रिक देवोंमें उत्पत्ति, दरिद्रता, विकलाज्भपना, 
खोटा क्षेत्र, खोटा काल और मानहानिको कभी नहीं प्राप्त होता है ॥१५९- 
१६१॥ जिस जीवने सम्यक्त्व होनेके पहले नरकायुका बन्ध कर लिया है 
वह भी प्रथम नरकसे नीचे नहीं जाता । इसी प्रकार जिसने सम्यक्त्वके 
पहले तिर्यश्ष आयुका बन्ध किया है वह भोगभूमिका ही तियंझच होता 
है, अन्यत्रका नहीं । भावाथ॑--चा रों गतियोंकी आयुका बन्ध हो जानेपर 
सम्यग्दशंन हो सकता है परन्तु सम्यग्दर्शन हो जानेपर मनुष्य और 
तिर्यंडचको नियमसे देवायुका बन्ध होता है और देव तथा नारकीकों 
नियमसे मनुष्यायुका बन्ध होता है। जिस जीवने सम्यक्त्वके पहले नर- 
कायुका बन्ध किया है वह मरकर पहले नरक तक ही जावेगा उससे 
नीचे नहीं । और जिसने तिर्यंड््च आयुका बन्ध किया है वह भोगभूमिका 
ही तियंञच होता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य या तियंज्चने मनुष्यायुका 
बन्ध किया है बह भी भोगभूमिका ही मनुष्य होता है। किन्तु मनुष्यायुका 
बन्ध करनेवाला देव और नारकी करमंभूमिका मनुष्य होता है ॥१६२॥ 
सम्यग्ददांंनके संयोगसे ज्ञान और चारित्र सम्यक्‌ व्यवहारको प्राप्त होते 
हैं। उसके बिना वे निरन्तर संसारके कारण माने जाते हैं ॥१६३॥ 
सम्यग्दर्शन, यह हृदयकी वह रसायन है जो पुण्यात्मा जीबोंको प्राप्त 
होती है तथा पापी जीवोंको दुलंभ रहती है ॥१६५॥ यतइच सम्यग्दर्शंन 
अपने आपके द्वारा अपने आपमें उत्पन्न होता है अतः वह आत्माका धर्म 
है इसमें पर्यायादिक अपेक्षा नहीं है। तात्पयं यह है कि सम्यर्दर्दान नर- 
कादि चारों गतियोंमे हो जाता है । यह जीव, चाहे तिर्यञच हो, चाहे 
नारकी हो, चाहे चाण्डाल, चाहे तरुण हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध 
हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्त्री हो--सब सम्यग्दर्गनसे युवत हो सकते 
हैं ।१६५-१६७॥ चारित्रमोह कर्मके उदयसे जो ब्रतधारण नहीं कर पा 
रहे हैं वें भी शेवालसे आच्छादित तालाबके जलसमूहके समान निर्मल 
हैं। भावा्थ--जिस प्रकार किसी तालाबके जलमें ऊपरसे शेवालू आा 
जानेके कारण वह ह्रा-हरा दिखाई देता है परन्तु परमार्थसे हरा नहीं 
है, स्वच्छ ही है इसी प्रकार यह जीव यद्यपि न्नतधारण नहीं करनेके 


प्रथमो मयूखः ३१ 


कारण ऊपरसे मलिन जान पड़ता है तथापि श्रद्धा ठीक होनेसे निमेल 
ही होता है ॥१६७॥ सम्यक्त्वसे रहित मुनि, निम्नंन्थ होकर भी छुद्ध- 
सम्यक्त्वसे सहित गृहस्थकी सदुशता प्राप्त नही कर सकता। भावार्थ--- 
करणानुयोगकी अपेक्षा मिथ्यात्वयुक्त द्रव्यलिज्भी मुनि मिथ्यात्वगुणस्थान- 
वर्ती है और अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। मिथ्या- 
त्वगुणस्थानवर्ती मुनिके एक भी प्रकृतिका संवर नहीं है जबकि चतुर्थ 
गृणस्थानवर्ती गृहस्थके इकतालीस प्रकृतियोंका संवर हो जाता है ॥१६८॥ 
दुःखरूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए इस अपार संसार-सागरमें यह सम्यर्द- 
रन ही चिरकाल तक जहाजके समान आचरण करता है। भावार्थ-- 
यह सम्पस्दर्शन, तेत्तीस सागरके लम्बे कालतक ब्रत्त रहित होनेपर भी 
जीवको सदा के लिये संसारमें निमग्न नही रखता किन्तु संयम प्राप्त 
कराकर मोक्ष प्राप्त कराता है। आमममें चतुर्थ गुणस्थानका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर और अन्तमुंहतें कम एक करोड़ वर्ष पूर्व बतलाया है। इसके 
बाद नियमसे संयमकी प्राप्ति कर जीव मोक्षको प्राप्त होता है ॥१६५।॥। 


आगे और भी सम्यग्दर्शन की महिमा बतलाते हैं-- 


सस्यग्द्शनसंपन्‍ना महरद्धिपरिमण्डिते । 
स्वर्गिणां निचये यान्ति चिरमानन्द्सन्ततिमर्‌ ॥|१७०॥। 
सम्यग्दर्शनसं भूषासं भूषितकलेवरा : | 
देवाइनाकदस्वेष_ रमन्‍ते बहुकालकम्‌ ॥१७१॥ 
सम्यग्दशनसर्येण भव्यचित्तसरोरुह्मम्‌ । 
बुन्दं॑ प्रस्फुटितं नित्यं भवेदेव मनोरमम्‌ ॥|१७२।। 
सम्यग्दशनचन्द्रेण. चक्षुषि भविकात्मनाम्‌ । 
चन्द्रकान्तोपलानीव. द्रवन्त्येवाचिरिण वे ॥१७३॥ 
सम्पग्दशनसद्भधावे. सालुभूतिदि जायते। 
यस्यां सत्यां समस्तोषपि विश्वानन्दो न किब्चन ॥॥१७४॥ 
सम्यग्दशनमेंबेंद. चक्रिवर्तिपदं. शुभम्‌ । 
निषिरत्नादिसम्पत्ति अव्येम्यः प्रददाति च ॥१७५७।॥ 
कि. बहुना प्रजल्पेन सम्यरद्शनमेव तत्‌ । 
मोक्षप्र वेशमार्गस्थाररोडाटनतत्परम्‌ ॥१७६॥। 


बेर सम्पक्त्व-चिन्ताभणि: 


हद सहर्शनं येन लब्धं सकृदपि क्‍्वचित्‌ । 
तेनात्र नाम संसारे चिरं अम्श्रम्यते न हि ॥१७७॥ 
सर्वधा. धन्‍्यमेवेद. सम्यग्दशनमत्तमम्‌ । 
धन्या नरास्तदाधारा: स्वानुभृत्या विराजिता; ॥१७८॥ 
अतिप्रगाढ मिथ्यात्वतमित्रातामसावुते | 
पश्चमेडस्मिन्‌ कलौ काले दुलभप्रायमेव तत ॥१७९॥ 
लभन्ते केषपि ये तत््वं॑ सहशेनमनुत्तमस्‌ । 
बाधावन्दपरीभूतास्त्यजन्ति. द्रतमेव. तत्‌ ॥१८०॥। 
अपि बाघासदइसत्रीं ये सप्तत्तीय धरन्ति तत्‌ । 
साम्प्रत दर्शन शुद्ध कथं ते न महस्विन; ॥१८१॥ 


अथ--सम्यग्दशनसे सहित मनुष्य बड़ी-बडी ऋडद्धियोंसे सुशोभित 
देवोंके समूहमे चिरकाछ तक आनन्दसमूहको प्राप्त होते है ॥१७०॥ 
जिनका शरीर सम्पर्दर्शनरूपी आभूषणसे विभूषित है ऐसे जीव देवाज़- 
नाओंके समूहमें बहुत काछतक क्रीड़ा कस्ते है ॥१७१॥ सम्यग्दर्शनरूपी 
सर्यके द्वारा भव्यजीवोंके हृदयरूपी कमलोंका समूह निरन्तर विकसित्त 
होता हुआ नियमसे मनोहर होता है ॥१७२॥ सम्यग्दर्शनरूपी चन्द्रमाके 
द्वारा भव्यजीवोंके तेत्र चन्द्रकान्तमणिके समान नियमसे शीक्र ही द्ववी- 
भूत हो जाते हैं ॥१७३॥ सम्यग्दर्शनके सदभावमे वह अनुभूति होती है कि 
जिसके रहते हुए समस्त विश्वका आनन्द कुछ नही है ॥१७४॥ 

यह सम्पम्दर्शन ही भव्यजीवोके लिए चक्रवर्तीका शुभ पद तथा 
नौ निधियों और चौदह रत्नोंकी सम्पदा प्रदान करता है ॥१७५॥ अधिक 
कहनेसे क्या लाभ है? बह सम्यग्दर्शन ही मोक्षक्रे द्वारपर लगे हुए 
किवाड़ोंक खोलनेम तत्पर है ॥१७६॥ जिम जीवने यह सम्यस्दर्शन कही 
एक बार भी प्राप्त कर छिया है उते इस संसारमें चिरकाल तक भ्रमण 
नहीं करना पड़ता है अर्थात्‌ वह अधंपुद्गल परावतनके भीतर नियमसे 
मोक्ष प्राप्य कर छेता है ॥१७७॥ यह उत्तम सम्पग्दशशंन सब प्रकारसे धन्य 
है तथा उसके आधार और स्वानुभ्रूतिसे सुशोभित मनुष्य धन्य हैं ॥१७८॥ 
अत्यन्त सघन मिथ्यात्वरूपी रात्रिके अन्धकारसे आच्छादित इस पल्चम 
कलिकालमें वह सम्यग्दशंन प्रायः दुर्लभ है १७९) यदि क ई इस श्रेष्ठ- 
तम सम्यग्दर्शनको प्राप्त होते भी हैं तो वे बाधाओंके समूहसे आक्रान्त हो 


प्रथमो मयूल: ३३ 


उसे शीघ्र ही छोड़ देते हैं ॥१८०॥ जो हजारों बाधाओंको पारकर उस 
शुद्ध सम्यग्दर्शनको धारण करते हैं वे महस्वी--तेजर्वी क्यों नही हैं 
अर्थात्‌ अवश्य हैं ॥१८१॥। 


आगे सम्यग्दृष्टि सात भयोंसे रहित होता है, यह कहते हैं-- 


सम्यग्दशनसंप्राप्त्या प्राप्तस्वात्मवलः पुमान्‌ । 
इह लोके न कस्माच्चित्‌ किश्विन्नाम॑ बिमेति च ॥|१८२॥ 
हषीकसंघसंभूत॑. सुखमेतन्न तक्वतः । 
तृष्णावद्धिकरत्वेन प्रत्युत दुःखभेव हि |।१८३॥ 
अहं चात्मभवं सौख्यं तृष्णानाशकरं शुभम्‌। 
सर्वधा सतत अ्रब्जे सम्पग्दर्शनधारणात्‌ ॥१८४॥ 
प्रकृष्टवीयसंपन्‍्नो मुग्ेन्द्रो यत्र कानने। 
गच्छति, निर्भयस्तत्र स्वर क्राम्यति सनन्‍्ततम्‌ ॥१८७।॥ 


अस्ति में दशनं पृण॑मात्मनीनबलं ततः। 
यत्र यत्र ममिष्यामि सुखं यास्यामि तत्र वे ॥१८६॥ 
इस्थंभूतविचारेण लाड्छितान्तःप्रवृत्तयः । 
सम्यग्दर्शनसंपनन्‍ना: परलोकान्न बिभ्यति ॥१८७।॥। 
अखण्डमरुजं नित्यममन्दानन्दपुष्जितम्‌ । 
प्रभवनति न मां हन्तुमाधिव्याधिशतान्यपि ॥१८८॥ 
करवालकलापेन प्रज्वलज्ज्वलनाचिषा । 
भिदश्यते दह्मते नापि यथा श्याकाशमण्डलम्‌ ॥१८९॥ 


तथा ममायमात्मापि भिन्द्याज्जातु न केनचित्‌ । 
रक्षितो'६ं. स्वतश्वेव निशचयनयतः सदा ॥१९०॥ 
अम्ता ममात्मना बद्धों देहः कैरपि कहिंचित्‌। 
रक्षितों नाभवनन्‍नों वा सवति प्रभविष्यति ॥१९१॥ 
अवश्य नाशशीलेड्स्मिन्‌ स्वरूपादव्यतिरेकिणि । 
आत्मन्‌ हटठाग्रदस्तेष्यं राजते न दि जातुचित्‌ ॥१९२॥ 


झ्ेड सम्यक्त्य-चिन्तामणि: 


एवं विचारयनू सम्यर्दृष्टी रक्षकसंहतेः । 
अमावान्नो विमेतीह न परत्रापि कुत्रचित ॥१९३॥ 


अर्भ--सम्यग्द्ंनकी प्राप्तिसि जिसे आत्मबलकी प्राप्ति हुई है ऐसा 
संम्यर्दृष्टि पुरुष इस लोकमें किसीसे भयभीत नहीं होता है ॥॥१८२॥ 
इन्द्रियोंके समूहसे उत्पन्न हुआ यह वेषयिक सुख वास्तवमें सुख नहीं है 
किन्तु तृष्णाकी वृद्धि करनेवाला होनेसे दुःख ही है।।१८३॥ मैं सम्यग्दर्शन 
धारण करनेसे आत्मोत्थ, शुभ तथा तृष्णाके नाशक सुखका सदा उपभोग 
करता हूँ ॥१८४॥ प्रकृष्ट बलसे युक्त सिंह वनमें जहाँ जाता है वहाँ 
निर्भय होकर निरन्तर घूमता है ॥१८५॥ मेरे पास सम्यग्दर्शनरूपी पूर्ण 
आत्मबल विद्यमान है अतः मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ सुखको प्राप्त 
होऊँगा ॥१८६॥ इस प्रकारके विचारसे जिनकी अन्तःकरणकी प्रवृत्तियाँ 
सहित हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि जोव परलोकसे नहीं डरते हैं ।।१८७॥ 
में अखण्ड हूँ, रोगरहित हूँ, नित्य हूँ तथा बहुत भारी--अनन्त सुखसे 
सम्पन्न हूँ अतः मानसिक और शारीरिक सेकड़ों पीड़ाएँ मुझे नष्ट करनेके 
लिए समथे नहीं हैं । तात्पय यह है कि सम्यग्हष्टि जीव वेंदनाजन्य भयसे 
निमु क्त रहता है ॥१८८॥ 
जिस प्रकार तलवारोंके समूह और जलती हुई अग्निकी ज्वालासे 
आकाश न भिदता है न जलता है उसी प्रकार मेरा यह आत्मा भी 
किसीके द्वारा कभी भेदा नहीं जा सकता, जलाया नही जा सकता | मैं 
तो परमाथंसे सदा अपने आपके द्वारा सुरक्षित हूँ ॥१८९-१५०॥ मेरी 
आत्माके साथ जो शरीर लगा हुआ है वह कभी किन्‍्हींके द्वारा त तो 
रक्षित हुआ है, न हो रहा है ओर न आगे होगा ॥१९१॥ जो अवश्य ही 
नश्वर है तथा आत्मस्वरूपसे भिन्‍न है ऐसे इस शरीरमें हे आत्मन्‌ ! तेरा 
यह हठाग्रह कभी शोभा नही देता ॥१९२॥ ऐसा विचार करता हुआ 
सम्पग्दृष्टि जीव रक्षकसमूहका अभाव होनेसे न इस भवमें भयभीत 
होता है और न कहीं परभवमें भयभीत होता है ॥१९३ ॥ 
आगे इसी सन्दर्भमें ओर भी कहते हैं-- 
यक्ष्चायं हन्यते विध्नेः सोहं नेव भवाम्यहों । 
योएं केनाप्यसौ नूनं इन्यते न च जातुचित्‌ ॥१९४॥ 
इत्येबं मावनादत्तमानसो5मितवैभव: । 


सम्यग्दश्नसंयुक्तोध्युप्तितो न बिमेति वे ॥१९५॥ 


प्रथमो मयूल: ३५ 


मरणं नेव मे जातु जनिश्चापि न मे क्‍्वचित । 
कुतस्तन्मरणाद्‌ भीतिरहो मेश्जनुषोध्म तेः ॥१९६॥ 
एबं विचारसंपूर्ण वेतसोध्मन्दवृत्तयः । 
मृत्योबिभ्यति नेबेह संसारे शुद्धदृष्टयः ॥१९७॥ 
धुव॑ सत्यमयं नाम नात्मा कैरपि कारणे:। 
हन्यते भिध्वते वापि दछ्यते शीयते क्यचित्‌ ||१९८।॥ 
तेन पीनपयोधारासहस्रेत्वापि.. सन्ततम्‌ । 
मघवा वर्षतु स्वेरमाक्रान्ताखिलभूतलम्‌ ।। १९९॥ 
दरिद्रजीवसंघा त-वैरिणी वनशोषिणी । 
हिमानी विश्वसंसारं नाशयेन्निजशेत्यतः ||२००॥ 
ज्यलनो वा ज्वलज्ज्वालाजालकैजंगतीतलम । 
ज्वलयेज्जीवजातस्य प्राणघातविधायक! ॥२०१॥ 
अचलानां च॒ तुड़ानां घड्टोच्चालनतत्परः । 
चलीकृताचलशचापि पवनः प्रवहेत्‌ सदा ॥२०२॥ 
अमेघादपि मेंघानां मार्गाद्‌_ वज्तसदहस्रकम | 
अमोध॑ निर्गतीभूय.. समन्ताज्ज्वल्येज्जगव्‌ ॥२०३॥ 
अन्तर्ज्वालाज्वलद्‌ दुष्टविस्फोटकपदा थ कैः । 
ज्वालायुखनगः सर्वेर नश्येदिदं जगत्‌ ॥२०४॥ 
भूकम्पो भूविदारों वा नाशिताखिलमन्दिरः । 
हतानेकशतप्राणिसंघ४. संपातयेद्‌._ भवस्‌ ॥२०५॥ 
अलं बहुप्रजल्पेन प्रलयोडषपि मद्दीतलम । 
लीन॑ वा क्षणतः कुर्यादखिलध्बंसनोद्यतः |२०६॥ 
सर्वेष्प्येते न संगत्य ह्यात्मानं ध्नन्ति मे क्वचित्‌। 
अंशतो5पि ततश्चाईं न बिभेम्यत्र जातुचित्‌ ॥२०७॥ 
एवं विचारसारेण. निर्मलीकृतमानसा: । 


आकस्मिकमयात्‌ किब्चित्सन्तो हंत न विभ्यति ॥|२०८।॥। 


३६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


एवं सप्तभयातडूनिम्र क्तः शुद्धदृष्टिमान । 
निःशकहुश्वेष्टे नूनं सर्वत्रवः च सबंदा ॥२०९॥ 


अरथ--अहो ! जो यह विध्तोंके द्वारा नष्ट होता है वह मैं नहीं हूँ और 
मैं जो हूँ वह कभी किसीके द्वारा नष्ट नहीं होता। भावार्थ--यह 
पुद्गल द्रव्यकी पर्यायरूप शरीर ही विध्नोंके द्वारा नष्ट होता है, वह्‌ 
परमार्थसे मेरा नहीं है! मैं ज्ञायकस्वभाववाला अखण्ड स्वतन्त्र द्रव्य हूँ, 
शरीरसे भिन्‍न हूँ । इसे नष्ट करनेकी सामथ्यें किसीमें नहों है ॥१०४।। 
इस प्रकारकी भावनामें जिसका मन लगा हुआ है तथा जो अपरिमित 
आत्मवेभवका धारक है ऐसा सम्यग्दुष्टि जीव अगुप्तिभयसे भयभीत नहीं 
होता ॥१५५॥ 


मेरा न कभी मरण होता है और न कहीं मेरा जन्म होता है। जब 
मैं जन्म और मरण--दोनोंसे रहित हूँ तब मुझे मरणभय केसे हो सकता 
है। इस प्रकारके विचारसे जिनके चित्त परिपूर्ण हैं तथा जो प्रबुद्ध वृत्ति 
वाले हैं--अर्थात्‌ ज्ञानमय प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे शुद्ध सम्यर्दृष्टि जीव इस 
संसारमें मृत्युसे नहीं डरते हैं ॥१९६-१९७॥ 

यह ध्रुव सत्य है कि मेरा यह आत्मा कही किन्‍्हीं कारणोंके द्वारा न 
नष्ट होता है, न भेदको प्राप्त होता है, न जलता है और न जीणं-शीणं 
होता है। इसलिए चाहे मेघ मोटी हजारों जलूघाराओंके द्वारा स्वच्छन्दता 
पूर्वक समस्त पृथिबीतलको व्याप्त करता हुआ निरन्तर वर्षा करे। चाहे 
दरिद्र जीवोंके समूहको दुःख देनेवाली और बनको सुखा देने वाली हिम- 
पड्क्त अपनो ठण्डसे समस्त ससारको नष्ट कर दे | चाहे जीवसमूहके 
प्राणोंका घात करने वाली अग्नि, जरूतो हुई ज्वालाओंकी सन्ततिसे 
पृथिवीतछको भस्म कर दे । चाहे उन्नत परब॑तोंके शिखरोंको विचलित 
करनेमें समर्थ त्था पृथ्वीको कम्पित कर देने वाला पवन सदा चले । चाहे 
व्यथे न जाने वाले हजारों वज्ञ मेघरहित आकाशसे निकलकर सब ओर 
जगत्‌को भस्म कर दें। चाहे भीतरको ज्वालाओंसे जलते हुए दूषित्त 
विस्फोटक पदार्थोंसे सहित ज्वालामुखी पव॑तोंके द्वारा यह जगत्‌ शीघ्र 
ही नष्ट हो जावे। और चाहे समस्त मकानोंको ध्यस्त कर देनेवाला 
तथा प्राणिसमूहका संहारक भूकम्प या भूस्फोटन--भूमिका फट जाना, 
पृथ्वीको नष्ट कर दे । अथवा अधिक कहनेसे क्या ऊकाभ है ? सबके नष्ट 
कर देनेमें तत्पर प्रढलय भी पृथ्वीतलको क्षणभरमें बिलीन कर दे। तो 
भो ये सब मिलकर मेरी आत्माको कहीं अंशरूपमें भो नष्ट करनेको समर्थ 


प्रथमों मयुंजः ७ 
नहीं हैं इसलिये में इस जगतूमें कभी भयभीत नहीं होता हूँ | इस प्रकार- 
कै श्रेष्ठ विचारोंसे जिनके हृदय निर्मल हैं. ऐसे सत्पुरुष हुं है कि आक- 
स्मिक भयसे कुछ भी नहीं इरते हैं। इस प्रकार सप्तमयरूपी रोगसे 


निमुंक्त सम्यर्दृष्टि जीव, निशद्धु: होकर सत्र सवंदा चेष्टा करता है 
॥ १९८-२०९ ॥। 


अब आगे आठ अड्डोंके द्वारा सम्यरदर्शनका माहात्म्य कहते हुए सर्वे 
प्रथम निःशद्धूत अज्भका वर्णन करते हैं-- 
अथाष्टाज़तया तस्य किश्िन्माहात्म्यमान्तरम । 
बच्म्याचार्यकृतग्रन्थप्रतिपादितरीतितः ॥२१०॥ 
अन्यथा कथने नाम वक्‍तुरशानमोदिते | 
४ 4५ (९ 
सव्ंधा निश्चितो हेतू लोके सत्र स्बदा ॥२११॥ 
निशि जे पे 
प्रमाणेनिश्चितपं)ं, नेतद्‌. हयमहेक्भगवति | 
तेनोक्ते मूलतः झास्त्रसंपे को नाम संशय! ॥२१२॥ 
इतराण्यपि झ्ास्त्राणि तेषामाम्नायतों बुधेः 
रचितानि समस्तानि तक्तत्रापि न संशयः ॥२१३॥ 
४४ 4 
युक्तिगम्य॑ ततस्तत्त्वमवधाय सुयुक्तिभिः 
ततोब्न्यच्चाप्तवाक्येभ्य: श्रद्धेये सततं मया ॥२१४॥ 
इत्थ युक्तियुते श्ञास्त्रे हिते चाप्तनिबन्धने । 
सुधीः सम्यकत्वसम्पन्नो निःशड्डी झुवि राजते ॥२१७॥ 
अर्थ--अब आचार्य प्रणीत ग्रन्थोंमें प्रतिपादित रीतिके अनुसार आठ 
अज्भोंके रूपमें उस सम्यम्दर्शनका कुछ अन्तरज्ध माहात्म्य कहते हैं 
॥२१०॥ लोकमें सबंत्र सब समय असत्य कथन करनेमें दो ही कारण सब 
प्रकारसे निश्चित हैं--एक वक्‍ताका अज्ञान और दूसरा वक्‍ताका मोह 
अर्थात्‌ सकषाय परिणति |२११॥ परन्तु यह प्रमाणों द्वारा निश्चित है 
कि अरहन्त भगवानूमें अज्ञान और मोह--दोनों नही है इसलिये मूलरूप- 
से अरहन्तके द्वारा कहे हुए शास्त्रसमूहमें संशयकोी क्‍या बात है ? 
॥२१२॥ अन्य समस्त शास्त्र भी उन्हीं अरहन्त भगवानुकी आम्नायके अनु- 
सार विद्वानोंके द्वारा रचे गये हैं इसलिये उनमे भो संशय नहीं है ॥२१३॥ 


इसलिये जो तत्त्व युक्तिगम्य है उसका तो उत्तम युक्तियोंके द्वारा निर्धार 
करना चाहिये और जो युक्‍क्तिगम्य नहीं है उसको मुझे आप्तके बचनों 


३८ सम्यक्त्व-चिन्तामंणिः 
द्वारा श्रद्धा करना चाहिये ॥२१४॥ इस प्रकार युक्तियुक्त, हितकारों, 
आप्तप्रणीत शास्त्रके विषयमें सम्यक्त्वसे युक्त ज्ञानी पुरुष पृथ्वीपर निः- 
धरद्भु रहता है ॥२१५।॥। 
आगे निःकांक्षित अद्भुका निरूपण करते हैं-- 
अक्षवर्गसघुत्पन्न॑ सौर्यं नाम न तच््वतः । 
तृष्णावृद्धिकरत्वेन प्रत्युत दुःखमेव हि ॥२१६॥ 
यथा हि क्षारपानीयपानेन न तृषाक्षयः | 
तथा भोगानुमोगेन नेब त्ष्णापरिक्षय: ॥२१७।॥ 
इमे भोगा ध्ुजड्भाइवच समानाः श्रुवि सन्ति हि । 
हेयोपादेयतत्त्वज्ञेनोंपादेयाः कदाचन ॥२१८॥ 
यद्दा अुजब्नभूपालदष्टो ग्र॒त्युं सकृदू बजेत्‌ । 
भोगदष्टास्तु बहुशों व्जन्त्येव न संशयः ॥२१९॥ 
सबाधं परतन्त्रं च दुःखदं क्षणभद्ुरम्‌ । 
तृष्णाबृद्धिकर चाल्पं॑ सोौख्यं श्क्षसमुत्यितम्‌ ॥|२२०॥। 
एतेषां वशितां नाम प्राकृता यान्‍्तु मानवाः । 
अतिप्रगाढमिथ्यात्वतमसाहतचशु पः ॥२२१॥ 
हन्त हन्त सुरेन्द्रोषपि नागेन्द्रोषपि हलायुधः । 
अल. तीर्थकरश्चापि विषयेः  परिभूयते ॥२२२॥ 
भोगेच्छाप्रभवं दुःखं सोढ़ुं शक्ता न जन्तवः । 
रमन्‍ते पृत्रमित्रालीकलत्रेषु पुनः पुनः ॥२२३॥ 
परन्तु रूब्धवोधेस्तैर्ञातास्वादेह्दतेच्छमिः । 
अन्ततस्त्यज्यते नूनं_ भोगमोगिकदम्बकम्‌ ।|२२४॥ 
रूब्धसम्यक्त्वदेवद्रो; कि में भोगानुकाइक्षणम्‌ । 
सवंधा विषयेच्छामि! परिस्ुक्तो भवाम्यहम्‌॥२२५७॥ 
गद्दीत्वानन्तरं तेषां त्यागे का नाम विजश्ता। 
प्रक्षालनाद्धि पहुस्य द्रादस्पशन वरम ॥२२६॥ 


प्रथमो मयुखे: श्र 


एवं विचारितार्थ' स सम्यग्द्शनसंभृतः ' 
निःकादक्षत्वं प्रयात्येव गतेच्छोष्पि शिवेच्छनः ||२२७॥ 


अथे--इन्द्रियस मूहके द्वारा उत्पन्न हुआ सुख वास्तवमें सुख नहीं है 
किन्तु तृष्णावृद्धिका कारण होनेसे दुःख ही है ।।२१६॥ जिस प्रकार खारा 
पानी पीनेसे तृषका नाश नहीं होत्ता है उसी प्रकार भोगोंकों भोगनेसे 
तृष्णाका नाश नहीं होता है ॥२१७॥ पृथ्वीपर ये भोग और भुजज्भ-सर्प 
एक समान हैं अत: हेय उपादेय तत्त्वोंके ज्ञाता पुरुषोंके द्वारा कभो भी 
उपादेय नहीं हैं ॥२१८॥ अथवा भुजज़ुसे डसा हुआ मनुष्य तो एक ही 
बार मृत्युको प्राप्त होता है परन्तु भोगोंके द्वारा डसे हुए मनुष्य वार-वार 
मृत्युको प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नही है २१९ ॥ इन्द्रियजन्य सुख 
बाधा सहित है, परतन्त्र है, दु खदायक है, क्षणभंगुर है, तृष्णाको बढ़ाने 
बाला है आर अल्प है ॥२२०॥ तीत्र मिथ्यात्वरूपी अन्धकारसे जिनके 
ज्ञाननेत्र नष्ट हो गये हैं ऐसे साधारण मनुष्य इन भोगोंकी अधीनताकों 
भें ही प्राप्त हो जावें परन्तु अत्यन्त दुःखकी बात है कि इन्द्र, नामेन्द्र, 
बलभद्र और तीर्थंकर भी विषयोंसे परिभूत हो जाते हैं ॥२२१-२२२॥ 
भोगोंकी इच्छासे उत्पन्न हुए दुःखोंको सहन करनेके लिये असमर्थ प्राणी 
बार-बार पुत्र, मित्रसमूह तथा स्त्रियोंमें रमण करते है--उनमें ममत्व 
बुद्धि उत्पन्न करते हैं ॥२२३॥ परन्तु पृर्वोक्त महापुरुषोंको जब आत्मबोध 
होता है--अपने वीतराग स्वरूपकी ओर जब उनका लक्ष्य जाता है तब वे 
विषयोका स्वाद जान कर आत्महितकोी इच्छा करते हुए अन्तमे निश्चित 
ही उन भोगरूपी सर्पोके समूहका परित्याग कर देते है ॥२२४।॥ मुझे सम्प- 
क्त्वरूपी कल्पवृक्ष प्राप्त हुआ है अतः भोगोंकी इच्छा करना क्या हे ? 
मैं विषयोंकी इच्छासे सब॑या मुक्त होता हूँ ॥२२५॥ पहले ग्रहणकर पीछे 
विषयोंके त्याग करनेमें क्या चतुराई है ? कीचड़ लगाकर धोनेको अपेक्षा 
उसका दूरसे स्पर्श नहीं करता ही अच्छा है ॥२२६।' इस प्रकार विचार 
करने वाला सम्यग्दृष्टि जीब निःकांक्षत्वको ही प्राप्त होता है। सम्यग्दृष्टि 
जीव यद्यपि निःकांक्ष होता है तथापि मोक्षकी इच्छा रखता है ॥२२ज॥। 


आगे निविचिकित्सा अद्भुका निरूपण करते हैं-- 
पापेष्नास्था हि कत्तव्या नेव पापिनि जातुचित्‌ । 


जीवत्वेन समाः सर्वे पापा! पापबहिगंताः ॥ २२८॥ 


'ई० सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


कालद्रव्यसहायेन द्रव्यबू न्द॑विवर्तते | 
अशुमैश्द शुमैर्वाप परिणामैनिरन्तरम्‌ ॥२२९॥ 
शुभानिष्टकरांस्तत्र_ रागात्पश्यन्ति जन्तवः । 
अनिष्टानशुभांश्चेव देषान्मूढदृशस्तथा ॥२३०॥ 
यदा तस्वेन पश्यामः पदार्थात्‌ सकलान वयस्र । 
अशुभो न शुभ: कश्चिन्मिथ्येयं मे प्रकल्पना ॥२३१॥ 
तस्य॒ द्वव्यस्य. पर्यायस्तथाभूतः प्रजायते । 
प्रीत्याप्रीत्यापि मे कि स्थास्परिणामे तथा दृशे ॥२३२॥ 
गुणाः पूज्या न वर्ष्माणि महतामपि देहिनाम | 
अस्त्थेतन्निश्चितं यत्र जगत्यामागमेडईपि च ॥२३३॥ 
गुणेः पवित्रिते तत्र घुनीनां च कलेवरे। 
जुगुप्सा का ममेयं भो हन्त मूठमतेरहों ॥२३४७॥ 
एवं भाविततक्त्तोट्सौ सम्यग्दृष्टिः पुमान्‌ सदा । 
नि्गंती विचिकित्साया अमन्दानन्दमइनुते ॥२३५॥ 


अर्थ--पापमें अनास्था करना चाहिये, पापी जीवपर अतास्था नहों 
करना चाहिये, क्योंकि पापी और पापसे रहित--सभी जीव, जीवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा समान हैं। भावाथं--पापी जीवपर जो अनास्था की 
जातो है वह पापके कारण की जाती है। सम्यर्दृष्टि जीव, किसी पापीको 
देख विचार करता है कि देखो, बेचारा कर्मोदयसे ग्रस्त हो अपने हितका 
विचार न कर अहितमें प्रवृत्त हो रहा है। में इसे हितका उपदेश देकर 
सुमार्गपर लगा सकूँ तो मेरा अनुकम्पा नामका गुण चरिताथ होगा और 
इसका कल्याण होगा । समय आनेपर पापी जीव भी पापका परित्यागकर 
सुमागंपर आते हैं । इसलिये उन्हें सबंधा उपेक्षित या अनादुत नहीं करना 
चाहिये ॥२२८॥ कालद्रव्यके निमित्तसे द्रव्योंका समूह निरन्तर शुभ अथवा 
अशुभ पर्यायरूप परिणमन करता है। उन शुभ अशुभ पर्यायोंमेंसे मिथ्या- 
दृष्टि जीव शुभ पर्यायोंको रागवश इष्ट और अशुभ पर्यायोंकों द्वेषवद्या 
अनिष्ट मानते हैं। परन्तु जब परमार्थशर हम समस्त पदार्थोका विचार 
करते हैं तब न कोई शुभ-इष्ट है और न कोई अशुभ-अनिष्ट है मेरी यह 
कल्पना मिथ्या प्रतीत होती है। उस द्रव्यकी वेसी पर्याय हो रही है उस 


प्रथमो मयूख: ४१ 


पर्यायमें मुझे प्रीत्ति और अप्रीतिसे क्या प्रयोजन है ? भावाथ--चरणानु- 
योगकी आज्ञानुसार ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थोमें यद्यपि शुद्धि अशुद्धिका 
पूर्ण विचार रखता है तथापि अपने हृदयमें ग्लानि--जुगुप्साको आश्रय 
नहीं देता ॥२२५-२३२॥ बड़े-बड़े पुरुषोंके भी गुण पूज्य हैं शरीर नहीं । 
अर्थात्‌ महापुरुषोंके जो शरीरकी पूजा होती है वह गुणोंके कारण ही 
होती है, यह लोक तथा आगम--दोनोंमें निश्चित है ॥२३३॥ इसलिये 
गुणोंसे पविन्न मुनियोंके शरी रमें मुझ अज्ञानीकी जो यह जुगुप्सा होती है 
वह क्‍या है? भावाथं--रत्नत्रयसे पवित्र मुनियोंके शरीरमें अज्ञानी जीव ही 
ग्लानि करते हैं, आत्मगुणके पारखी नहीं। अब मेरा मिथ्याभाव विलोन 
हो गया और उसके स्थानपर शुद्धसम्यक्त्वभाव प्रकट हुआ है अतः मुझे 
मुनियोंके मलिन शरीरमें रछानि करना उचित नहीं हैं ॥२३४॥ इस प्रकार 
पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार करनेवाला सम्यग्दृष्टि पुरुष विचिकित्सा 
“ग्लानिसे रहित होता हुआ सदा बहुत भारी आनन्दको प्राप्त होता 
है ॥२३५॥ 


भागे अमूढ॒दृष्टि अद्भका वर्णन करते हैं-- 

देवः स एव पूज्यः स्याद्यः स्याद्‌ रागविवर्जितः । 

स्वज्ञो हितदर्शी च भव्यानां हितकामिनाम्‌ ॥२३६॥ 
तथाभूतों महेशो वा ब्रह्मा विष्णुश्च मारजित्‌ । 
कपिलो वा जिनो वापि रामी वातसु तो5षपि च ॥२३७॥ 
नाम्ना नामाथ केनापि मण्डितों सु भवेदसों । 
पण्डितानां समाराध्यो हितप्राप्त्यं निरन्तरम्‌ ॥२३८॥ 
यः स्वयं रागरोगेण दिव्य चक्षु भंवे दसी । 
इतरान स कथं त्रयान्मोक्षपत्तनपद्धतिम ॥१३९७ 
सः देवानां प्रियो वापि तक््चातल्वविचारणे | 

कथं स्याट्धितकामानां हितोद्देशनतत्परः ॥२४०॥। 
अहंतोक्त॑ विनिम्न॒ क्‍्त॑ वाधाभिर्वांदिदु्जेयम्‌ । 
शास्त्र प्रमाणतोपेत॑ मान्य मान्यगु्ण मम ॥२४१॥ 





१. हनूमान्‌ । २. अन्धः (दिव्यचक्षु: सुनयने कृष्णेइल्घे सिहकेडपि च, इति विश्व- 
लोचन: । ३. मूर्ख: 'देवानां प्रियः इति च मू्खे! इति सिद्धान्तकौमुदी । 


४२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


यस्य वक्ता न सबंज्ञो वीतरागो महामुनिः। 
प्रामाण्यं तत्‌ कथ॑ गच्छेदू रथ्यामानववागिव ॥२४२।। 

विषयाशज्ञाबहिसुतस्त्यक्तारम्भचयोधपि. च॑ । 
ग्रन्धातीतों गुरु पूज्यः शश्वन्मम न चेतरः ।|२४३॥ 

ये संयममभरं प्राप्य प्रमाधन्ति सुनीश्वराः | 
अक्षपाटच्चरेननं हियन्ते ते कथं न हि ॥२४४॥ 
प्रत्यक्षादेव ये ग्रन्थभारं हनत भरन्ति वे 
यतयस्ते ब्रुडन्त्येव चिर संसारसागरे ।|२४५॥। 
एतेषां भक्तिसम्पन्ना नरा नाम भवोदधों 
पाषाणपोतसध्यस्था इंव मैंज्जन्ति हा चिरस्‌ ॥२४६॥।। 
चिरं भिथ्यात्वचूणेंन विम्रुग्धीकृतकोचनः 
अभर्ज हन्त तानेतान्‌ केवर्ल भवसंचरान्‌ ॥॥२४७॥। 
मिथ्यातपश्चमत्कारेरेतेषा. च चमत्कृतः 
अद्यतो न भविष्यामि शुद्धदश नवानहम्‌ ॥२४८॥ 

सम्यर्दृष्टियं द्ीदुगूभावनोपेतमानसः . ै। 
नो कदापि निजां दृष्टि मूढां वे कुरुते क्वाचित्‌ ॥२४९॥ 
अरथे--वही देव पृज्य है जो रागसे रहित हो, सर्वेज्ञ हो और हिताभि- 
लाषी भव्योंको हितका उपदेश देनेवाला हो ॥२३६॥ उपर्युक्त तीन गुणोंसे 
सहित चाहे महेश हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, बुद्ध हो, कपिल हो, जिन हो, 
राम हो, हनूमान्‌ हो अथवा किसी अन्य नामसे सुशोभित हो, हिंतकी 
प्राप्तिके लिये ज्ञानी जनोंका निरन्तर आराधनीय--सेवा करने योग्य है 
॥२३७-२३८॥ जो स्वयं रागरूपी रोगके द्वारा अन्धा हो वह दूसरे जीवों- 
को मोक्षरूपी नगरका मार्ग केसे बता सकता है ?।॥२३५॥ जो तत्त्व और 


अतत्त्वका विचार करनेमें स्वयं अज्ञानी है वह दूसरे हिताभिलाषी जनोंको 
हितका उपदेश देनेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? ॥२४०॥॥ 


जो अरहन्तके द्वारा कहा गया हो, बाधाओंसे रहित हो, बादियोंके 
द्वारा दुर्जेय हो, प्रमणतासे सहित हो तथा मान्यगुणोसे सहित हो; ऐसा 
शास्त्र ही मुझे मान्य है ॥२४१॥ जिस श्ञास्त्रका मूल वक्ता वीतराग सर्वज्ञ 


प्रथमों मयूल॑: ४है 


भहामुनि नहीं है बह सड़कपर चलने वाले मनुष्यके वचनके समान प्रमाण- 
ताको केसे प्राप्त हो सकता है ॥२«२॥। 
जो विषयोंकी आशासे दूर है, जिसने सब प्रकारका आरम्भ छोड़ 
दिया है तथा जो परिग्रहसे रहित है ऐसा गरु ही मुझे निरन्तर पृज्य है 
अन्य नहीं ॥२४३॥ जो मुनिराज संयमका भार धारणकर प्रमाद करते हैं 
वे निदिचत ही इन्द्रियरूपी चोरोंके द्वारा कैसे नहीं लुटते हैं अर्थात्‌ अवश्य 
लुटते हैं ॥२४४॥ खेद है कि जो प्रत्यक्ष ही परिग्रहका भार धारण करते हैं 
वे मुनि चिरकालके लिये संसाररूपी सागरमें नियमसे डूबते हैं ॥२४५॥ 
इन परिग्रही मुनियोंके जो भक्त हैं वे पत्थरके नावके मध्यमें बेठे हुए... 
मनुष्योंके समान संसाररूपी सागरमें चिरकालके लिये ड्ूबते हैं ॥२४६॥ 
बड़े दःखकी बात है कि मिथ्यात्वरूपी चूणंके द्वारा जिसके नेत्र मोहको 
प्राप्त हो रहे हैं ऐसे मेंने मात्र संसारमें परिभ्रमण करनेवाले इन कुगुरुओं- 
की चिरकाल तक भक्ति की है ॥२४७॥ अब में शुद्ध--सम्यग्द्श नसे सहित 
हुआ हूँ अतः इन कुगुरुओंके मिथ्यातप सम्बन्धी चमत्कारोंके द्वारा आजसे 
चमत्कृत नही होऊँगा ॥२४८॥ इस प्रकारकी भावनासे जिसका चित्त 
सहित है ऐसा यह सम्यर्दुष्टि जीव निद्रचयसे कभी भी और कही भी 
अपनी दृष्टि--श्रद्धाको मूढ नहीं करता है । तात्पयं यह है कि वह अमूढ- 
दृष्टि अद्भुका धारक होता है ॥२४९॥ 
आगे उपगूहन अजद्भुकी अपेक्षा सम्यग्द्शनकी महिमा कहते हैं-- 

जनन्या हव जातानां परेषां दृषणोच्चयस्‌ । 

लोकानां पुरतो नृनमनुद्धाववतः सदा ॥२५०॥ 

तद्दषणापसारेच्छावशतो४पि क्वचित्‌ क्वचित्‌ | 

कदाचित्सभ्यगोष्ठीषप्रकटीकुवंतीषपि तत्‌ ॥२५१॥ 

कृपणस्थेव वित्त स्‍्व॑_ सुगुणानां कदम्बकम । 

पुरतः परलोकानां न हथख्भावयतः क्वचित ॥|२५२॥ 

सम्यग्दशंनसं भूषासं भूषितत नो मं म । 

बद्धते.. परम शश्वदृपगृहनमज्ञकम्‌ ।।२५३॥! 


अर्थ--जिस प्रकार माता दूसरोंके सामने अपने पृत्रोंके दोषसमूहक़ो 
प्रकट नहीं करती इसी प्रकार जो दूसरोंके दोषसमूहकों कभी लोगोंके 
सामने प्रकट नहीं करता, परन्तु कभो कहद्दी-कही उनके दोष दूर करनेकी 


४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


इच्छासे उस समूहको सम्यजनोंकी गोष्ठीमें प्रकट भी करता है। साथ ही 
जिस प्रकार कंजूस मनुष्य अपने धनको दूसरोंके सामने प्रकट नहीं करता 
इसी प्रकार जो अपने उत्तम गुणोंके समूहको कहीं दूसरोंके समक्ष प्रकट 
नहीं करता । तथा सम्यग्दशंनसे जिसका शरीर विभूषित है ऐसे मेरा 
उपगृहन भज्भ निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता है। भावाथं-सम्यर्दृष्टि 
जीव कभी किसीके दोषोंको नहों कहता है किन्तु उन्हें दूर करनेका प्रयत्न 
करता है। जब कभी ऐसी स्थिति दिखती है कि उसके कहने तथा सम- 
झनेसे भी किसीका दोष छूटता नहीं है तब उस दोषको दूर करनेकी 
इच्छासे दूसरे प्रभावशाली सभ्य मनुष्योंके सामने प्रकट भी करता है। 
और उनके प्रभावसे उस दोषको छुड़ानेका प्रयत्न करता है। इस उपगृहन 
अद्भका दूसरा नाम उपबुहण अज्भ भी है जिसका अर्थ होता है अपने 
गुणोंकी वृद्धि करना । जिस प्रकार व्यापारी मनुष्य निरन्तर अपनी पूँजी 
को बढ़ानेका प्रयत्त करता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी आत्मगुणोंको 
बढ़ानेका प्रयत्न करता है। २५०-२५३॥ 


आगे स्थितिकरण अड्ुके द्वारा सम्यग्दर्शनकी चर्चा करते हैं-- 


कुतो5पि कारणात्स्वं वा परं॑ चाषि सधमंणम्‌ | 
सश्रद्धावोधचारित्राच्च्यवन्त॑ धर्मंतः क्वचितृ ॥२५४॥ 

तथोपदेशतो धेयंदानादात्मसमर्षणात्‌ । 
वृत्तिवातविधानेन व्याधिविध्वंसनात्तथा |२०५।। 

अन्येनापि प्रकारेण भ्रूयः श्रद्धानशालिनः । 
सुस्थिर विदधस्येव चिरं सद्धमंघारणे ॥२५६॥ 
अरथे--किसी कारण कही सम्यर्दर्शन ज्ञान, और चारित्ररूप धर्मसे 
च्युत होते हुए अपने आपको तथा अन्य सहधर्मा बन्धुको उस प्रकारका 
उपदेश देनेसे, धैर्य प्रदान करनेसे, अपने आपके समर्पणसे, आजीविकाशों- 
का समूह लगानेसे, बोम।री दूर करनेसे तथा अन्य प्रकारसे सम्पग्दुष्टि 
मनुष्य समीचीन धमके धारण करनेमें चिरकारूके लिये अत्यन्त स्थिर 
कर देते हैं। भावार्थ--यदि किसी परिस्थितिवश अपना चित्त समोचीन 
धर्मसे विचलित हो रहा हो तो पृज्य पुरुषोंके गुणस्मरणके द्वारा उसे घर्म- 
मे स्थिर करना चाहिसे। इसी प्रकार यदि कोई अन्य सहधर्मी भाई 
बीमारो, आजीविका नाश्ष या अन्य किन्ही कारणोके द्वारा धममंसे च्युत 


प्रथमों मयूख: डप्‌ 
हो रहा हो तो उसे सब प्रकारकी सहायता देकर धर्ममें स्थिर करना 
चाहिये, यही स्थितिकरण अड्ढ है ॥२५४-२५६॥ 
आगे वात्सल्य अज्जके द्वारा सम्यर्दृष्टि जीवोंकी चर्चा करते हैं-- 
श्रद्धाबो धसुवृत्तादिस्वगुणानां कदम्बके । 
सतत ग्रीतिसम्पन्ना नरा भव्या भवन्ति हि |२७७॥ 
गोगणा इव वत्सानां सम्यग्धर्मविशोभिनाम | 
उपरि प्रेमवन्तोषपषि अ्रद्धावन्तों भवन्ति च॥२५८॥ 
अर्थ--भव्य मनुष्य सम्पग्दरशंत, ज्ञान और चारित्र आदि आत्मगुणों- 
के समूहपर निरन्तर प्रीतिसे युक्त होते हैं ॥२५७॥ जिस प्रकार गायोंके 
समूह अपने बछड़ोंपर प्रीतिसे युक्त होते हैं उसी प्रकार सम्पर्दृष्टि मनुष्य 
समीचीन धममंसे युक्त मनुष्योंपर प्रीतिसे युक्त होते हैं ॥२५८॥ 


आगे प्रभावना अद्भुका वर्णन करते हैं-- 


पुस्तकानां प्रदानेन विद्यालयविधानतः । 
व्याख्यानात्तत्वतजातस्थ शास्त्रवाचनतस्तथा ॥|२०९॥ 
पठतां पाठकानां च योग्यवृत्तिव्यवस्थया । 
देशकालोचितैरन्यैरप्युपायेनिरन्तरम्‌ ॥२६०॥ 
आत्मनश्व परेषां चावोधध्वान्ततर्ति तथा । 
हत्वा जिनेन्द्रमाहात्म्यप्रभाव: क्रियते बुचेः ॥२६१॥ 
अष्टावपि गुणानेतानात्मगान्परगानपि | 
सम्यग्दशनसंपन्‍ना  धरन्त्येवः न संशय; ॥२६२॥ 
कर्थ--पुस्तकोंके दानसे, विद्यालय बनानेसे, तत्त्वसमूहके व्याख्यान- 
से, शास्त्रप्रवचनसे, पढ़नेवाले छात्रों और पढ़ानेवाले अध्यापकोंकी योग्य 
जीविकाकी व्यवस्था करनेसे तथा देश और कालके योग्य अन्य उपायोंसे 
विह्वज्जन अपने तथा दूसरोंके अज्ञानान्धकारके समूहको नष्ट कर निर- 
न्तर जिनेन्द्रदेवके माहात्म्यकी प्रभावना करते हैं। भावाथं--लोगोंके 
हृदयमे जो धर्म विषयक अज्ञान फैला हुआ है उसे नष्ट कर जिनधमंका 
प्रभाव फैलाना प्रभावना अद्भ है २५९-२६१॥ सम्यर्दृष्टि जीव स्व-पर- 
से सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ गुणोंको नियमसे धारण करते हैं, इसमें 
संशय नहीं है।।२६२॥ 


प्‌ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


आगे सम्यरदृष्टिके आठ भेदोंका अभाव बतलानेके लिये कहते हैं-- 
नाशशीलं पराधीनमल्पमल्पाथवोधकम्‌ | 
क्षायोपशमिक ज्ञान लब्ध्चा का नाम मानिता |२६३॥ 
महतामपि छोकानां प्रतिष्ठा महती पूुरा। 
पश्यतों जगतो नष्टा का नु तत्राभिमानिता ॥२६४॥ 
उच्चेःकुलसमुत्पन्ना अपि पापम्रवत्तितः । 
परत्राधमगोत्रत्व॑ यान्ति का मेष्त्र मानिता ॥२६५७॥ 
काम मे मातुलो नाम भवेत्संपदधीश्वरः 

मम कि तेन मान्यत्व॑ वथा हा मानितेद्द में ॥२६६॥ 
स्वस्मादद्वंप्रदानेन दृष्टेः सर्वेषपि जन्तवः । 
निबला: सन्ति सवत्र नोचिता मम मानिता ॥२६७॥। 
ऋद्धिबुद्धिवता देवा अपि नश्यन्ति यत्र भो:। 
अल्पर््धाविद्द कि तत्र मम स्यान्मानितोचिता ॥२६८।। 
मानाहिराजसंदष्टा महान्तोषपि तपस्विनः । 
इवभ्रावासमहो यान्ति यत्तत्का मेडमिमानिता ॥२६९॥ 
वपुषा कामदेवा ये जाता भ्रुषि महीश्वराः। 

तेष्पि नाशं गता यस्माद्‌ बथा तन्मेईइभिमानिता ॥२७०॥ 
स्वस्माददू बे प्रदानेन दृष्टेरल्पतरोई खिल; । 
मेरुदशनतो . विन्ध्य-पर्वंत! कीटकायते ॥२७१॥ 
एवं सम्यक्त्वसम्पन्ना महामागजनेश्वरा; । 
मदेनाष्टविघेनेह नव माथन्ति जातुचित्‌ ॥२७२॥ 


अर्थे-- नइवर, पराधीन, अल्प और अल्प पदार्थोका बोध करानेवाले 
क्षायोपशमिक ज्ञानको प्राप्त कर अहंकार करना क्या है ? ॥२६३॥ पहले 
इस संसारमें देखते-देखते जगत्‌के महापुरुषोंकी भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा 
नष्ट हो चुकी है तब वहाँ मेरा अहंकार करना कया है ॥२६४॥ उच्च 
कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्य भी पापप्रवृत्तिके कारण परलोकमें नीचगोश्रको 
प्राप्त हो जाते हैं तब इस विषयमें मेरा अभिमान करना क्या है ? ॥२६५॥ 


प्रथमो मयूख: ४७ 


भले ही मेरे मामा सम्पत्तिके अधीश्वर हों, पर उससे मे री कौन-सी मान्यता 
हो जाती है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, इसलिए इस विषयमें मेरा अहंकार 
करना व्यथे है ॥२६६॥ यदि अपनी दृष्टि अपनेसे ऊपरकी ओर दी जावे 
अर्थात्‌ अपनेसे अधिक बलवान्‌की ओर देखा जावे तो सवंत्र सभी प्राणी 
निबंल हैं अत: मेरा बलका अभिमान करना उचित नहीं है ॥२६७॥ ऋद्धि 
और बुद्धिको धारण करनेवाले देव भी जहाँ नष्ट हो जाते हैं वहाँ अल्प 
ऋद्धिमें मेरा अहंकार करना क्या उचित है ? अर्थात्‌ नहीं ॥२६८॥ मान- 
रूपी नागराजके द्वारा डशे हुए बड़े-बड़े तपस्वी भी, आइचय है कि, नरक 
बासको प्राप्त होते हैं अत: मेरा तपका अभिमान करना क्या है ? ॥२६०॥ 
पृथिवीपर जो राजा शरीरसे कामदेव थे वे भी जब नष्ट हो गये तब मेरा 
रूपका अभिमान करना व्यथं है ॥२७०॥ यदि अपनी दृष्टि अपनेसे बड़े 
लोगोंपर दी जावे तो सब अत्यन्त लघु हो जावें जेसे मेरु पवेतके 
देखनेसे विन्ध्याचल कीटके समान जान पड़ने लगता है ॥२७१॥ ऐसा 
विचारकर महाभाग्यशाली सम्यग्दुष्टि जीव आठ प्रकारके मदसे कभी 
भी उन्मत्त नहीं होते हैं। भावार्थ--ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, 
तप और शरीर इन आठ बात्तोंको लेकर मिथ्यादृष्टि मानव अहंकार 
करते हैं परन्तु सम्पर्दृष्टि जीवोंका निश्चय होता है कि ये क्षायोपशमिक 
ज्ञान आदि आठ वस्तुएँ आत्माकी निज परिणति नही हैं किन्तु परनिमित्त- 
से होनेवाले वेभाविक गुण अथवा पर्याय है। परनिमित्तजन्य पदार्थ, परके 
रहते हुए ही होते हैं परका नाश होनेपर नहीं । और परका परिणमन 
उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावपर अवलम्बित है अतः पराश्नित वस्तुका 
अहंकार करना उचित नही है। इसी विचारसे सम्यग्दुष्टि जीव आठ 
मदोंसे रहित होते हैं ॥२७२॥ 
आगे सम्यर्दृष्टि जीवके छह अनायतन नहीं होते हैं, इसका वर्णन 

करते हुं-- 

देव॑ दोषालय॑ भिथ्या-बोधमण्डनमण्डितम्‌ । 

खण्डितं महिलालास्येः पण्डया च बहिष्कृतम्‌ ॥२७३॥ 

विषयाशावशं नित्यमारम्मोच्च यमन्दिरम्‌ । 

परिग्रहेः परिग्रस्त॑ कुगुरु कुगुणालयम्‌ ॥२७४७॥ 

संसारभूजसंबीजं रागद्वेषप्रवतेनम्‌ । 

मोप्नप्रवेशमार्गस्थकपार्ट कपदोत्कटम्‌ |॥२७५॥ 


४८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अहिंसाकल्पवल्लीनां दावपावकस॒त्कट मे । 
भव्यचित्तपयो जालीनक्तंनाथमधमकम्‌ ॥२७६॥ 
एतेषां सेवकानां च संहति शुद्धदुष्टयः । 
घर्मबुद्धिवृतः सन्‍्तो न नमन्‍्तीह जातुचित्‌ ॥२७७॥ 


अर्थ--दोषोंके स्थान, मिथ्याज्ञाससे सहित, स्त्रियोंके विलासोंसे 
खण्डित तथा भेदज्ञानसे रहित देवको, निरन्तर विषयोंकी आशाके 
वशीभूत, आरम्भसमूहके स्थान, परिग्रहोंसे ग्रस्त और कुत्सित गुणोंके 
घर कुगुरुको, एवं संसाररूपी वृक्षके बीज, रागद्वेषको प्रवर्ताने वाले, 
मोक्षद्वारपर लगे हुए कपाट, कपटसे युक्त, अहिसारूपी कल्पनाओंको 
भस्म करनेके लिए प्रचण्ड दावानल तथा भव्यजीवोंके हृदयरूपी कमल- 
समूहको संकुचित करनेके लिए चन्द्रमास्वरूप अधमंको ओर इन 
तीनोंके सेवकोंके समूहकों धमंबुद्धिके धारक सम्यग्दृष्टि जीव इस 
जगत्‌में कभी भी नमस्कार नहीं करते हैं। भावाथे--आयतन स्थानको 
कहते हैं भौर अनायतन अस्थानको कहते हैं । कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और 
इनके सेवक इस प्रकार सब मिल कर छह अनायतन कहलाते हैं । 
सम्यर्दृष्टि जीव इन छह अनायतनोंको कभी नमस्कार नहीं करता 
है ॥२७३-२७७॥ 


अब सम्यरदृष्टिके तीन मूढ़ताओंका अभाव होता है, यह कहते हैं-- 
न चापि लोकपाषण्डि देवानामपि मूढताम्‌ । 
कदाचिच्छुद्ध सम्यक्त्वसंभृता विदधत्यमी ॥२७८॥ 


अरथ--शुद्ध सम्यक्त्वसे सहित जीव लोकमूढता, गुरुमृढता और देव- 
मूढता इन तीन मूढताओंको कभी नही करते हैं। भावाथे--मूढताका 
अर्थ मूखंता है । मोक्षाभिलाषी सम्यग्दुष्टि जीव उपयुंक्त तीन मूखंताओं 
को कभी नहीं करता है। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव व्यवहारनयकी 
अपेक्षा शद्ध[ुदिक आठ दोष, ज्ञानादि आठ मद, छह अनायतन और 
उपयुंकत तोन मूढ़ताओं रूप पच्चीस दोषोंकों कभी नहीं करता 
है ॥२७८॥ 

बे सम्यक्त्वकी महिमा बतलाते हुए प्रथम मयूखका उपसंहार 
करते हैं-- 


प्रथमो मयूख: रब, 
मालिनी 
अलमलमतिजल्पे: सर्वथा स्वस्ति तस्ये 
सकलविधिविलासोच्छेदनोददीक्षिताये | 
विज्वतभवजतीब्ोत्तापता म्यज्जनानां 
तुहिनकरविभूत्ये. शुद्धसम्यक्त्वभूत्ये ।॥२७९॥ 
से जयति जिनमान्य: शुद्धसम्यक्त्वभावों 
विततभववनालीप्रोज्ज्वलत्पावकात्मा । 
सकलसुखनिधान:. सवभावश्रधानों 
निखिलदुरितजालक्षालनः . क्षान्तिरूप:ः ॥ २८०॥। 
उपजातिः 
काले कली येष्त्र प्रशान्तरूपं 
सुखस्वभाव॑ पुनिमाननीयथ्‌ । 
सम्यक्त्वभाव॑ दधति स्वरूपं 
नमामि तान्‌ भमक्तियुतः समस्तान्‌ ||२८१।॥ 
इति सम्यक्त्व चिन्तामणो सम्यग्दर्शनोत्पत्तिमाहात्म्यबर्णनो नाम 
प्रथमो मयूख:ः समाप्त: । 


अथं---अधिक कहनेसे क्‍या लाभ है? उस शुद्ध सम्यकत्वरूपी 
विभूतिकी सब प्रकारसे स्वस्त्रि कामना करता हूँ कि जो समस्त कर्मे- 
विलासोंके उच्छेद करनेमें तेथार है, और विस्तुत संसाररूपी तीब्नतापसे 
दुःखी मनुष्योंके लिए चन्द्रमाके समान है॥२७९॥ जो अतिशय विस्तृत 
संसाररूपी वनसमूहकों भस्म करनेके लिये प्रचण्ड अग्निस्वरूप है, 
समस्त सुखोंका भाण्डार है, सब भावोंमें प्रधान है, समस्त पापसमूहकों 
धोनेवाला है तथा क्षमारूप है वह जिनेन्द्रमान्य शुद्ध सम्यकत्व भाव 
जयवंत प्रवतंता है--सर्वोत्कृष्ट है ॥२८०॥ इस कलिकालमें जो प्रशान्त- 
रूप, सुखस्वभाव, मुनियोंके द्वारा माननीय तथा आत्मरूप सम्यक्त्व- 
भावको धारण करते हैं में उन सबको भवति सहित नमस्कार करता 
हूँ ॥२८१॥ 

इस प्रकार सम्थक्त्व-चिन्ताणिमें सम्यग्द्शनकी उत्पत्ति और माहा- 
त्म्यका वर्णन करने वाला प्रथम मयूख समाप्त हुआ ॥१॥ 

के 


डर 


द्वितीयो मयूखः 


अब द्वितीय मयूखके प्रारम्भमें मंगलाचरण करते हुए भगवान्‌ महा- 
बोर स्वामीका जयघोष करते हैं-- 
आर्या 
स जयति जिनपतिवीरों वीर: कर्मारिसेन्यसंदलने । 
हीरो निखिलजनानां धीरो वरमोक्षलामाय ॥ १॥ 
अर्थ---जो कमंरूपी शन्रुओंकी सेनाके खण्ड-खण्ड करनेमें वीर थे, 
समस्त मनुष्योंमें हीराके समान श्रेष्ठ थे और उत्तम मोक्षकी प्राप्तिके 
लिए घीर थे; वे वीर जिनेन्द्र जयवन्त प्रवत ॥१॥ 
भागे सम्यग्दर्शनके भेद और उनके लक्षण कहते हेँ-- 
अथेद॑ भव्यजीवानभद्भुतं हि. रसायनस्‌ । 
भिद्यते दश्शनं ठेधघा निश्चयव्यवहारतः ॥ २॥ 
मिथ्यात्वादिकमोहानां शमनारक्षपणात्तथा । 
उमयाद्वा निजे शुद्धे रतिश्चात्मनि या भवेत्‌ ॥ ३॥ 
सालुभूतिमहामास्या माननीयगुणाश्रिता | 
शुद्धसम्यक्त्वसं शामिसंज्ञिता परमेश्वरे! || ४ ॥ 
अर्थ--भव्य जीवोंके लिए अद्भुत रसायन स्वरूप यह ॒सम्यग्ददांन 
नि३चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो प्रकारका है ॥२॥ मिथ्यात्व, सम्यक_ 
मिश्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ 
इन सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपश्मसे स्वकोय शुद्ध आत्मा 
में जो अभिरुचि होती है, महामान्य और माननीय गुणोंसे युक्त बह 


आत्मानुभूति जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा शुद्ध सम्यक्त्व--निशचयसम्यक्त्व 
इस नामसे कही गई है ॥३-४॥ 


अब व्यवहार सम्पर्दर्शनका लक्षण कहते हैं-- 

यत्तु जीवादितस्वानां याथाशथ्येंन विशुम्मताम । 
मक्तिलाभोपयुक्‍्तानां. श्रद्धानं 3 परमाथ्थतः ॥ ५॥ 
देवशास्त्रगुरुणां.. वा समीचां शुभचेतसा । 
श्रद्धानं वा ग्रतीतियां श्रद्धा प्रीती रुचिस्तथा ॥ ६॥ 


द्वितीयों मयूख: ५१ 


निश्चयस्प निदान तन्महर्षीणां मदीश्वरे! । 
व्यवहाराहितं. इहंहो.. सम्यर्दशनमुच्यते ॥ ७ ।। 
अये--अपने-अपने यथार्थ स्वरूपसे सहित तथा मोक्षप्राप्तिमें अ्यो- 
जनभूत जीवादि सात तत्त्वोंका जो वास्तविक श्रद्धान है अथवा समीचीन 
देव, शास्त्र और गुरुकी शुद्ध हृदयसे जो श्रद्धा, रुचि या प्रतीति होती है 
उसे उत्तमोत्तम मह्षियोंने व्यवहारसम्यग्दशंन कहा है। यह व्यवहार- 
सम्यरदशंन निश्चयसम्यर्दशंनका कारण होता है ॥५-७॥ 
आगे प्रकारान्तरसे सम्यग्दशंनके और भी भेदोंकी चर्चा करते हैं-- 
निसर्गाज्जनितं तत्र. तन्निसगंजमुच्यते । 
जातं॑ परोपदेश्ञाग्रेंदें भनाजशअ कथ्यते ॥ ८ ॥ 


अथवा 
आधारभेदतश्चापि तदशनमनुत्तमम्‌ । 
वीतरागसरागेतिमेदाभ्यां खलु. मभिशथ्वते ॥ ९॥ 
यहा चारित्रमोहेन भाजनस्यथ भिदा कुंता। 
ततः सम्यक्त्वरूपेईस्मिन्नल॑ मेदस्य वाया ॥१०॥ 


अर्थ--निसगंज और अधिगरमजके भेदसे सम्यग्दशंन दो प्रकारका 
होता है। जो पूर्वभवके संस्कार वश अपने आप होता है वह निसर्गज 
कहलाता है और जो परोपदेश आदिसे होता है वह देशनाज या अधि- 
गमज कहलाता है। भावार्थ--इन दोनों सम्यग्दशंनोंमें मिथ्यात्व, सम्यझू- 
मिथ्वात्व, सम्यक्त्वप्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
इन सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय और क्षयोपशमरूप अन्तरद्भु निमितत 
एक समान होता है। मात्र बहिरज्ज निमित्तकी अपेक्षा भेद है ॥८॥ 
अथवा आधा रके भेदसे वह सम्यग्दर्दांन वीतराग और सरागके भेदसे दो 
प्रकारका होता है। आत्माकी विशुद्धिमात्रको बीतराग सम्यग्दशंन कहते 
हैं ओर प्रशम, संवेग, अनुकम्पा तथा आस्तिक्य भावसे प्रकट होने वाला 
सराम सम्यग्दर्शन कहलाता है। अथवा चारित्रमोहके द्वारा पात्र--सम्य- 
क्त्वके धारक जीवके दो भेद किये गये हैं इसलिए श्रद्धा्प सम्यग्दशंनके 
विषयमें पान्रमेदकी अपेक्षा भेंद करना व्यर्थ है। श्रेणी मांढने के पूर्व 
जीवको संज्ञा सरागसंज्ञा है और श्रेणीमें आरूढ जीवको वीतरागसंज्ञा 
है। परमार्थसे वीतरागर्ंज्ञा दश्म गुणस्थानके बाद भ्राप्त होती है, 


५२ सम्यक्त्व-चिन्तमणिः 


क्योंकि वहाँ रागका उदय नहीं रहता। परल्तु श्रेणीमें आरूढ जीवोंके 
बुद्धिपूवंक कषायका कार्य नहीं रहता, इसलिये उन्हें भी वीतराग कहा 
जाता है। सराग जीवोंका सम्यग्दशंन सराग कहलाता है और वीतराग 
जीवोंका वोतराग ॥९-१०॥ 

बिशेषां--करणानुयोगकी पद्धतिसे सम्यग्दशंनके तीन भेद हैं-- 
१. ओपशमिक २. क्षायोपशमिक और ३. क्षायिक । मिथ्यात्वादि सात प्रकृ- 
लियोंके उपशमसे जो होता है उसे औपशमिक सम्यग्दशंन कहते हैं। इसके 
प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, इसप्रकार दो भेद हैं। प्रथमोपशम सम्यकक्‍्त्व' 
कब और किसके होता है, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द्वित्तीयो- 
पशमकी चर्चा इस प्रकार है। प्रयमोपशम और क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका 
अस्तित्व चतुर्थ गुगस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक ही रहता है । 
द्वितीयोपश्म सम्यर्दर्शन-- 

क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको धारण करनेवाला कोई जीव जब सातवें 
गुणस्थानके सातिशय अप्रमत्त भेदमें उपश्षम श्रेणी मांढनेके सन्मुख 
होता है तब उसके द्वित्तीयोपशम सम्यरदर्शन उत्यन्त होता है। 
इस सम्यग्दर्शनमें अनन्तानु बन्धी चतुष्ककी विसंयोजना और दर्शन- 
मोहनीयकी तोन प्रकृतियोंका उपशम होता है । इस सम्यग्दशंनको 
धारण करने वाला जीव उपशम श्रेणी मांढ़कर ग्यारहवें गुणस्थान 
तक जाता है और वहाँसे पतनकर नीचे आता है। पतनकी अपेक्षा 
चतुर्थ, पञज्चम और षष्ठ गुणस्थानमें भी इसको सत्ता रहतो है। 
यदि कोई दीर्घ संसारी जीव होता है तो इस सम्यक्त्वसे च्यूत होकर 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें भी आ जाता है और वहाँ एकेन्द्रियादि पर्यायोंमें 
किड्चिदून अर्धंपुदूगल परिवर्तन प्रमाण काल तक परिभ्रमण करता 
रहता है । 
क्षायोपशसिक अथवा वेदक सम्यरदर्दान-- 

मिथ्यात्व, सम्यद्ूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ 
इन छह स्वंघाती प्रकृतियोंके वतमान कालमें उदय आने वाले निषेकोंका 
उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदय आने वाले निषेकोंका सदवस्था 
रूप उपशम और सम्यक्त्वप्रकृति नामक देशघती प्रकृतिका उदय रहने- 
पर जो सम्यग्दर्शन होता है उसे क्षायोपशमिकर सम्यग्दर्शन कहते हैं । इस 
सम्यग्दर्शनमें सम्यकत्वप्रकृतिका उदय रहनेसे चलू, मल और अगाढ दोष 
उत्पन्त होते रहते हैं । उपयुंक्त छह सबंधाती प्रकृतियोंके क्षय और सद- 
वस्था रूप उपशमको प्रधानता देकर जब इसका वर्णन होता है तब इसे 


द्वितीयों मयंख: ५३ 


क्षायोपशमिक कहते हैं और जब सम्यकत्व प्रकृतिके उदयकी अपेक्षा वर्णन 
होता है तब इसे वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं। वेसे ये दोनों हैं पर्याय- 
वाची | 

इसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादृष्टि और सम्पग्दृष्टि दोनोंके हो सकती 
है। सादि मिथ्यादृष्टियोंमें जो वेदककालके भीतर रहता है उसे वेदक 
सम्यग्दशंन ही होता है। सम्यग्दृष्टियोंमें जो प्रथमोपशम सम्पग्दृष्टि है 
उसे भी वेदक सम्यग्दर्शन ही होता है। प्रथमोपशम सम्पग्दृष्टि जीवको 
चौथेसे लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में इसकी प्राप्ति 
हो सकती है। यह सम्यग्ददंन चारों गतियोंमें हो सकता है और इससे 
पतित हुआ जीव किड्सचिदून अर्ध॑पुद्गल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्वमें 
परिभ्रमण कर सकता है। 


क्षायिक सम्यग्दशंत-- 

मिथ्यात्व, सम्यहःमिथ्यात्व, सम्पक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात प्रकृत्तियोंके क्षयसे जो उत्पन्न होता है 
वह क्षायिक सम्यग्दर्शन कहलाता है। दर्शन मोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ 
कमंभूमिज मनुष्य ही करता है और वह भी केवली या श्रुतकेवली के 
पादमूलमें । परन्तु इसका निष्ठापन चारों गतियोंमें हो सकता है। उप- 
युंक्त सात प्रकृतियोंके क्षयका क्रम इस प्रकार है-- 

सवंप्रथम अनन्तानुबन्धीका अप्रत्यास्यानावरणादिरूप विसंयोजन 
होता है। यही इसका क्षय कहलाता है परचात्‌ मिथ्यात्वप्रकरृतिका 
सम्यड्मिथ्यात्वरूप परिणमन होता है और उसके अनन्तर सम्यडः- 
मिथ्यात्वका सम्यक्त्वप्रकृतिरूप परिणमन होता है। जिस मनुष्यके 
मात्र सम्यक्त्वप्रकृतिकी सत्ता रह गई है उसका कृतकृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि 
त्ताम है। पद्चात्‌ सम्यक्त्वप्रकृतिका प्रदेशक्षय होकर क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
नाम प्राप्त करता है। यह क्षायिक सम्यग्दशंन क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शंन 
पुवबंक. ही होता है तथा चौथेसे सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थानमें 
हो सकता है | यह सम्यक्ट्व सादि अनन्त हैं अर्थात्‌ होकर कभी छूटता 
नहीं है जब कि औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन असंख्यात बार 
होकर छूट सकते हैं । क्षायिक सम्यर्दुष्टि, या तो उसी भवसे मोक्ष चला 
जाता है या तीसरे अथवा चौथे भवमें मोक्ष जाता है। चौथे भवसे अधिक 
संसारमें नहीं रहता है। जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि बद्धायुष्क होनेके कारण 
नरकमें जाता है अथवा देवगतिमें उत्पन्न होता है बह वहाँसे आकर 


ध्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


नियमसे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है और जो भोगभूमिमें मनुष्य अथवा 
तियंड््च होता है वह वहाँसे देवगतिमें जाता है ओर उसके पश्चात्‌ मनुष्य 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है | इस प्रकार चौथे भवमें उनका मोक्ष जाना 
बनता है। चारों गति सम्बन्धी आयुका बन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता 
है इसलिए बढ़ायुष्क सम्यग्दुष्टिका चारों गतियोंमें जाना संभव है । परन्तु 
बह नियम है कि सम्यक्त्वके कालमें यदि मनुष्य और तियंड्चके आयु 
बंधती है तो नियमसे देवायु बंधेगी और देव तथा नारकीके नियमसे 
मनुष्यायु बँधती है । 


आगे सम्यग्दर्शनके विषयभूत सात तत्त्वोंके नाम कहते हैं-- 


जीवाजीवाखबा बन्धसंवरा निर्जेण तथा । 
मोक्षइचेत्येव. सप्तानां तत््यानां निकुरम्बकम |११॥ 


अर्थ--जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजंरा और मोक्ष यह 
सात तत्त्वोंका समूह है । 


विशेषा्--वस्तुके यथार्थ स्वरूपको तत्त्व कहते हैं। तत्त्व, यह भाव- 
वाचक संज्ञा है। जब भाव और भाववान्‌ अर्थात्‌ पदार्थमें अभेद विवक्षा 
होती है तब तत्त्वसे भाववान्‌ जीवादि पदार्थोंका बोध द्वोता है। 'तत्त्वार्थ- 
श्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌' इस सूत्रमें तत्वाथंका समास है-- तत्त्वमेवार्थ- 
स्तत्त्वार्थस्तस्य श्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌' अर्थात्‌ तत्त्वरूप अथेका श्रद्धान 
करना सम्यग्दशंन है। अथवा 'तत्त्वेत स्वकीययथाथंस्वरूपेण सहिता 
अर्थास्तत्वार्थास्तिषां श्रद्धानं सम्पग्दशंनस्‌' अर्थात्‌ अपने अपने वास्तविक 
स्वरूपसे सहित जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करता सम्यग्दर्शन है।.मूलमें 
तत्त्व दो हैं--एक जीव और दूसरा अजोब | इन दोनोंके संयोगका जो 
कारण है वह आख्रव है, आख्रवका रुफ जाना संवर है, संचित कर्मरूप 
अजीवतत्त्वका क्रम क्रमसे पृथक्‌ होना नि्जरा है और संपूर्ण रूपसे 
कर्मरूप अजीवका संयोग आत्मासे सदाके लिए छूट जाना मोक्ष हे। 
कुन्दकुन्द स्वामीने इन्हीं सात तत्त्वोंमें पुण्य और पापका समावेश कर 
नो पदार्थोका वर्णन किया है। उनके द्वारा निश्चित किया हुआ क्रम 
इस प्रकार है--१ जीव, २ अजीब, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आख्रव, ६ संवर, 
७ निजरा, ८ बन्च ओर ९ मोक्ष । अन्य आचार्योने पुण्य और पापका 
आज्बमें समावेश कर सात तत्त्वोंका वर्णन किया है। आगे इन्हीं सात 
तस्वोंका ऋमसे वर्णन किया जाता हे ॥११॥ 


द्वितीयो मयूल: ५्ध 


जोच तस्य 
तत्र स्थाच्चेतनालक्ष्मा जीवस्तत्त्महीश्बर: । 
जशञानदशनमेदेन सापि देंधा विभिद्यते ॥१२॥ 


भ्रथें-- जिसका चेतना लक्षण है उसे जीव कहते हैं । यह जीव स्वपर- 
प्रकाशक होनेसे सब तत्त्वोंका राजा है। ज्ञान और दर्शनके भेदसे चेतना 
दो भेद वाली हैं। पदार्थंके सामान्य प्रतिभासको दर्शनचेतना कहते हैं 
और विद्योष प्रतिभासको ज्ञानचेतना कहते हैं ।१२॥ 
अन्नाह प्रतियादी 
अन्राह केवलज्ञानं स्याज्जीवस्प  सुलक्षणम्‌ । 


ञछ, ि 
तत्रेव वतनात्तस्यान्यत्राभावाच्च कि. न हि ॥१३॥ 
अर्थ--यहाँ कोई कहता है कि केवलज्ञानको जीवका लक्षण क्‍यों 
नहीं मान लिया जाय, क्‍योंकि जीवको छोड़ कर अन्य द्रव्योंमें उसका 
अभाव है ॥१३॥ 
तस्य वाधषा 
न स्यात्सवंत्र जीवेषु हक्ष्मणोष्लुपपत्तितः । 
अव्याप्तत्वं स्वतः सिद्ध को नु धीमान्‌ निवारयेत्‌ ॥१४॥ 
केवलोत्पत्तितः पूर्व जीवानां चापि मादुशाम्‌ । 


अजीवत्व॑ हि. सम्प्राप्त॑ सस्वरं क्रन्दतामपि ॥१५॥ 
अर्थ--केवलज्ञान जीवका लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वहु सब 

जीबोंमें नहीं पाया जाता । अत्तः स्वयं प्राप्त हुए अव्याप्तत्व दोषका निवा- 
रण कौन बुद्धिमान्‌ करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । केवलज्ञानकी उत्पत्तिके 
पहले हमारे जैसे जीवोंके भले ही वे स्वर सहित क्रन्दन करें, अजीवपना 
प्राप्त हो जायगा । त्ात्पयं यह है कि जो लक्षण सम्पूर्ण लक्ष्यमें न पाया 
जाकर उसके एक देशमें रहता है उसे अव्याप्तत्व दोष कहते हैं | केवल- 
ज्ञान यद्यपि जीवके सिवाय अन्य द्रव्योंमें नहीं रहता तथापि वह समस्त 
जीवबोंमें भी नहीं रहता, मात्र अरहन्त और सिद्ध पर्यायमें रहता है अतः 
उसके सिवाय अन्य जीव, अजीव कहलाने लगेंगे ॥१४-१५॥ 
पुनः प्रतिवादी 

अथामतेत्वमेतस्थ लक्षण... स्वृल्क्ष्यमम्‌ । 

कि न जीवस्य कल्प्येत वाधाचक्रविनिगंतम ॥१६॥। 


दि सम्यक्त्व-चित्तामणि: 
अर्थ--प्रतिवादी कहता है कि यदि केवलज्ञान जीवका लक्षण नहीं 


है तो न सही किन्तु अमृतंपना जीवका लक्षण क्‍यों नहीं मान लिया 
जाता, क्‍योंकि वह समस्त जीवोंमें रहनेसे वाधासमूहसे रहित है ॥१६।। 


तस्प बाधा 


तदेतच्चापि नो चारु भ्रवन्निर्दिष्टलक्ष्मण: । 
धर्माधमनमभःकालद्रव्येष्वपि विवर्तनाव्‌ ॥१७॥ 
गवां शृद़विशिष्टत्वलक्षणस्येव  संसूतो । 
अतिव्याप्त्याख्यदोषेण दुष्टत्वाद्धि. चिरेण व: ॥१८॥ 
अर्थ--जीवका अमूतंत्व लक्षण भी सुन्दर नहीं है क्योंकि आपका 
यह लक्षण धमं, अधमं, आकाश और काल द्वव्यमे भी पाये जानेसे गायोंके 
सींग सहित्त लक्षणके समान संसारमें अतिव्याप्ति नामक दोषसे दूषित है। 
तात्पय यह है कि जो लक्षण, लक्ष्य और अलक्ष्य दोनोंमें रहता है वह 
अतिब्याष्ति दोषसे दूषित होता है। जेसे कि गायोंका लक्षण सींग सहित 
होना लक्ष्य और अलक्ष्यमें रहनेके कारण अतिब्याप्ति दोषसे दूषित है 
उसी प्रकार जीवका अमूर्तत्व लक्षण भी लक्ष्य तथा अलक्ष्यमें रहनेके 
कारण अतिब्याप्ति दोषसे दुषित है ॥१७-१८॥। 
असंभवदोषका परिहार 


यस्य च ज्ञानशुन्यत्वं जीवानां लक्षणं भवेत्‌ | 
कथं न तन्मते हि स्याच्छीतत्व॑ वह्विलक्षणम्‌ ॥१९॥ 
कं न॒ वे मनुष्यस्थ श्ृद्शालित्वलक्षणम्‌ । 
नभसो वा समूर्तित्वं लक्षणं न मर्वेत्कथम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ--जिसके मतमें ज्ञानशून्यता जीबोंका लक्षण है उसके मतमें 
शीतलता अग्निका लक्षण क्यों नहीं माना जाता ? अथवा मनुष्यका लक्षण 
सींगोंसे सुशोभित होना क्‍यों नहीं कहा जाता ? अथवा मूत्ति सहित होना 
आकाशका लक्षण क्‍यों नहीं होता ? 
तात्पयं यह है कि जो लक्षण, लक्ष्यममें सवंधा न पाया जावे उसे 
असंभव दोषसे दूषित कहते हैँ । इसलिए 'ज्ञानका अभाव जीवका लक्षण 
है! ऐसा कहना असंभव दोषसे दूषित है। जिस प्रकार अग्निका लक्षण 


द्वितीयो मयूख: ५७ 


शीतलता, मनुष्यका लक्षण सींगोंस सहित होना ओर आकाशका लक्षण 
समूर्तिक मानना असंभव दोषसे दृषित है उसी प्रकार ज्ञान रहित होना 
जीवका लक्षण कहना, असंभव दोषसे दूषित है ॥१९-२०॥ 


छक्षणको निर्दोषता 
तदेव लक्षण यत्स्याद्‌ दोषत्रयबहिर्गतम्‌ । 
एकेनापि हि दोषेण दुष्टत्वे का नु लक्ष्मता ॥२१॥ 
ततो दोषत्रयातीत॑ चेतन्यं जीवलक्षणम्‌ । 
सुख स्वीकृत्य भूयांसं प्रमोद लभतां चिरम्‌ ॥२२॥ 
अर्थं--लक्षण वही हो सकता है जो भव्याष्ति, अतिव्याप्ति और 
असंभव इन तीनों दोबोंसे रहित हो। एक ही दं,षसे दूषित होनेपर 
लक्षणका लक्षणपना क्या है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। इसलिए 'तीनों 


दोषोंसे रहित चेतन्‍्य ही जीवका लक्षण है” यह सुखसे स्वीकृत कर चिर- 
काल तक महान्‌ आनन्दको प्राप्त होओ ॥२१-२२॥ 
आगे जीवके असाधारण भावोंका वर्णन करते हैं-- 
शमास्क्षयात्तथया.. मिश्रादुदयात्कमंणां. तथा । 
परिणामाच्च संजाता जीवमावा भवन्ति वे ॥२३॥ 
तत्रीपश्ममिकी द्वेघा क्षायिको नवभेदभाक्‌ | 
दृधुनविशतिभिन्नश्च मिश्रः प्रोक्‍्तो मुनीश्वरे: ॥२४।॥ 
एकविंश्वतिभेदेस्तु मिन्‍न्न औदयिको मतः | 
त्रिधा भिन्नोइईन्तिमो भावश्चोक्तश्चारुगरुणालये! |२०॥ 
अर्थ--कर्मोके उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदयसे तथा कमंनि रपेक्ष- 
स्वतः:सिद्ध परिणामसे होनेके कारण जीवके भाव पाँच प्रकारके होते 
हैं ओपशामिक, २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, ४ औदयिक और ५ 
पारिणामिक । ये भाव जोवमें ही होते हैं अत: जीवके असाधारण भाव 
कहलाते हैं। उन भावोंमें औपशमिक भाव दो प्रकारका, क्षायिकभाव नो 


प्रकारका, क्षायोपशमिक भाव अठारह प्रकारका, औदबिक भाव इकक्‍्कीस 
प्रकारका और पारिणामिक भाव तीन प्रकार का कहा गया है । 


विशेषा्थ--सामान्य रूपसे कर्मोकी चार अवस्थाएँ होती हैं, १ 
उपदाम, २ क्षय, ३ क्षयोपशम और ४ उदय | इनमेंसे उदय भौर क्षय . 


५८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अवस्था सभी कर्मोकी होती है। उपशम अवस्था मात्र मोहकमंकी होती 
है और क्षयोपशम अवस्था घातिया कर्मोकी होती है। मोहनोथकर्म॑के 
दो भेद हैं--१, दर्शनमोहनीय और २. चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनी यके 
उपशमभसे ओऔपश्मिक सम्यग्द्शन और चारित्रमोहनीयके उपशमसे औप- 
शमिक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार औपशमिक भावके दो भेद 
हैं-१. औपशमिक सम्यकत्व और २. औपशमिक चारित्र। ज्ञानावरणकर्म- 
के क्षयसे केवलज्ञान, दर्शनावरणके क्षयसे केवलदरशंन, दर्शंनमोहके क्षयसे 
क्षायिकसम्यक्त्व, चारित्रमोहके क्षयसे क्षायिकचारित्र और दानान्तराय 
आदि पण्चविध अन्तरायके क्षयसे क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
भोग, क्षायिक उपभोग तथा क्षायिक वीयं प्रकट होते हैं। इस प्रकार 
क्षायिक भावके नो भेद हैं। मतिज्ञानावरणादि चार देशधाति प्रकृत्तियोंके 
क्षयोपशमसे मतिज्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अवधिज्ञान, और मनःपर्ययज्ञान ये 
चार ज्ञान प्रकट होते हैं । साथमें मिथ्यात्वका उदय रहनेसे मति, श्रुत 


और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञानहप परिणभन करनेसे कुमति, 
कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। चक्षुर्दशनावरण, अचक्षुदंशंनावरण 
और अवधिदर्शनावरणका क्षयोपशम होनेसे चक्षुदंशंन, अचक्षुदंशंन और 
अवधिदर्शन ये तोन दर्शत प्रकट होते हैं। दर्शंनमोहके क्षयोपशमसे 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तथा चारित्रमोहके क्षयोपशमसे क्षायोपशमिक 
चारित्र, और चारित्रमोहके अन्तर्गत अप्रत्याख्यानावरणके क्षयोपशमसे 
देशचारित्र-संपमासंयम होता है। इसी प्रकार पञ्चविध अन्तरायके 
क्षयोपशमसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीरय॑ ये पांच लूब्धियां प्रकट 


होती हैं। सब मिलाकर क्षायोपशमिक भावके अठारह भेद होते हैं । 
गतिनामकर्मके उदयसे नरकादि चार गतियाँ, क्रोधादि चार कषायोंके 
उदयसे क्रोधादि चार कषाय, स्त्रीवेदादि नोकषायके उदयसे स्त्री आदि 
तीन लिज्भ, दर्शनमोहके उदयसे मिथ्पात्व, चारित्रमोहके उदयसे 
असंयतत्व, आठों कमोकि उदयसे असिद्धत्व, केवलज्ञानावरणादिके उदयसे 
अज्ञान और क्रोधादि कषाय तथा भोग प्रवृत्तिके निमित्तसे कृष्ण, नील, 
कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये छह लेश्याएँ प्रकट होती हैं। इसप्रकार 
सब मिलाकर औदयिक भावके इक्कीस भेद होते हैं। पारिणामिक भावसें 
कर्मोंकी अपेक्षा नहीं रहती । इसके तीन भेद हैं--१. जीवत्व, २. भव्यत्व 
और अमभव्यत्व । ये त्रेपन भाव जीवके असाधारण भाव कहलाते हैं परल्तु 
सब भाव सब जीवोंमें पाये जावें यह संभव नही है। नाना जीवोंकी 
अपेक्षा ही भावोंकी श्रेपन संख्या संघटित होती है ॥२३--२५॥ 


द्वितीयों मयूख: हि 
आगे जीवके भेदोंका वर्णन करते हैं-- 


संसारिम्ु॒क्तमेदेन जीवों इेंघा विमिद्यते । 
तत्र कर्मचयातीत: सिद्धो नित्यो निरझ्जनः ॥२६॥ 
कृतकृत्यकलापोष्ष्टगुणो लोकाग्रशेखरः । 
सच्चिदानन्दकन्देन संयुतः. परमेक्चरः ॥२७॥ 
अनश्राभ्रसमाकारो निर्मेलस्फटिफोपम: । 
उद्भृतज्ञानमार्ंण्डसहस्रोकश्चिस्न्तन ॥२८॥ 
निरंश!ः  शुध्करागाब्धिः शान्तश्चामयनिगंतः । 
निर्भयो निर्मलो इंसः सुधामा बोधमन्दिस्म ॥२९॥ 
विशुद्धो इतसंसारों निरद्अः साम्यपूरितः । 
बिषड़ी बन्धद्दीनशवथ कपाये रहितः शिवः ॥३०॥ 
विध्वस्तकर्मसंपाशो5्मलकेवल केलिभाक्‌ । 
संसारसिन्धुसंतीर्णोज्मोहो 5नन्‍्त सुखोदधिः ॥३१॥ 
कलह रेणवातश्वच सुधीरो हतमन्मथः । 
रामातीतो. विकारेभ्यो वर्जित: शोकतजनः ॥३२॥ 
विज्ञानलोचनइन्द्रलोकिताखिललोकक । 
विद्ारो रावशुन्यश्च॒ रघज्नमोहविनिर्गंतः ॥३३॥ 
रजोमलच्युतो गात्रद्दीनोडन्तरबह्दि स्थित: । 
सौरूयपीयूषकासारः सम्यम्दशेनराजितः ॥३४॥ 
नरामरेन्द्रवन्धाडिप्ररनिरन्तप्रुनिपूजितः | 
विह्ावो5्मलभावश् नित्योदयविशुम्भितः ॥३५॥ 
महेशोीं दस्मतृष्णाभ्यां. रहितोब्दोपसंचयः । 
परात्परो वितन्द्रध.. सारः शंकरनामभाकू ॥३६॥ 
विकीप रूपशड्वान्तोी जन्मस्त्यु पराडसुखः । 
दूरीकृतविद्दारश्चाचि न्तितो निर्मलोज्मदः ॥३ण। 


६० सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


छक्मस्थाचिन्त्यचारित्रो.. विदर्पोष्वणंगन्धनः । 
विमानोइड्लोभममायइवच॒ विकायो5शब्दशो मनः । ३८।॥॥ 


अनाकुलोध्सहायश्च चारुचेतन्यलक्षण: । 
गुणालयः स्वरूपेण युक्तों जगदधीश्वरः ॥३९॥ 
किश्विदूनोइन्तिमादेहाद भेदवार्ताबहिर्गत: । 


अनन्तकल्पकालेषपि गते न ग्राप्तनाशनः ॥४०॥ 
शुद्धों जीवो महामान्येरुक्तो मुक्तो मुनीश्रें: । 
अतः संसारिणं वक्ष्ये प्रप्चे रज्चितं परे: ॥४१॥ 


अथ--संसारी और मुक्तके भेदसे जीवके दो भेद हैं। उनमें जो कर्म॑- 
समूहसे रहित हैं वे मुक्त कहलाते हैं। इन्हें सिद्ध, नित्य और निरञ्जन 
भी कहते हैं ॥२६॥ सिद्ध भगवान्‌ समस्त कार्य-कलापको कर चुके हैं अतः 
कृतकृत्य हैं, सम्पकत्वादि आठ गुणोंसे युक्त हैं, त्तीनकोकके ऊपर चूड़ा- 
मणिके समान स्थित हैं, सच्चिदानन्दकन्दसे सहित हैं, सर्वोत्कृष्ट ईश्वर 
हैं ।।२७॥ मेघ रहित आकाशके समान स्वच्छ आकार वाले हैं, निमंल 
स्फटिकके तुल्य हैं, उत्पन्न हुए केवल-ज्ञानरूपी हजारों सूर्योसे सहित हैं, 
चिरन्तन--सदाकाल विद्यमान रहने वाले हैं ॥२८॥ अंशरहित-- 
अखण्ड हैं, रागरूपी समुद्रको सुखाने वाले है, शान्त है, रोगोंसे रहित है, 
निर्भय हैं, निर्मल हैं, आत्मस्वरूप हैं, उत्तम धाम--तेजसे सहित हैं, ज्ञान- 
के मन्दिर हूँ ॥२९५॥ विशुद्ध हैं, पहचपरावर्तनरूप संसारको नष्ट करने 
वाले हैं, शरोर रहित हैं, साम्यभावसे परिपूर्ण हैं, आसक्तिसे रहित 
हैं, बन्धहीन है, कषायसे शून्य हैं, आनन्दरूप हैं ।|३०॥॥ कमेरूपी पाशको 
नष्ट करने वाले हैं, निमंझ केवलज्ञानकी क्रोडासे सहित हैं, संसार- 
सागरसे पार हो चुके हैं, मोहरहित हैं, अनन्तसुखके सागर हैं ॥३१॥ 
कलंकरूपी धूलिको उड़ानेके लिये प्रचण्ड वायु हैं, सुधीर हैं, कामको 
नष्ट करनेवाले हूँ, रामासे रहित हैं, विका रोंसे दूर हैं, झोकको नष्ट करने 
वाले हैं।।३२॥ केवलज्ञानरूपी लोचनयुगलके द्वारा समस्त लोकको 
देखनेवाले हैं, हरणसे रहित हैं, शब्दसे शुन्‍्य हैं, रज्भू तथा मोहसे दूर 
हैं ॥३३॥ पापरूपी मलसे रहित हैं, शरीर रहित हैं, निरन्तर हैं, सुखरूप 
अमृत्के सरोवर हैं, सम्यग्दर्शनसे सुशोभित हैं ॥३४॥। नरेन्‍्द्रों और 
देवेन्द्रोंके द्वारा पूजित्त चरणोंसे युक्त हैं, अनन्त मुनियोंसे पूजित हैं, हावसे 
रहित हैं, निमंल भावसे सहित हैं, नित्योदयसे सुशोभित हैं ॥३५ ॥ महेष्ठा 


द्वितीयों मय: ६१ 


हैं, दम्भ और तृष्णासे रहित हैं, दोषसमूहसे शुन्य हैं, श्रेष्ठसे भो श्रेष्ठ 
हैं, तन्द्रासे रहित हैं, सारभूत हैं, शंकर नामसे सहित हैं ॥३६॥ क्रोध 
रहित हैं, रूप तथा शड्भुासे दूर हैं, जन्म-मरणसे विमुख हैं, विहार-- 
परिभ्रमणसे रहित हैं, अचिन्तित हैं, निमंल हैं, निमंद हैं ।॥३७॥ अज्ञानी- 
जनोंके द्वारा अचिन्तनीय चारित्रसे सहित हैं, दपंरहित हैं, वर्ण ओर 
गन्धसे शून्य हैं, मानरहित हैं, लोभ तथा मायासे दूर हैं, कायरहित हैं, 
शब्दोंकी शोभासे परे हैं ॥३८॥ आकुलुता रहित हैं, परकी सहायतासे 
निरपेक्ष हैं, सुन्दर चेतन्यरूप लक्षणसे सहित हैं, गुणोंके घर हैं, स्वरूपसे 
युक्त हैं, जगतके स्वामी हैं ॥३९०। अन्तिम शरीरसे कुछ कम अवगाहना 
वाले हैं, भेदकी वातसि बहिर्भूत हैं और अनन्त कल्पकाल बीत जानेपर 
भी कभी नाशको प्राप्त नहीं होते हैं ॥४०॥। ऐसे शुद्ध जीव महामान्य 
मुनिराजोंके द्वारा मुक्त कहे गये हैं । अब बहुत भारी प्रपञ्चोंसे युक्त 
संसारी जीवका कथन करते हैं ॥४१॥ 


संसारों जीब-- 
द्रव्ये क्षेत्रे तथा काले भवे भाव च ये पूनः | 
पश्चवाभिन्नसंसारे. चिरं सीदन्ति जन्तव) ॥४२॥ 
घृतकर्मकलापास्ते जन्ममत्युबशंगताः । 
संसारिण: समुच्यन्ते योगिमिः सुचिरन्तने: ॥४३॥ 


अथं--जो द्वव्य, क्षेत्र, काल, भव ओर भावके भेदसे पांच प्रकारके 
संसारमें चिरकालसे भ्रमण कर रहे हैं, कमंसमूहको धारण करनेवाले हैं, 
तथा जन्म मरणके वशीभूत हैं वे चिरन्तन मुनियोंके द्वारा संसारी जीव 
कहे जाते हैं ।।४२-४३॥ 


द्रत्य परिवर्तत-- 
यादृशे्डहि.. निजेर्मावंः प्रचण्डावरमध्यमैः । 
यादुशा: पृुद्गलस्कन्धा ग्रहीता येन बन्तुना |४४॥ 
स्वस्थितेरनुरूप॑ व स्थित्वा तेष॒ गतेष्वपि । 
अन्तःकाले. ग्रृद्दीती याधश्चागृहीतादिवगंणा: ॥४५०॥ 
तासु चापि यथाकालं निर्जीर्गासु सतीष च। 
तेनेव तादुशैमाविस्तादृशा। कमंणां चया: ॥४६॥ 


६२ सम्यक्त्व-चिस्तामणि: 


मविष्यन्ति ग्रद्दीताश्येद्‌ यावता तावता' खलु। 
फालेन. द्रव्यसंसारो भवेन्मिथ्यात्वमुलकः ॥४७॥ 
कर्म-नोकमंमेदेन सोडपि हेघा मतोहईता । 


अर्थ--जिस जोवतने जैसे तीव्र, मन्द अथवा मध्यम भावोंसे जेसे पुद्गल: 
स्कन्धोंको ग्रहण किया है, वे अपनी स्थितिके अनुरूप रहकर निर्जीर्ण हो 
गये । पश्चात्‌ बीचमें गृहीत तथा अगृहीत आदि वर्गणाओंको ग्रहण किया 
गया । पश्चात्‌ वे वर्गंणाएँ सी यथाकाल निर्जीर्ण हो चुकीं। तदनन्तर उसी 
जीवके द्वार। वेसे ही भावोंसे वेसे ही कर्मोके समूह ग्रहण किये जावें। 
इसमें जितना काल लगता है उतने कालको द्रव्यसंसार--द्वव्य परिवर्तन 
कहते हैं। इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। कम परिवतंन तथा नोकमें 
परिवर्तनके भेदसे द्रव्य परिवतंनके दो भेद अहंन्त भगवानुने कहे हैं । 


विशेंषा्थं--द्रव्यपरिवत॑नके दो भेद होते हैं--१-नोकमंद्रव्यपरिवतंन 
और २-कर्मंद्रव्यपरिवर्तत। इनका स्वरूप इस प्रकार है--(१) किसी 
जीवने स्तिग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीज मन्द अथवा मध्यमभावोंमेसे यथा- 
सम्भव भावोंसे युक्त औदारिक तथा वेक्रियिक छ्वारीरोंमेंस किसी शरीर 
सम्बन्धी छह पर्याप्तरूप परिणमने योग्य पुद्गलोंका एक समयमें ग्रहण 
किया । पीछे द्वितीयादि समयमें उस द्रव्यकी नि्जंरा कर दी। पद्चात्‌ 
अनन्त बार अगुहीत पुद्गलोंको; अनन्त बार मिश्र पुद्गलोंको, और 
अनन्त बार गृहीत पुद्गलोंको ग्रहणकर छोड़ दिया । तदनन्तर वही जीव 
उन ही स्निग्ध रूक्षादि भावोंसे युक्त उन ही पुद्गलोंको जितने समय बाद 
ग्रहण करे उतने कालसमूहकों नोकमंद्रव्यपरिवर्तत कहते हैं। (२) इसी 
प्रकार किसी जोवने ज्ञानावरणादि द्रव्यकमंरूप परिणमनोंवाले पुद्गल 
परमाणुओंको प्रहण किया और आवाधाके अनुसार उस द्रव्यकी निर्जरा 
कर दी | पश्चात्‌ अगृहीत, मिश्र और गृहीत वर्गंणाओंको अनन्त बार 
ग्रहण कर छोड़ दिया। तदनन्तर वही कर्मंपरमाणु उसी जीवके उसी 
प्रकार ग्रहणमें आवे । इसमें जितना समय रूगता है उतने समयको कर्म- 
द्रव्यपरिव्ंन कहते हैं । 


इस परिवर्तनके (१) अगृहोत, मिश्र, गृहीत (२) मिश्र, अगृहीत, 
गृहीत, (३) मिश्र, गृहोत, अगृहोत और (४) गृहीत, मिश्र, अगृहोत्-वर्ग- 
णाओंको मध्यमें ग्रहण करनेकी अपेक्ष। चार पाये होते हैं। नोकमंपरि- 
वतन और कर्मंपरिवतेन, इनमेंसे किसी एक परिवतंनके कालको अर्घे- 


द्वितीयो मयूख: ६३ 


पुद्गलपरिवतन कहते हैं। द्रव्यपरिवर्ततका ही दूसरा नाम पुदुगल 

परिवतंन है। ॥४४-४७॥ 

क्षेत्रपरिवततेत-- 
यावता कालमानेनोत्पश्चेतायमहोी._ जनः ॥४8८॥ 
अखिलस्यापि लोकस्य प्रदेशेष॒ निरन्तरम्‌ । 
तावता क्षेत्रसंसारोा दुःखसारों भवेदसों ॥|४९॥ 


अर्थ--यह जीव जितने समयमें समस्त लोकके प्रदेशोंमें निरन्तर 
उत्पन्न हो ले, इसमें जितना काल लगे उतना क्षेत्रपरिवर्तन होता है। 
यह परिवतंन दु:खोंसे परिपूर्ण है। 
विदेषार्थ--क्षेत्रपरिवत॑नके दो भेद हैं--१ स्वक्षेत्रपरिवरतन और 

२ परक्षेत्रपरिवतंन । इनका स्वरूप इस प्रकार है--(१) जघन्य अव- 
गाहनासे लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक एक-एक प्रदेश वृुद्धिके ऋरमसे 
समस्त अवगाहनाके विकल्पोंको धारण करनेमें जितना समय लगता है 
उसे स्वक्षेत्रपरिवर्तत कहते है। जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवके घनाजुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है और उत्कृष्ट 
अवगाहना महामत्स्यके एक हजार योजन प्रमाण होती है। इन दोनों अबव- 
गाहनाओंके बीच मध्यम अवगाहनाके अनेक विकल्प हैं। (२) मेरु पव॑तके 
नोचे लोकके आठ मध्य प्रदेश हैं, उन्हें आत्माके आठ मध्य प्रदेशोंसे व्याप्त 
कर कोई जीव उत्पन्त हुआ । पुनः मरकर उसी स्थानपर असंख्यात बार 
उत्पन्त हुआ। तदनन्तर एक-एक प्रदेशको बढ़ाता हुआ कऋ्रमसे समस्त 
लोकाकाशमें उत्पन्न हुआ और मरा। इसमें जितना समय लगता है उतने 
समयको परक्षेत्रपरिवर्तत कहते हैं ४८-४९ 
कालपरिवतंत-- 

उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो: समये समयेषषि च। 

नेरन्तयेंण जातस्य जन्तोंरस्थ मृतस्यथ च ॥५०॥ 

यावान्कालो भवेन्नूनं भबे पर्यटतश्चिरम्‌ । 


सर्वज्ेग पुनस्तावान कालसंसार उच्यते ॥५१॥ 

' अर्थ--उत्सपिणी और अवसपिणोके प्रत्येक समयमें लगातार उत्पन्न 

हुए और मरे हुए जीवको जितना कार रूगता है, सर्वज्ञ भगवानके द्वारा 
उतना काल, कालपरिवतंन कहा जाता है। 

विद्ेषा्ध--कोई जीव उत्सपिणी काछके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ 


ध्डि सम्पक्त्व-चिन्तामणि: 


और अपनी आयु प्रमाण जीवित रहकर मर गया । पुनः बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण एक कल्पकालके बीत जानेपर वही जीव दूसरी उत्सपिणी- 
के द्वितीय समयमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार प्रत्येक उत्सपिणी और 
अवस्पिणीके प्रत्येक समयमें क्रमानुसार उत्पन्त होने और मरनेमें जितना 
समय लगता है उतने समयको कालूपरिवतंन कहते हैं ॥५०-५१॥ 


भवपरिवतंन-- 
नारकप्रभ्ता योनी. बहुकरृत्वो-धमस्थितिम्‌ । 
गृहीत्वोत्पद्यमानस्थ मध्यमाश्च ततः स्थितीः ॥५२॥ 
सर्वा: क्रमरेण संगृह्योदमवतः पुनरुत्तमाम्‌ । 
आदायोज्जायमानस्य जीवस्यास्थ निरन्तरम्‌ ॥५३॥ 
यावन्मानो भवेत्कालो विलीनो अ्रमतों भवे। 
तावन्मानो भवेन्ननं संसारो भवसंज्ञकः ।५४॥ 
अर्थ--कोई जीव नारकादि योनियोंमें अनेकबार जघन्य स्थितिको 
लेकर उत्पन्त हुआ, परचात्‌ समस्त मध्यम स्थितियोंको निरन्तर लेकर 
उत्पन्न हुआ, तदनन्तर उत्तम स्थितिको ग्रहण कर उत्पन्न हुआ, इस 
प्रकार चारों गतियोंमें भ्रमण करनेवाले इस जीवका जितना काल व्यतीत 
होता है उतना काल भवपरिवर्तन कहलाता है । 


विशेषार्थ--कोई जीव प्रथम नरककी जधन्य आयु दश हजार वर्षकी 
लेकर उत्पन्त हुआ और आयु पूर्ण होनेपर मरकर मनुष्य या तियेव्म्च 
हुआ । पुनः उसी नरकमें दश हजार वषंकी स्थिति लेकर उत्पन्न हुआ। 
इस प्रक/र दश हजार वर्षोमे जितने समय होते हैं उत्तनी बार दशा हजार 
वर्षकी स्थितिको लेकर उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ एक-एक समय बढ़ाते हुए 
नरक गतिकोी तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति लेकर उत्पन्न होता है । 
पदचात्‌ तियंझच आयुकी जधन्यस्थितति अन्तमुंहुतंसे लेकर तोन पल्‍य तक- 
की उत्कृष्ट स्थितिकों पूरा करता है। फिर मनुष्य आयुकी जधघन्यस्थिति 
अन्तमु हृतेसे लेकर तीन पल्‍्य तककी उत्कृष्ट स्थितिकों पूर्ण करता है। 
तदनन्तर देवायुकी जघन्य स्थिति दश हजार वषंसे लेकर इकतीस सागर 
तकको आयुको क्रमसे पूरा करता है। इनमें जितना काल लगता है 
उतने कालको कालपरिवतंन कहते हैं। यद्यपि देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
तेतीस सागरकी होतो है तथापि परिवतंनमे इकतोस सागर तकको ही 
आयु सम्मिलित की गई है क्योंकि इससे अधिक स्थिति सम्यर्दृष्टिको द्वी 


द्वितीयों मबूखः दर 

प्राप्त होती है और सम्पग्हष्टि जीवकों परिवर्तनसे परे भाना गया 

है ॥५२-५४॥ 

भावषपरिंबतंत-- 
कब्चित्पर्याप्तक: संज्ञी पर्याप्तो हतदर्शनः। 
जघन्यां सर्वतोी योंग्यां .प्रकृतेबोधरोधिनः ।।५५७।॥। 
आपद्यते स्थिति. ब्न्तःकोंटीकोटीप्रमाणिकाम्‌ 
तदीयं च कपायाध्यवसायस्थानजालकम्‌ ॥५६।॥ 
असंख्यलोकसं मान स्थानषट्कप्रबतितम्‌ । 
स्थितियोंग्यं भवेदेव,  ताव न्‍्मानाथ तत्र च॥५७॥ 
सर्वाघमकषाया ध्यवसायस्था नहेतुका । 
भवेदेवानुभागाध्यवसायस्थानसं दति: ॥५८।। 
तदेव॑ सर्वतो हीनां स्थिति सर्वजघन्यकम्‌ । 
कपायाध्यवसायस्थानश्ञ॒ तादृक्षमेब.. हि ॥५९॥ 
आस्कन्दतोंडनुभागार्यबन्धस्थानं हि. देहिन: । 
योगस्थानं भवेदेक॑ जधन्यं स्वतोंषषि च ॥६०॥। 
अथ स्थितिकषायानुभागस्थानसुसंहतेः । 
असंख्यभागसंबृद्ध योगस्थानं ह्वितीयकम्‌ ॥६१॥ 
भवेदेव॑ वृतीयादियोंगस्थानानि तानि च। 
चतुःस्थानप्रपन्नानि श्रेण्यसं ख्येय मागत: ॥६२॥ 
मितान्येव भवन्त्येव तथा तामेव च स्थितिस्‌ । 
तदेव च कषायाध्यव सा यस्थानमायतः ॥।६३॥ 


हितीयमलु भागाध्यवसायस्थानकं भवेत्‌ । 
पूव॑वद्‌ वेदितव्यानि योंगस्थानानि तस्य व |॥६४।। 
इत्थमुत्त रमेदेष्वसंख्यलोंकसमाप्तितः । 


यावत्संवेदितव्यानि तानि चापि यथागमम्र्‌ ॥६७॥। 
«५ (६ 

एवं ह्यापग्रमानस्यथ स्थिति तामेव कमंणः | 
अग्रथम॑ कवायाध्यवसायस्थानर्क॑ भवेत्‌ ॥६९॥ 


> सम्यकत्व-चिन्तामणि: 


एतस्थाप्यलुमागाध्यकपायस्थानमण्डरूम । 
योगस्थानकलापइच पूवतुल्यं भवेत्युन! ॥६७॥ 
इत्थमेवाग्रमेदेपु चेयमेतत्प्रपशनम । 


समयेनाधिकायाश्च जघन्याया। स्थितेः पुनः ॥६८।। 
बन्धनं. पूर्ववज्ञेयं... सम्यग्दर्शनशालिमि!ः 
अयमेव क्रमो बोध्यो बोधरोधककर्ण: ॥६९॥ 
आ उल्कृष्टस्थितेबन्धे . त्रिंशत्सागरसंमितेः 
मेदप्रमेदभिन्‍नानामखिलानाध्च कमंणास्‌ ।७०।। 
अखण्डोष्यं क्रमः प्रोक्तः पण्डामण्डितपण्डितेः । 

तदेतन्मिलितं सर्व मभावारूय. परिवर्तनम ॥७१॥ 


अरथं--कोई संशी पलड्चेन्द्रिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव, ज्ञानावरण 
कमंकी अपने योग्य सबसे जघन्य स्थिति अन्तःकोटीकोटी सामर प्रमाण 
बाँध रहा है। उस जीवके उस स्थितिके योग्य, अनन्तभागवुद्धि आदि 
षट्स्थानोंमें प्रवतेमान असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंका 
समूह होता है। और उसीके स्वंजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमित्तक 
असंख्यातलछोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थानोंका समूह होता है। इस 
प्रकार सर्वंजघन्यस्थिति, सबे जघन्यकषायाध्यवसायस्थान और सर्वजधन्य- 
अनुभागाध्यवसायस्थानको प्राप्त होनेवाले उस जीवके सबसे जघन्य एक 
योगस्थान होता है। तदनन्तर उन्हीं स्थिति, कषायाध्यवसायस्थान और 
अनुभागाध्यवसायस्थानोंका असंख्यातभागवुद्धिसे युक्त द्वितीय योगस्थान 
होता है। इस प्रकार असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृरद्धि, संख्यातगुण- 
वृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि इन चार स्थानोंमें प्रवतेमान जमतृश्रेणीके 
असंल्यातवें भागप्रमाण तृतीयादि योगस्थान होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसी 
स्थिति और उसी कषायाध्यवसायस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके 
द्वितीय अनुभागाध्यवसायस्थान होता है। उस अनुभागाध्यवसायस्थानके 
योगस्थान भी पहलेकी तरह जानना चाहिये। इस प्रकार असंख्यात- 
लोकप्रमाण जो तृतीयादि अनुभागाध्यवसायस्थान हैं उनके भी योगस्थान 
आगमानुसार जानना चाहिये । इस त्तरह उसी ज्ञानावरणकर्मंकी सर्व- 
जघन्य अन्त:कोटीकोटी सागर प्रभाण स्थितिको बाँधनेवाले उस जीवके 
दूसरा कृषायाध्यवसायस्थान होता है। इस कषायाध्यवसायस्थानके भी 


द्वि तोयों मयूख ४ ६७ 


अनुभागाध्यवसायस्थानोंका समूह तथा म्ोगस्थानोंका समूह पहलके 
समान होता है । इसी प्रकार आगेके भेदों--तृतीयादि कषायस्थानोंमें 
भी यह सब विस्तार लगाना चाहिये। तत्परचात््‌ समयाधिक जघन्य- 
स्थितिका बन्ध भी पृूव॑वत्‌ जाननेके योग्य है। एक-एक समयकी वृद्धि 
करते-करते ज्ञानावरणकर्मकी जो तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट 
स्थिति है उसके बन्धका भी यही क्रम सम्यग्दशंनसे सुशोभित जीवोंको 
जानना चाहिये। भेद-प्रभेदोंके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्त समस्त कर्मोंका 
यह अखण्ड क्रम बुद्धिविभूषित विद्वानोंके द्वारा कहा गया है। यही सब 
मिलकर भावपरिवतंन कहा जाता है। 
विशेषार्थ--जश्ञानावरणादि समस्त कर्मोकी जभन्यसे लेकर उत्कृष्ट 
स्थिति तकके बन्धमें कारणभूत योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, 
कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थानोंके परिर्त॑नमें जो समय लगता है 
वह भावपरिचतंन कहलाता है। योगस्थान आदिके परिवर्ततका क्रम 
इस प्रकार है--जगत्‌ श्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थानोंके होने 
पर एक अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान होता है। असंख्यातलोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोंक हो जानेपर एक कषायाध्यवसायस्थान 
होता है और असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंके हो जानेपर 
एक स्थितिस्थान होता है । इस क्रमसे ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों तथा 
उत्तर प्रकृतियोंके समस्त स्थानोंके पूर्ण होनिपर एक भावपरिवतंन होता 
है ॥५५-७१॥ 
आगे गुणस्थानादि बीस प्ररूपणाओंके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करने- 
की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
संसारगतंमध्यस्थास्त इमे . प्राणिनोध्घुना । 
गुणस्थानादिमेदेन वण्यन्तेष्न यथागमम््‌ ॥७२॥ 
अथं--संसा रलूपी गतंके मध्यमें स्थित इन जीवोंका अब गुणस्थान 
आदिके भेदसे आगमानुसार वर्णन किया जाता है ॥७२॥ 
आगे गृणस्थानका लक्षण और भेद कहते हैं-- 
मोहयोगनिमित्तेन जीवभावा भवन्ति ये। 
गुणस्थानाख्यया ज्ञेयास्ते चतुर्दशसंख्यकाः ॥७३॥। 
मिथ्यादृकू सासनो मिभ्रोज्संयतादिः सुदर्शनः । 
देधवबती प्रमत्तश्चाप्रमचो5पूर्वसंशकः ॥७४॥। 


६८ ' सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


अनिवृत्तिसमाख्यातः. ब्र॒क्ष्महोभेन संयुतः । 
शान्तमोहः क्षीणममोहः सयोगों जिनसंज्ञकः ॥७५॥ 
अयोगो जिन इत्येव॑ ज्ञातव्यानि चतुदंश । 
गुणस्थानानि वण्यन्ते यथाशास्त्र स्वरूपतः ।७६॥ 
अर्थ--मोह ओर योगके निमित्तसे जीवके जो भाव होते हैं उन्हें 

गुणस्थान कहते हैं वे चोदह होते हैं ॥७३॥ १ मिथ्यादृष्टि २ सासन ३ 

मिश्र ४ असंयत सम्यग्दृष्टि ५ देशब्रती ६ प्रमत्तविरत ७ अप्रमत्तविरत 

८ अपूर्वंकरण ९ अनिवृत्तिकरण, १० सूक्ष्मलो भ ११ शान्तमोह १२ क्षीण- 

मोह १३ सयोगजिन और १४ अयोगजिन । ये चौदह गुणस्थान जानना 

चाहिये। अब इनका शास्त्रानुसार स्वरूपसे वर्णन किया जाता है। 

॥७३-७६५॥ 

(१) सिथ्याहृष्टि गुणस्थान-- 
तीत्रमोहदोदयोत्पन्नमिथ्यादशनलाजिछितः । 
आप्तागमपदाथेंपु. श्रद्धानेन... बहिगेतः ॥७७॥ 
लोकिकालोकिकान लोकान्‌ दितोद्देशनतत्परान । 
अन्यथा. मन्यमानोष्न्तगंतमिथ्यात्वभावतः ॥७८॥ 
पूज्यानामपि पूज्यानां तथ्यं पथ्यं च देशनम । 
श्रद्धानोहन्यथा पित्तज्वरी दुग्घं॑ जनों यथा ॥|७९॥ 
पिथ्यादृष्टियुणस्थानस्थितो मिथ्यात्वमण्डनः | 
हंहो ! इन्त भवेन्महो छोको बाह्मयविछोचन: ॥|८०॥ 

अथ--जो तीव्रमोहके उदयसे उत्पन्न मिथ्यादर्शनसे सहित है, आप्त, 
आगम और पदा्थंविषयक श्रद्धासे रहित है, हितका उपदेश देनेमें तत्पर 
विद्यागुरु आदि लौोकिक तथा मुनि आदि अलौकिक जनोंको अन्यथा 
मानता है। जिस प्रकार पित्तज्वरवाला मनुष्य दूधको अन्यथा मानता है 
उसी प्रकार जो अन्तर्गत भिथ्यात्वकूप भावसे पृज्योंके भी पृज्यजनोंके 
वास्तविक तथा हितकारी उपदेशको अन्यथा समझ्षता है तथा मिथ्यात्वसे 
युक्त है वह मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें स्थित कहलाता है। अहो ! बड़े खेदको' 
बात है कि वह अज्ञानी शरीरादि बाह्य पदार्थोको ही देखता है अर्थात्‌ 

उन्हें ही आत्मा जानता है ॥७७-८०॥। 


द्वितीयो मयूलः ६९, 
(क) स्वस्थान सिध्यादुष्टि-- 
योध्यं सम्यक्त्वलाभाय चेष्टते न हि जातुचित्‌ । 
अत्यन्तदीघसंसारर स स्वस्थानसुसंज्ञक: ॥८१॥ 
अर्थ--जो सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये कभी उच्यम नहीं करता है वह 
अत्यन्त दीघेसंसारी स्वस्थानमिथ्यादुष्टि है ॥८१॥ 
(ख) सातिशय मिश्यादृष्टि-- 
यश्च सम्यक्त्वसंप्राप्त्ये चेष्टते मन्दमोहवान । 
त॑ हि सातिशयाख्यानं विद्धि मिथ्यादृशं जनम ।८२॥ 
अथ॑--जो मन्दमोहवाला जीव, सम्यकत्वकी प्राप्तिके लिये उद्यम 


करता है--अध .करण आदि परिणामोंको करता है उसे सातिशय मिथ्या- 
दृष्टि जानना चाहिये ॥८२॥ 


(२) सासन (सासादन) गृणस्थान-- 
सम्यर्द्शनवेलायां. यदैक:. समयोजरात्‌ । 
आवलीनां पडुत्कृष्टात्‌ सम्यग्दृष्टेश्व शिष्यते ॥।८३॥ 
तदानन्तानुबन्ध्याख्यचतुष्कान्यतमोद ये । 
आसादनाभिसंयुक्त; सम्यग्दशनशों भनः ॥८४॥। 
सम्यक्त्वधृड्डिशृड्भाग्रान्मिथ्यात्वाख्यवसुन्धराम्‌ू । 
अभ्यागच्छन्‌ जनो मध्यस्थितः सासादनों भवेत्‌ ॥८५॥ 
प्रथमान्यगुणस्थाने.. वतंमानो जनः पुनः । 
नीचेरेव पतत्येब नात्र. करचन संशयः ॥८६॥ 


अर्थ---जब सम्यग्द्शंनके कारूमें कम-से-कम एक समय और 
अधिक-से-अधिक छह आवलीका काल शेष रह जाता है तब सम्यग्दुष्टिके 
अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभमेंसे किसी एकका उदय आने पर 
जो विराधनासे युक्त हो गया है तथा जो सम्यक्त्वरूपी पंतके शिखर- 
के अग्रभागसे गिरकर मिथ्यात्वरूपी भूमिके सन्‍्मुख आ रहा है वह 
मध्यमें स्थित जीव सासादन सम्यर्दृष्टि होता है। तात्पयं यह है कि 
सम्यक्त्वका काल रहनेसे यह यद्यपि सम्परदृष्टि कहलाता है तथापि 
अनन्तानुबन्धीका उदय भा जानेके कारण आसादना--विराधनासे 


७० सम्यवत्व-चिन्तामणि: 


सहित होता है । द्वितीय गुणस्थानमें रहने वाला जीव नियमसे नीचे 
ही गिरता है इसमें कोई संशय नहीं है ॥८३-८६॥ 
(३) सिश्रगुणस्थान-- 
० छा 
सम्यग्दशनवेलायां हे मिश्रमोहदोदयादयम्‌ । 
जीवो मिश्ररुचिननं भवेन्मिश्रामिधानकः ॥८७।। 
अन्न स्थितस्य जीवस्य संपक्‍तैक्षबतक्रवत्‌ | 
परिणामों. भवेन्‍्नाम पृथक्कतुमनीश्वरः ।।८८॥ 
नात्र स्थितो जनः को5पि पश्चतामआअति क्वचित्‌ । 
पूवंत्रापषि परत्रापि गत्वा रुत्युमुखं ब्रजेत्‌ ॥८९॥ 
अ्थ--सम्यग्दर्शनके कालमें सम्यदूमिथ्यात्वप्रकृतिका उदय भा 
जानेसे जिसकी श्रद्धा मिश्ररूप--सम्यडमिथ्यात्वकूप हो गई है वह 
निश्चयसे मिश्र-सम्यड मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती कहलाता है । इस 
गुणस्थानमे स्थित जीवका परिणाम मिले हुए गुड़ जौर छाछके समान 
पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। इस गुणस्थानमें स्थित कोई भी 
जीव न मृत्युको प्राप्त होता है (और न मारणान्तिक समुद्धात करता है) 
यदि मरणका काल भा गया है तो पहले या चौथे गुणस्थानमें जाकर 
मरणको प्राप्त होता है। (यह गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थानसे पतित होने 
पर प्राप्त होता है और किन्‍्ही किन्ही सादि मिथ्यादृष्टि जीबको पहलेसे 
चढ़ने पर भी प्राप्त होता है) ॥८७-८५॥ 
(४) अविरतसम्परदृष्टि गुणस्थान--- 
मोहनीयस्थ सप्तानां भेदानाशुपशान्तितः । 
उभयाद्वा क्षयाद्वापि प्राप्तसम्यक्त्वसन्निधिः ॥९०॥ 
चारित्रावरणोदीतेरनासादितसं य मः । 
अन्तरात्मान्पसंसारो जिनपादाब्जपट्पदः ॥९१॥ 
अपृदधान: सदा तस्वकलापं॑ जिनदेशितम्‌ । 
गुरूुणां तु नियोगेनासन्तं चापि कदाचन ॥९२॥ 
भूयः सत्योपदेशेन त्यजन्‌ तां भाववासनाम | 
असंयतो भवन्‌ सम्यर्दृष्टिः समभिधीयते ॥९३॥ 


द्वितीयो मयूखे : ७१ 


अरथ--मोहनीयकम की सात प्रकृतियोंके उपछम, क्षय अथवा 
क्षयोपशमसे जिसे सम्यक्त्वरूपी उत्तम निधिकी प्राप्ति हुई है परन्तु 
चारित्रमोहनीयके उदयसे जिसे संयम प्राप्त नहीं हुआ है, जो अन्त- 
रात्मा है अर्थात्‌ शरीरसे भिन्‍न आत्माके अस्तित्वको स्वीकृत करता 
है, अल्पसंसारी है, जिनेन्द्र भगवान॒के चरणकमलोंका भ्रमर है और 
सदा  जननिरूपित तत्त्वसमूहकी श्रद्धा करता है। कदाचित्‌ गुरुओंके 
नियोगसे अर्थात्‌ अज्ञानी गृरुओंके उपदेशसे असदुभूत तत्वकी भी श्रद्धा 
करता है परन्तु पश्चात्‌ सत्य उपदेशके द्वारा उस मिथ्या बासनाको 
छोड़ देता है वह अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता है । 
विशेषा्थ--अविरत सम्यर्दृष्टि जीव यद्यपि चारित्रमोहनीयका 

उदय रहनेसे ब्रत धारण नहीं करता है तथापि मिथ्यात्व, अन्याय और 
अभक्ष्यका त्यागी होता है। प्रशम, संवेग, अतुकम्पा और आस्तिक्य गुण- 
का धारक होता है। यह जिननिरूपित तत्त्वकी ही श्रद्धा करता है। 
कदाचित्‌ किसी अज्ञानी गुरुके उपदेशसे विपरीत तत्त्वकी भी श्रद्धा 
करता है परन्तु जब किसी अन्य ज्ञानवान्‌ गुरुओंके द्वारा, उसकी भूल 
बताई जाती है तब वह उस विपरीत श्रद्धाकों छोड़ देता है । यदि बताये 
जाने पर भी दुराग्रहवश उस विपरीत श्रद्धाको नहीं छोड़ता है तो फिर 
उस समयसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है। प्रारम्भके चार गुणस्थान चारों 
गतियोंमें होते हैं ।९.०-९३॥ 
(५) वेशब्रतगुणस्थान-- 

अप्रत्याख्यानकारातिक्षयोपशमतः पुनः । 

त्रसहिंसानिव॒त्तों पप्यनिवृत्तोडअ्सहिंसनात्‌ ॥९४॥ 

एकादशसु मेदेषु विभक्तो देशतो व्ती। 

संयतासंयतः प्रोक्तः संयतानां महीइवरे! ॥९७॥ 

श्रावकाणां त्रतं॑ वक्ष्ये सूक्तियुक्तिपुरस्सरम । 


यथागमं॑ यथाप्रजश॑. सम्यक्‌चारित्रवर्णने ॥९६॥ 
अथं--अप्रत्याख्यानाव रण कमंके क्षयोपशमसे जो त्रसहिसासे निवृत्त 
होने पर भी स्थावरहिंसासे निवृत्त नहीं हुआ है तथा जो ग्यारह 
मेदोंमें विभकत है, वह संयमी जीवोंके सम्राट्‌ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
देशविरत अथवा संयतासंयत कहा गया है। श्रावकोंके ब्नतोंका वर्णन 
सम्यकचा रित्रका वर्णन करते समय आगम और अपनी बुद्धिके अनुसार 
सूकक्‍्ति तथा युक्ति सहित करूँगा ॥९४-५६॥ 


७२ सम्यक्‍्त्व-चिन्तामणि: 


- विशेषा्थ--जिस सम्यग्दृष्टि जीवके अप्रत्यास्यानावरणकषायका 
क्षयोपदाम तथा प्रत्याख्यानावरणादिकर्मोका उदय रहता है वह हिसादि 
पांच पापोंका एकदेश परित्याग करता है अर्थात्‌ त्रसजीवोंकी संकल्पी 
हिंसाका त्याग करता है परन्तु प्रारम्भमें आरम्भी, विरोधी और उद्यमी 
श्रस॒हिसा और स्थावरहिंसाका त्याग नहीं करता है वह देशविरत कह- 
छाता है। त्रसहिसाका त्यागी होनेसे संयत और स्थावरहिसाका त्यागी 
नहीं होनेसे असंयत इस प्रकार एक हो कालमें संयतासंयत कहलाता है। 
यह गुणस्थान तिर्यञ्च और मनुष्य गतिमे ही होता है ॥९४--९६॥ 

(६) प्रसत्तबिरत गृुणस्थान--- 
प्रत्याख्यानावुतेननं क्षयोपशमतस्ततः 
संभ्ृताखिलव॒त्तोरषपि प्रमादोपहतस्तु यः |।९७॥ 
प्रमत्तविरतः सोडयं विरतैरुच्यते. मतिः 

0९ रित्रमग्रे 

अस्यापि पूणंचा वक्ष्याम्यशेषतः ।॥९८॥।। 
अथं--जो प्रत्याख्यानावरणका क्षयोपशम हो जानेसे यद्यपि सकल- 
चारित्रको धारण कर रहा है तथापि ( संज्वलनका तीन्रोदय होनेसे ) 


प्रमादसे उपहत हो रहा है वह मुनि ऋषियोंके द्वारा प्रमत्तविरत कहा 
जाता है। इसका भी पूर्ण चारित्र आगे विस्तारमे कहुँगा ॥९७--०८॥ 


(७) अप्रमत्ततिरत-- 
प्रमादप्रसरं त्यक्वा यो ध्याने समवस्थित. । 
अग्रमत्तयतिः सोंड्य॑ प्रोच्यते प्वल्चरिभिः ॥९९॥ 
अयमस्ति विशेषोष्त्र यः श्रेण्यो: किल संग्रुखः । 
पूर्वोत्तरत्रभावानां. समयेष्वपि साम्यतः ॥|१००॥ 
अघःकरणनामा स॒ ब्रक्तः संयमिमियंमी । 
यक्ष्च श्रेणिबहिभृतः स्वस्थानस्थित एवं सः ॥१०१॥ 


अर्थ--जो प्रमादके प्रसारको छोड़कर ध्यानमें अवस्थित है वह पूर्वा- 
चार्योके द्वारा अप्रमत्तविरत कहा जाता है। इस गुणस्थानमें यह विशेषता 
है कि जो मुनि उपशम अथवा क्षपकश्रेंणीके सन्‍्मुख होता है वह पूर्व तथा 
आगामी समयेमिं परिणामोंकी समानता होनेके कारण मुनियोंके द्वारा 
अधःकरण नाम वाला कहा गया है और जो श्रेणीसे बहिभूत है अर्थात्‌ 
श्रेणी मांढनेके संमुख नही है बह स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहलात्ता है । 


उजल 


दितीयों मयल: छह 


विशेषा्थ--छठवें गुणस्थानमें संज्वलनका अपेक्षाकृत तीन्र उदय 

रहनेसे प्रमादकी सत्ता रहती है, परन्तु सप्तम गृणस्थानमें संज्वलनका 
उदय अपेक्षाकृत मनन्‍्द हो जाता है अत्त: प्रमादका अभाव हो जाता है। 
चार विकथा, चार कषाय, पड्चेन्द्रियोंके पांच विषय, निद्रा और स्नेह ये 
पन्द्रह प्रमाद कहलाते हैं । सप्तम गुणस्थान ध्यानकी अवस्थामें होता है 
अतः वहां प्रमादका अभाव माना गया है। सप्तम गुणस्थानके दो भेद 
हैं-- १. सातिशय अप्रमत्तविरत और २. स्वस्थान अप्रमत्तविरत । जो 
उपशमश्रेणी अथवा क्षपकरश्नेणी चढ़नेके सम्मुख है वह सातिशय अप्र- 
मत्ततिरत कहलाता है। इसका दूसरा नाम अधःकरण भी है क्योंकि 
इसमें मुनिके करण--परिणाम पिछले समयके परिणामोंसे मिलते-जुलते 
होते हैं। और जो मुनि श्रेणी चढ़नेके सनन्‍्मुख नहीं है किन्तु अन्तमुँह॒तंके 
भीतर गिरकर छठवें गुणस्थानमें आ जाने वाला है वह स्वस्थान अप्रमत्त- 
विरत कहलाता है। स्वस्थान अप्रमत्तविरत हजारों बार छठवे गुणस्थान- 
में गिरता है और फिर साततवेंमें पहुँचता है ॥९९--१०१॥ 
(८) अपुृर्वंकरण गुणस्थान-- 

ततोडघिकविशुद्धणा यो वर्धमानों विराजते । 

अपूर्वान्‌, करणान्प्राप्तः समय समय प्रति ॥१०२॥ 

अपूर्वाः करणा यस्य सन्ति संयतभूपते! | 

सोध्पूषकरणाभिख्यों शेयों मान्यगुणाश्रयः ॥१०३॥ 

अथं--सप्तमगुणस्था नकी भपेक्षा जो अधिक विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त 

होता हुआ ह्योभायमान है तथा समय-समयके प्रति जिस मुनिराजके 
अपूर्व-अपूर्व परिणाम होते हैं बहू अपूवंकरण नामवाला जानना चाहिये। 
यह मुनि उत्तम गुणोंका आधार होता है ॥१०२-१०३॥ 
(९) अनिवृुत्तिकरण गुणस्थान-- 

निवुक््या यत्र जीवानां करणा! समकालिनाम्‌ । 

विभिन्‍ना नो भवम्त्येव निखिलेईषि महीतले ॥१०४॥ 

भवेत्तद्धि गुणस्थानमनिवृक्यभिधानकम्‌ । 

तत्रस्थः संयतैशचोक्तो४निवृत्तिकरणो यतिः ॥१०५।॥ 


अर्थ--जिस गुणस्थानमें समसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सम्पूर्ण 
महीतलमें विशेषतासे विभिन्‍न नही होते किन्तु समान ही होते हैं वह 


७४ सम्यक्त्व-चिल्तामणिः 


अनिवृत्तिकरण नामका गुणस्थान है और उसमें स्थित मुनि ऋषियोंके 

ढारा अनिवृत्तिकरण कहा गया है ॥१०४-१०५॥ 

(१०) पुक्ष्मसांपराय गणस्थान-- 
सुक्ष्ममगोदयेनेषद रज्जितः खलु यो भवत्‌। 
किशिद्नो. यथारूयातचारित्रात्संयतेन्द्रिय: ॥१०६॥ 
वर्धमानविशुद्धधाभिमण्डितो5खण्डितात्मवानू_ । 
साम्पराय: स ब्रक्ष्मादिः प्रोच्यते म्लुनिसत्तमैः ॥१०७॥ 

अर्थ--संज्वलनलोभ सम्बन्धी सूक्ष्मरागसे जो किडिचचत्‌ु रागभावको 
प्राप्त हो रहा है, जो यथाख्यात चारित्रसे कुछ हो न्‍्यून है, जिसने इन्द्रियों- 
को अच्छी तरह वश कर लिया है, जो बढ़ती हुई विशुद्धिसे सुशोभित है 
तथा रागादि विकारी भावोंसे अखण्डित आत्मासे युक्त है उसे उत्तम 

मुनिराज सूक्ष्मताम्पराय गुणस्थानवर्ती कहते हैं ॥१०६-१०७॥ 

(११) उपशान्तमोह गृणस्थान-- 
यथा शारदकासारो निर्मलात्मा भवेत्त यः। 
सर्वथा शान्तमोहाख्यक्दमो वरवृत्तमाकू ॥१०८॥ 
निर्वातनिस्तरज्राव्धरिव नि*चलमानसः । 
विगताखिलसंकल्पो. निवृत्ताखिलवाज्छनः ॥१०९॥ 
आत्मनात्मनि संलीनः शुद्धमावविभूषित: । 
शान्तमोह: स संप्रोक्तो झुनिर्मान्यगुणालयः ॥११०॥ 
इदमीयः प्रसादोध्यं किन्तु नेव स्थिरो भवेत्‌ । 
दुजनान्तःप्रसादों व झगित्येव विनव्यति ॥१११॥ 

अरथे--जो शरद ऋतुके तालाबके समान निमंल्ात्मा होता है, 
जिसका मोहरूपी पद्धु सवंधा श्ान्त हो गया है, जो उत्कृष्ट चारित्र 
अर्थात्‌ यथाख्यात चारित्रसे सहित है, वायुके अभावमें निस्तरज्भु समुद्रके 
समान जिसका मन निश्चल है, जिसके समस्त संकल्प नष्ट हो चुके हैं, 
जिनकी सब इच्छाएँ समाप्त हो गई हैं, जो अपने आपके द्वारा अपने 
आपमें लीन हैं, शुद्ध--वीतरागभावसे विभूषित है, तथा उत्तम गुणोंका 
आलय है वह मुनि उपश्ान्तमोह गुणस्थानवर्ती कहा गया है। यह सब 
है तिन्‍्तु इस गुणस्थानवर्ती मुनिकी निर्मलता स्थिर नहीं रहती वह दुर्जन- 

के मनकी प्रसन्‍नताके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥१०८-१११॥ 


द्वितीयो मयूलः ७५ 

(१२) क्षोणभोह गणस्थान-- 
हक कक केक मोहः संशायितः सुखस। 
दीघनिद्रां त्रिकलिश्पि न मोध्यत्येब कुत्रचित्‌ ॥११२॥ 
शुद्धस्फटिकपात्रस्थनिमलीदकब॒न्दबत्‌ |, 
निर्मलात्मा सदा यः स्यात्‌ क्षीणमोहः स उच्यते ॥११३॥ 

अरथ--जिनके द्वारा ध्यानरूपी तलवारसे सुखपुंक सुलाया हुआ 
मोह तीनकालमें भो कहीं दीघ निद्राको नहीं छोड़ेगा और जो शुद्ध 
स्फटिकके पात्रमें रखे हुए निर्मल जलसमूहके समान सदा निर्मलात्मा 

रहता है वह क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती कहा जाता है ॥११२-११३॥। 

(१३) सयोगजिन-- 
शुक्लध्यानोग्रहब्याशहुतघातिविधीन्धन!ः । 
मेघमालाबिनिर्मुक्तो रश्मिमालीवराजितः ॥ ११४॥ 
सज्ज्ञानदिव्यत्र्येण प्रकटीकृतदिक्वय: । 
अनन्त शर्म बोधं च बीय चापि सुदर्शनम्‌ ॥११७॥ 
अनश्वर सदा. बिश्नत्मसादपरमेश्वरः । 
बातवेगोद्भ्र मच्छुद्ध स्फटिकस्थिततोयवत्‌ ॥११६॥ 
योगजातपरिष्पन्द्स हितात्मा मुनीश्वरः । 
यो भवेत्‌ स भरवेधोगी फेवली च जिनोधपि च ॥११७॥ 

अर्थ-शुक्लध्यानरूपी प्रचण्ड अग्तिमें जिन्होंने घातियाकर्मरूपी 
ईंधनको होम दिया है, जो मेघमालासे रहित सूर्यके समान सुशोभित हैं, 
जिन्होंने सम्यग्शानरूपी दिव्यसूयंके द्वारा दिशाओंके समूहको प्रकट किया 
है, जो अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीय॑ और अनन्त दशंनकों सदा 
धारण कर रहे हैं, जो तिमंलताके परमेश्वर हैं और जिनकी आत्मा 
वायुवेगसे हिलते हुए शुद्ध स्फटिक पात्र स्थित जलके समान योगोंसे 
उत्पन्न परिष्पन्दसे सहित है, वे मुनिराज सयोगकेवली जिन हैं। 

॥११४-११७॥ 

(१४) अयोगजिन-- 
अपि योगो न यत्रास्त्यघातिकमंइतो च यः । 
कृतोध्रमो मदहामान्यो ह्ाचलेन्द्र इबाजरूः ॥११८॥ 


७ई्‌ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


क्षणं निदृत्य सर्वाणि कर्माणि किल यः पुनः। 
मुक्तिकान्तासमार्लेषजनितानन्दमाप्स्यति ॥११९॥ 
सोष्योगी केवली चासो जिनश्चापि सम्नुच्यते । 
यह्चातीतगुणस्थानो मुक्तिकान्तं नमामि तस्‌ ॥१२०॥ 
अरथ--जिनमें योग नहीं है, जो अघातिया कर्मोका क्षय करनेमें 
तत्पर हैं, महामान्य हैं, सुमेरुपबंतके समाल निदचल हैं, और जो क्षणभर- 
में समस्त कर्मोको नष्टकर मुक्तिकान्ताके आलिज्धनसे उत्पन्न आनन्दको 
प्राप्त होंगे वे अयोगकेवली जिन कहलाते हैं। जो गुणस्थानोंसे परे हैं उन 
सिद्ध भगवान्‌को मैं नमस्कार करता हूँ ॥११८-१२०॥ 
आगे जीवसमासप्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
सामान्येनेकधा जीवः संसारस्थोी मवेत्पुनः । 


त्रसस्थावरभेदेन ठेघा नाम से भिश्यते ॥१२१॥ 
एकेन्द्रियश्य सकलो विकलश्चेति स त्रिधा। 
एकाक्षो विकलाक्षरच संश्यसंज्ञी चतुर्विधः ||१२२॥ 
एकेन्द्रियादिभेदेन पञ्चधापि भवेदसी । 
पृथिव्यब्वायुतेजोदत्रसाः पोढेति भिद्यते ॥१२३॥ 
स्थावरा! पञ्च सकलो विकलश्चेति सप्तधा। 
पञ्चेकाक्षाश्च विकलः संक्यसंज्ञीति चाष्टधा ॥१२४॥ 
चतुर्मिजंड्रमै: साथ पत्चस्थावरयोजने । 
नवधा स॒विभिद्येत, स्थावरें: पत्चमिः पुनः॥१२५॥ 
द्रथक्षज्यक्षचतु:ख्रो तःसंक्यसंज्ञीति संगतो । 
दर्शधासो. भवेज्जीवो भववेमवमोहितः ।।१२६॥ 
सक्ष्मवादरभेदेवन दशधाः स्थावरा मता;। 
तत्र॒त्रसेति योगेनेकादशधा भवेत्पुनः ॥१२७॥ 
सकलेविकलेश्चापि दशभिः स्थावरेंः पुनः । 
द्वादशत्वं बजेत्‌ किज्च विकलेः संज््यसंजिमि: ॥१२८॥ 
त्रयोदशत्वमायाति दशस्थावरयोजने । 
चतुस्त्रसेद शस्थाव रे इचतुदं श्ता ब्जेत्‌ (१२९॥ 


द्वितोयो मयूख: ७७ 


दशस्थावर मेदेषु त्रसपश्चकमेलनात्‌ । 
पश्चदशप्रकाराः स्युर्जीवाः संसारमध्यगाः ॥१३०॥ 
चतुर्दशस्थावरेष. त्सद्यस्थ मेलनात्‌ । 
पोडशधा भवेयुवें ज्ीवा भवपयोधिगाः ॥|१३१॥ 
चतुर्देशस्थावरेष्‌ त्रसत्रिकसुयोजनातू । 
जीवाः सप्तदश प्रोक्ताः आजवंजवमध्यगाः ॥१३२॥ 
चतु्दशस्थावरेषु चतुस्त्र सविमेलनात । 
अष्टादशबविधाः प्रोक्ता जीवाः संसारिणो धरुवम्‌ ॥१३३॥ 
चतुदंश स्थावरेषु त्रसपश्चकमेलनातू । 
भवन्ति जीवा एकोनविंशतिसंख्यका भवे ॥१३४॥ 
एपां पूर्णादियोगेन भेदा: सप्ताधिका मताः । 
पश्चाशन्युनि्िर्मान्ये: श्रतसागरपारगः ॥१३५।॥। 


अर्थं---संसारी जीव सामान्यसे एक प्रकारका है। फिर त्रसस्थावरके 
भेदसे दो प्रकारका है । एकेन्द्रिय तथा विकल और सकलके भेदसे तीन 
प्रकार है । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तथा संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे चार 
प्रकारका है | एकेन्द्रियादिके भेदसे पाँच प्रकारका है । पुथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, वनस्पति ये पाँच स्थावर तथा एक त्रसके मेदसे छह प्रकारका है । 
पाँच स्थावर और त्रसके सकल बिकल दो भेद, इस प्रकार सात्त भेद- 
वाला है। पाँच स्थावर विकल तथा संज्ञी और असंज्ञी इस प्रकार आठ 
भेदवाला है । द्वीन्द्रियादि चार त्रसोंके साथ स्थावरोंक पाँच भेद मिलानेसे 
नौ प्रकारका है। पांच स्थावरोक साथ त्रसोंक द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरि- 
न्द्रिय और संज्ञी असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलानेसे दक्ष प्रकारका 
है। पांच स्थावरोंके सूक्ष्म और वादरकी अपेक्षा दश भेद हैं उनमें त्रस- 
का एक भेद मिलानेसे ग्यारह प्रकारका है। प्रूर्वोक्त दश स्थावरोंमें श्रस- 
के सकल विकल मेद मिलानेसे बारह प्रकारका है। दश स्थावरोंमें विकल 
तथा सकलके संज्ञी असंज्ञी भेद मिलानेसे तेरह प्रकारका है। दशश स्था- 
बरोंमें त्रसोंके द्वीन्द्रियादि भेद मिलानेसे चौदह प्रकारका है । स्थावरोंके 
दश् भेदोंमें द्वीनिद्रय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और संज्नी असंज्ञी पत्चेन्द्रिय, 
असके ये पाँच भेद मिलानेसे पन्द्रह प्रकारका है। पृथिवी, जरू, अग्लि, 
ब्रायु, नित्य निगोद ओर इतर निगोद, इन छहके सुक्ष्म वादरकी अपेक्षा 


७८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


बारह भेद तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दो भेद मिला- 
कर स्थावर जीवोंके चौदह भेद हैं उनमें त्रसोंके सकल और विकल ये दो 
भेद मिलानेसे सोलह प्रकारका है | स्थावरोंके पृर्वोक्त चौदह भेदोंमें त्रसतोंके 
विकल और संज्ञो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय ये तोत भेद मिलानेसे सत्तरह प्रकार 
का है। स्थावरोंके उपयुक्त चोदह भेदोंमें त्रसोंके द्वीन्द्रियांदि चार भेद 
मिलानेसे अठारह प्रकारका है और स्थावरोंके उन्हीं चौदह भेदोंमें 
द्वीनि्रय भीन्द्रीय चतुरिन्द्रिय संज्ञी पण्चेन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय च्रस- 
के ये पाँच भेद मिलानेसे उनन्‍नीस प्रकारका है। इन उन्‍नीस भेदोंका पर्या 
प्तक निवृत्यपर्याप_१्क और लरूब्ध्यपर्याप्क इन तीनके साथ योग करनेसे 
संसारी जीवोंके संत्तावन भेद शास्त्ररूपी सागरके पारगामी मुनियोंके 
द्वारा माने गये हैं ॥१२१-१३५॥। 

विशेषा्थ--जोबोंमें पाये जाने वाले सादुश्य धर्ंके द्वारा उनके इस 
प्रकार भेद करना जिसमें सबका समावेद् हो जावे, जोीवसमास कह- 
लाता है। ऊपरके प्रकरणमें जीवके उन्‍्नीस भेदोंका दिग्दशंन कराया 
गया है। ये उत्नीस भेद सामान्यकी अपेक्षा हैं । इनके पर्याप्तक और 
अपरयप्तिकके योगसे अड़तीस भेद होते हैं तथा पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक 
और लब्ध्यपर्याप्तकके योगसे संत्तावन भेद होते हैं | जीवसमासके चोदह्‌ 
और अंठानवे भेद भी प्रसिद्ध हैं जो इस प्रकार धटित होते हैं-- 

घोवह जीवससास--एकेन्द्रियके धुक्म और वादरकी अपेक्षा दो 
भेद तथा दोनोंके पर्याप्तकक और अपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो भेद इस 
प्रकार एकेन्द्रियके चार भेद । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय इन तीन 
के पर्याप्तक और अपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो भेद और पज्चेन्द्रियके संज्ी 
असंज्ञीके भेदसे दो भेद तथा दोनोंके पर्याप्तक अपर्याप्तककी अपेक्षा 
दो-दो भेद, इस प्रकार सबके मिलाकर ४+२+२+२+ ४ १४ जीव- 
समास होते हैं । 

अंठानवे जोवसमास--एकेन्द्रियोंके १४१८ ३२०४२ और विकलश्रयके 
३०३७५ इन इक्यावन मेदोंमें कमंभूमिज प्चेन्द्रिय तियेज्चके ३० 
तथा भोगभूमिज पम्चेन्द्रिय तिर्यअचके ४ इस प्रकार ३४ भेद मिछानेसे 
तियेब्न्चके ८५ भेद होते हैं। इनमें मनुष्यगतिके ९ तथा देव और 
नरक गतिके दो-दो भेद मिलानेसे «८ जीवसमास होते हैं। कमे- 
भूमिज पस्स्चेन्द्रिय तियंञज्चके ३० सेद इस प्रकार हैं--पश्न्वेन्द्रियके 
मूलसें जलचर स्थलचर और नभइचरके भेदसे तोन भेद हैं इनके 
संज्ी और असंज्ञीकी अपेक्षा दो-दो भेद हैँ । उपयुंक्त छहू मेंद गर्भ और 


द्वितोबों मयूल: ७९ 


संमूचछन जन्मकी अपेक्षा दो प्रकारके है। गर्भजन्मवालेके छह भेद 
पर्या_् तक. और निवुत्यपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो प्रकारके हैं अतः 
बारह भंद हुए और सम्मूच्छेनजन्मवालेके छह भेद, पर्याप्तक निवृत्य- 
पर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षा तीन प्रकारके हैं अतः भठारह 
भेद हुए। दोनोंको मिलाकर तीस भेद होते हैं। भोगभूमिमें स्थलूचर 
और नभद्चर ये दो ही भेद होते हैं और उनके पर्याप्क अपर्याप्तककी 
अपेक्षा दो-दो भेद होकर चार भेद होते हैं। मनुष्योंके मूलमें आयंखण्डज 
ओर म्लेच्छलण्डज ये दो भेद हैं। इनमें आयंखण्डजके पर्याप्तकनिवृत्य- 
पर्याप्रक तथा लब्ध्यपर्याप्तककी अपेक्षा तीन भेद और म्लेच्छखण्डजके 
पर्याप्त और निवुत्यपर्याप्तककी अपेक्षा दो भेद । इन पाँच भेदोंमें भोग- 
भूमिज और कुभोगरभूमिज मनुष्योंके पर्यात्तक और निवुत्यपर्याप्रककी 
अपेक्षा चार भेद मिलानेसे मनुष्योंके नौ भेद होते हैं। देव और नारकीके 
पर्याप्तक तथा निवृत्यपर्याप्तककी अपेक्षा दो-दो भेद ; हैं। जीवसमासके 
इन भेंदोंको जानकर सदा जीवरक्षामें त्तत्पर रहना चाहिये । 


आगे पर्याप्ति प्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
यथा लोके पटोत्तड्गृहमौलिघटादयः । 
पूर्णापूर्णा हि दृश्यन्ते जीवाश्चापि तथाबिधाः ॥१३६॥ 
आहारशय शरीरब्चापीन्द्रियानमनांसि च। 
भाषा चेत्येव पटक स्यात्पर्याप्तीनां शरीरिणामू ॥१३७॥ 
पर्याप्तीनां च सर्वासां प्रारम्भो युगपदू भवेत् । 
यथाक्रमं भवेत्पूर्तिघटिकादयमध्यके ।।१ १८॥ 
एकाक्षाणां चतस्नस्ता विकलानाश्व पश्च ताः। 
सकलानां पडेव स्थुजीवतां जगतीतले ॥।१३९॥ 
अपर्याप्ताक््च पर्याप्ता जीवा द्वेधा भवन्ति ते । 
अपर्याप्ता: पुनः केचिन्‌ निज त्या केषपि लब्धितः ।|१४०॥ 
येषां घरीरपर्याप्ति: पूर्णा यावन्न जायते। 
तावन्निज् त्यपर्याप्तास्ते मताः किल जन्तवः ॥१४१॥ 
सत्यां तस्याश्व पूर्णायां पर्याप्ता वे भवन्ति वे । 
य्रेषामेकापि नो जाता पूर्णा पर्याप्तिरत्र वा ॥१४२॥ 


८० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


भविष्यस्थेव नो चापि लब्ध्यपर्याप्तका हि ते। 
अन्तमेहर्तकाले. च रूब्ध्यपर्याप्तजीविनाम्‌ ॥।१४३॥ 
शतत्रयं च पट्त्रिंशत्‌ हा परदृषृष्टिसहखकम्‌ । 
भवन्ति हनत लोकेडइस्मिन्‌ जनयो सृतयस्तथा ॥१४४॥ 
कर्मभूमिसपुत्पन्नतियंड मत्येकदम्बके । 
रब्ध्यपर्याप्तका नूनं भवन्त्यन्यत्र नेब च॥१४५७॥ 
प्रथमें च द्वितीये च चतुर्थ पष्ठके तथा | 
गुणस्थानेष्वपर्याप्ता जायन्ते किले जन्तवः ॥१४९॥ 
अपूर्णयोगयुक्त त्वात्काययोगस्य योगिनः । 
भवेन्नियृ त्पपर्याप्ततता कदाचन कस्यचित्‌ ॥१४७॥ 
लब्ध्यपर्याप्तकत्वं तु मिथ्यादृष्टिमतां भवेत्‌ | 
अन्येषां न त्रिकालेशपि निखिलेषपि च भूतले ॥१४८॥ 
धन्याः सिद्धिमदीकान्ता जन्मक्लेशपराड्मुखाः । 
अमन्दानन्दसंछीना. बिजयन्ते परमेश्वराः ॥ १४९ 


अथ--जिस प्रकार लोकमें वस्त्र, उच्चभवन, मुकुट और घट आदि 
पदार्थ पूर्ण और अपूर्ण देखे जाते है उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण 
देखे जाते हैं ॥१३६।। आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और 
मन जोवोंकी ये छह पर्याप्तियाँ कही गई हैं ॥१३७॥ सभी पर्याप्तियोंका 
प्रारम्भ तो एक साथ हो जाता है परन्तु पूति क्रसे दो घड़ीके भीतर 
होती है ।१३८।॥ एकेन्द्रियोंके चार, विकलों अर्थात्‌ द्वीन्द्रियसे लेकर असेनी 
पण्चेन्द्रिय तकके पाँच और संज्ञी जीवोंके लोकमें छहों पर्याप्तियाँ होती 
हैं ॥१३९०॥ वे जीव दो प्रकारके हैं एक पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक । 
अपर्याप्तकोंमे कोई जीव निवृत्तिकी अपेक्षा अपर्याप्त हैं और कोई लब्धिकी 
अपेक्षा । भाव यह है कि अपर्याप्तक जीव दो प्रकारके हैं--१ निवृत्य- 
पर्यात्त, और २ लब्ध्यपर्याप्तकत ॥!४०॥। जिनकी जब तक शरीर- 
पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वे निवृत्यपर्याप्तक माने गये हैं 
॥१४१॥ झरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेपर वे ही जीव नियमसे पर्याप्तक हो 
जाते हैं। इस जगत्‌में जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है और न होगी 
वे लब्ध्यपर्याप्तक हैं। लब्ध्यपर्यप्तक जीवोंके अन्तमुंहुत्तेमं छथासठ हजार 


द्वितीयों मयूख: ८१ 


तीन सौ छत्तीस जन्म मरण होते हैं ।।॥१४१-१४४॥ लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
कमंभूमिज तियंञज्च और भनुष्योंमें ही होते हैं अन्यत्र नहीं होते ॥॥१४५॥ 
अपर्याप्तक जोव पहले, दूसरे, चौथे और आहारक द्वारीरकी अपेक्षा 
छठवें गुणस्थानमें होते हैं ॥१४६॥ काययोगकी अपूर्णतासे युक्तहु।नेके 
कारण किन्हीं सयोगकेवलीके भी समुद्धातके समय निवृत्यपर्याप्तक 
अवस्था होती है ॥१४७॥ यह नियम है कि लब्ध्यपर्याप्क अवस्था मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंके ही होती है अन्य जीवोंके तीनों काल तथा समस्त जगतूमें 
नहीं होती ॥१४८॥। धन्यभाग सिद्ध परमभेष्ठी जन्मके क्लेशसे रहित हैं। 
अनन्त आनन्दमें लीन रहने वाले वे परमेश्वर जयवन्त प्रवतंते हैं ॥१४९॥ 


विशेषार्थ--पर्याप्तिका अर्थ पूर्णता है। यह पूर्णता शरीर-रचनाकी 
भपेक्षा नही है किन्तु आत्मामें शरीर निर्माणके योग्य क्रमसे विकसित 
होने वाली शक्तितकी अपेक्षा है। पर्याप्तिके छह भेद हैं“! आहार २ 
शरीर ३ इन्द्रिय ४ श्वासोच्छास ५ भाषा और ६ मन | मृत्युके बाद जब 
यह जीव विग्रहगतिका काल पूर्णकर अपने उत्पत्तिके योग्य स्थानपर 
पहुँचता है तब शरीररचनाके योग्य आहारवर्गंणाओंको ग्रहण करता 
है। उन वर्गगाओंको खल रस भाग रूप परिणमानेके योग्य शक्तिका 
आत्मामें प्रकट होना आहारपर्याप्ति कहलाती है। खल भागको हड्डी 
आदि कठोर अवयव रूप तथा रसभागको रुधिर आदि तरल्‍रू अवयव रूप 
परिणमानेके योग्य शक्तिका आत्मामें प्रकट होना श्वरीरपर्याष्ति है। 
उन्हीं आहारवर्गंणाके परमाणुओंको स्पश्च॑नादि इन्द्रियोंके आकार परि- 
णमानेवाली शक्तिका आत्मामें प्रकट होना इन्द्रियपर्याप्ति कहलाती 
है। तथा उन्ही आहारवर्गंणाके परमाणुओंका इवासोच्छृवासरूप 
परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताकी श्वासोच्छवास पर्याप्ति कहते हैं। 
ये चार पर्याप्तियाँ अनिवार्यरूपसे सब जीवोंके होती है। इनके अनन्तर 
द्वीन्द्रियादि जीवोंके भाषावगंणाके परमाणुओंकों शब्दरूप परिणमाने 
वाली शक्तिके प्रकट होनेको भाषापर्याप्ति कहते हैं और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
जीवके मनोवर्गणाके परमाणुओंको द्रव्यमनरूप परिणमाने और उसकी 
सहायतासे विचार करनेकी शक्तिके प्रकट होनेको मनःपर्याप्ति कहते हैं। 
इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवके प्रारम्भकी चा र, द्ीन्द्रियसे लेकर असेनी पज्चेन्द्रिय 
तकके भाषा सहित पाँच और सेनी पड्न्चेन्द्रिके मन सहित छहों पर्याप्तियाँ 
होती हैं। जब तक शरीरपर्याप्ति पृर्ण नहीं होती है तब तक यह जीव 
निव्‌ त्यपर्याप्तक कहलाता है ओर उसके बाद पर्याप्तक कहा जाता है। 
जिस जोवकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तथा इवासके अठारहवें 

६ 


दर सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


भआागमें मर जाता है उसे रूब्ध्यवर्याप॥क्क कहते हैं। यह लब्ध्यपर्याप्तक 
अवस्था सम्मूच्छेन जन्म वाले मिथ्यादृष्टि तियंज्च और भनुष्योंके ही 
होती है। निवृ त्यपर्याप्तक अवस्था मरणकी अपेक्षा प्रथम द्वितीय और 
घतुर्थ गुणस्थानमें, आहारकशरीरको अपेक्षा छठवें गुणस्थानमें ओर 
लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा त्तेरहवें गुणस्थानमें होती है। लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवके अन्तमुंहुतेमें छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्रभव होते 
हैं। उनका विवरण इस प्रकार है--एकेन्द्रियके ६६१३२, द्वीन्द्रियके ८०, 
श्रीन्द्रियके ६०, चतुरिन्द्रियके ४० और पम्चेन्द्रियके २४ होते हैं । 
आगे प्राण प्ररूपणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
येषां संयोगमासाद्य वियोगं चापि देहिनः 
जीवन्ति च ग्रियन्ते च ते शेयाः प्राणसंशिन! ॥१५०॥ 
आनप्राणो बलानां च॒ त्रयं चेन्द्रियपश्चकम्‌ । 
आयुक्येति दश प्राणा बाह्याः सर्वज्ञदर्शिता; ॥१५१॥ 
छ 
ज्ञानदशनरूपाश्च मावप्राणा मतास्तु ये। 
तेषां कदापि केषांचिद्‌ वियोगो नव जायते ॥१५२॥ 


वीर्यान्तरायसंयुक्तमतिज्ञानावुतेः पुनः । 
क्षयोपशमतश्चित्तवलमिन्द्रियपञ्च कम्‌ ॥१५३॥ 
इवासोच्छवासशरीराख्यकमंणोरुदये सति | 


आनप्राणशचच कायस्य बलअ्चापि स्वरोदये ॥१५४॥ 
बचनस्य बल चायुःक्मणो इथुदये च तद। 
भवन्ति प्राणिनां प्राणा बाह्या बाहीकगोचराः ॥१५७॥ 
प्चाक्षाणां ससंज्ञानां सर्वे प्राणा भवन्ति ते। 
अधश्येकेकतो हीना अन्तिमे तु द्विहीनकाः ॥१५६॥ 
अपर्याप्तकपण्चाक्षद्ेके सप्त ततः परम । 
हीना एकेकतो ज्ञेयाः प्राणाः प्राणघरेनेरेः ||१७७॥ 
दृब्यप्राणबद्दिभ्‌ ता भावप्राणविराजिन: । 
पक्तिकान्ताजुकूलास्ते जयन्ति जगदीक्वरा: ॥१७५८॥ 

अर्थ--जिनका संयोग पाकर जीव जीवित होते हैं और वियोग 
पाकर भरते हैं उन्हें प्राण जानना चाहिये ॥१५०॥ श्वासोच्छवास, तीन 
बल (मनोचल, वचनबल, कायबल), पाँच इन्द्रिय (स्पर्शन, रसन, घ्राण, 


द्वितीयों मयूखः ८१ 


चक्षु, कर्ण) और आयु ये दश बाह्य प्राण सवंश भगवानूके द्वारा देखे गये 
हैं ॥१५१॥ जो ज्ञान-दर्शन रूप भावप्राण माने गये हैं उनका कभी भी 
किसी जीवके वियोग नही होता है ॥१५२॥ वोर्यान्तराय सहित मति- 
ज्ञानावरणकमंके क्षयोपशमसे मनोबल ओर पाँच इन्द्रिय प्रांण उत्पन्न 
होते हैं॥॥१५३॥ श्वासोच्छूवास तथा दारीरनामकमंका उदय रहते हुए 
इवासोच्छूवास और कायबल प्रकट होते हैं। स्वरनामकर्मंके उदयमें 
वचनबल और आयुकर्मका उदय होनेपर आयु प्राण प्रकट होता है । 
प्राणियोंके ये ददा प्राण बाह्य जीवोंके दृष्टिगोचर होते हैं अतः बाह्य 
कहलाते हैं ॥१५४-१५५॥ संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके सभी प्राण होते हैं 
और उनसे नोचेके जीवोंके एक-एक प्राण कम होता जाता है परन्तु 
अंतिम अर्थात्‌ एकेन्द्रियके दो कम होते हैं। तात्पयं यह है कि संज्ञी पड्य्चे- 
न्द्रियके १०, असंज्ञी पण्चेन्द्रिके मनके विना ९, चतुरिन्द्रियके मन और 
कानके विना आठ, त्रीन्द्रियके मन, कान तथा चक्षुके विना सात, द्वीन्द्रिय- 
के मन, कान, चक्लु और पत्राणके विना छह तथा एकेन्द्रियके स्पशंन द्वीन्द्रिय, 
कायबल, आयु और श्वासोच्छवास ये चार प्राण होते हैं ॥१५६॥ संज्ञी 
असंज्ञी अपर्याप्तक पञ्चेन्द्रियोंके मनोबल, वचनबल और श्वासोच्छवासके 
विना सात प्राण होते हैं। तथा आगे एक-एक प्राण कम जानना चाहिये 
॥१५७॥ जो बद्रव्यप्राणोंस रहित हैं तथा भावप्राणोंसे सुशोभित हैं ऐसे 
मुक्तिकान्ताके स्वामी सिद्धपरमेष्ठी जयवन्त प्रवर्त॑ते हैं ॥१५८॥ 
आगे संज्ञा प्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं--- 
याभि: प्रवाधिता जीवा हृपीकविषयेषु वे 
झम्पापातं प्रकुबन्तोी दुःखं तीब्रतरं किल ॥१५९॥ 
इह लोके परत्रापि प्राप्लुवन्ति निरन्तरम । 
संज्ञास्ताज्व समादिष्टाः पूर्वाचायकदम्बकैः ।।१६०॥ 
रिक्तोदरस्यथ जीवस्याहारपुश्नस्य. दर्शनात्‌ । 
तत्रोपयुक्त चित्तस्यासातवेद्ोदया त्पुनः ॥१६ १॥ 
आहारस्यामिकापा या जायते बहुसीदतः । 
प्रथमाहारसंशा॒ सा शेया केयबुशुत्सुभिः ॥१६२॥ 
हीनशक्तेभयोत्यादकारणानां समागमात्‌ । 


तत्रोपयुक्त चिशस्प भयोदीतेश्व विम्यत) ॥१९६३॥ 


8 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


प्रलूयस्वेदरोमाउचकम्पसंदोहदायिनी | 
जुगुप्सादीनताशंसाशड्डासंत्रासकारिणी ॥१६४॥। 
सम्भ्रान्तिसृत्युवैवण्यगद्गदस्वरधारिणी | 
दिड्भुखालोकनापस्मारादिचेष्टाविधायिनी_ ॥१३६५॥ 
या भीतिर्नायते वै सा भीतिसंज्ञा समुच्यते | 
चलेन्द्रिसस्यथ लोकस्य चन्द्रचन्दनदर्शिनः ।। १६६) 
कोकिलालिमय्राणां रम्यारावनिशामिनः । 
कुन्दमाकन्दनीलाब्जकन्नमम्जुलदिड्मुखे ॥१६७॥ 
उद्यानादी निषण्णस्यथ विविक्तस्थानशायिनः । 
रतो संलीनचित्तस्य चञ्चलाक्षीबिलोकनात्‌ ॥१६८॥ 
बेदोदयाद्‌ भवेद्‌ या वे मैथुनेच्छा5हितप्रदा । 
सा सक्ता मेथुनामिख्या संज्ञा संज्षानशालिमिः ॥१६९॥ 
नानोपकरणालोकात्तत्र मुच्छलाचेतसाम्‌ । 
लोभतीव्ोदयात्पुंसां. सुखित्वश्रान्तिकारिणी ॥१७०॥ 
अजने रक्षणे नाथ महामोहविधायिनी । 
पापाटवीघनाली  च मुक्तिद्वारपिधायिनी ॥१७१॥ 
परिग्रहाभिलापा या जायते सुखबैरिणी । 
परिप्रहाभिधेया सा तुयंसंज्ञा. समुच्यते ॥१७२॥ 
तत्राद्याग्स्य संज्ञानमात्रमत्तयतेभवेतू । 
भीतिसंज्ञाष्टमस्थानपयन्त॑ च.. प्रकथ्यते ॥१७३॥ 


मैथुनाख्याघती संज्ञा नवमार्घे प्रवर्तते। 
तुयंसंश्ञा भवेत्प॒क्ष्मसाम्परायेषपि वर्तिनाम्‌ ॥१७४॥ 


प्रमतेतरसाधुनां कर्मसदूभावमात्रतः । 
संशाश्चैताः सम्मुच्यन्ते न काय्यें: कर्मजैः परम |१७५।। 


हितोवो मयूखः 2५ 


संज्ञाबाधोंपरंतीता आत्मानन्दरशुनिर्भरा: । 
जयन्त्यहों पुनः केषपि मद्दाभागा महीतले ॥१७६॥। 


इति सम्यक्त्वचिन्तामणौ जीवतस्‍्वस्वरूप-भेद - 
वर्णनो नाम द्वितीयो मयूखः। 
छ 


अर्थ--जिनके द्वारा बाधित हुए जीव इन्द्रियविषयोंमें क्षम्पापात करते 
हुए निश्चयसे इस लोक और परलोकमें निरन्तर अत्यधिक दुःख प्राप्त 
करते हैं वे पूर्वांचार्योके समूहके द्वारा संज्ञाएँ कही गई हैं ॥१५९-१६०॥ 
१ आहारसंशा-- 

जिसका पेट खाली है, जिसका चित्त आहारकी ओर उपयुक्त हो 
रहा है तथा जो क्षुधाकी वेदनासे अत्यन्त दुखी हो रहा है ऐसे जीवके 
बाह्ममें आहार समूहके देखनेसे ओर अन्तरज्जमें असाता बेदनीयकी 
उदीरणासे जो आहारकी इच्छा होती है उसे पदार्थ स्वरूप ज्ञानके इच्छुक 
मनुष्योंको पहलो आहारसंज्ञा जानना चाहिये ॥(६१-१६२॥ 
२ भयसंशा-- 

जो हीन शक्ति वाला है तथा भयकी ओर जिसका चित्त लग रहा 
है ऐसे भयभीत मनुष्यके बाह्ममें भयोत्पादक कारणोंके मिलनेसे तथा 
अन्तरज़ुमें भयनोकषायका उदय होनेसे, मूर्च्छा, स्वेद, रोमाब्न्य और 
कम्पनके समूहको देने वाली, जुगुप्सा, दीनताप्रदर्शन, शद्भु] और त्रास- 
को करने वाली, सम्ध्नान्ति, मृत्यु, विवर्णता और गद्गद स्व॒रको धारण 
करने वाली, दिशाओंका देखना तथा अपस्मार आदिकी चेष्टाको करने 
वाली जो भीति होती है बह भयसंज्ञा कही जाती है ॥१६३-१६५॥ 
३ सेथुनसंज्ञा-- 

जिसकी इन्द्रियाँ चऊचल हैं, जो चन्द्र चन्दन आदि उद्दीपन विभाव- 
को देख रहा है, कोयल, भ्रमर और मयूरोंके सुन्दर शब्दोंको सुन रहा है, 
कुन्द आम नीरूकमलू तथा सामान्य कमलोंसे सुन्दर दिश्याओं वाले 
उपवन आदियें जो बेठा है, एकान्त स्थानमें शयन कर रहा है ओर रति- 
में जिसका चित्त लीन हो रहा है ऐसे मनुष्यके बाह्ममें स्त्रीके देखनेसे 
तथा अन्तरज्में वेदनोकषायका उदय होनेसे जो मेथुनकी इच्छा होती 
है उसे सम्यग्ज्ञानसे सुशोभित मुनियोंने मैथुनसंज्ञा कहा है ॥(६६-१६९॥ 

४. परिष्रहसंशा--परिग्रहमें जिनका चित्त मूर्च्छा--ममत्वपरिणामसे 
युक्त हो रहा है ऐसे पुरुषोंके बाह्यमें नाना प्रकारके उपकरण देखनेसे, 


४६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


और अन्तरज्भमें लोभ कषायका तीत्र उदय होनेसे, सुखीपनेकी भ्रान्ति 
करने वाली, उपार्जन, रक्षण तथा नाशके समय महामोहकों उपजाने- 
वाली, पापर्षी अटवीको हरीभरी रखनेके लिये मेघमालारूप, 
मुक्तिका द्वार बन्द करने वाली और निराकुलतारूप सुखका घात करने 
बाली जो परिग्रहकी इच्छा उत्पन्न होती है वह परिग्रह नामकी चौथी 
संज्ञा कही जाती है ॥१७०-१७२॥ 

उपयुंक्त चार संज्ञाओंमें आहार संज्ञा प्रमत्तविरत नामक छठवें गुण- 
स्थान तक होती है। भयसंज्ञा भाठवें गुणस्थान तक कही जाती है। 
मेथुनसंज्ञा नौवें गृणस्थानके पूर्वार्ध तक होती है और परिग्रहसंशा सूक्ष्म- 
साम्पराय-दशर्वें गुणरथानमें भी वर्तमान पुरुषोंके होती है। अप्रमत्त- 
विरत आदि गुणस्थानोंमे जो ये संज्ञाएँ कही गई हैं वे करके सद्भाव 
मात्रसे कही गई हैं किन्तु कमंसे होनेवाले कार्योकी अपेक्षा नहीं कही गई 
हैं ॥७३-१७५॥ 

जो संज्ञाओंकी बाधासे रहित तथा आत्मीय आनन्दसे परिपूण हैं ऐसे 
कितने ही भाग्यशाली मनुष्य इस पृथ्वीतलपर जयवन्त प्रवतंते हैं, यह 
आश्चयंकी बात है । तात्पयं यह है कि संज्ञाओंका प्रकोप दशम गुण- 
स्थान तक ही रहता है उसके आगेके समस्त मनुष्य संज्ञाओंसे रहित 
हैँ ॥१७६॥ 

इस प्रकार सम्यक्तवचिन्तामणिमें जीवत्तत्वका स्वरूप और उसके 

भेंदोंका वर्णन करनेवाला द्वितीय मयूख समाप्त हुआ । 
छ 


ततीयो सयूखः 


अब तुतीय मयूखके प्रारम्भमें मज़ाचरण करते हुए भगवान्‌ महां- 
वोरकी स्तुति करते हैं-- 


उपेन्द्रवज्ना 


उपेन्द्रव श्रायुधपन्न गेन्द्रा 


नमन्ति पादाब्जयुगं यदीयम । 
.. स्तुवन्ति भकत्या च सदा स बीरः 
परं प्रमोदं किल नो विदण्यात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--इनन्‍्द्र, प्रतीन्द्र तथा धरणेन्द्र सदा भक्तिपृवंक जिनके चरण- 
कमलयुगरूकी नमस्कार करते हैं वे भगवान्‌ महावीर हम सबके लिए 
उत्कृष्ट--आत्मीक आनन्द प्रदान करें ॥१॥ 
आगे गति आदि चौदह मार्गणाओंके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन किया 
जाना है अतः सर्व प्रथम मार्गणासामान्यका लक्षण कहकर गतिमार्गणा- 
के द्वारा-जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं । 
मग्यन्ते यासु याभिवाँ जीवा! संसारमध्यगा: । 
मार्गणास्ता हि विकज्ञेया गत्याद्यास्ताइचतुद्दश || २ ॥ 
अर्थ--जिनमें अथवा जिनके द्वारा संसारी जीवोंकी खोज की जाय 
उन्हें मागंणा जानना चाहिये | वे गति आदि चौदह हैं । 
भावाथं--१ गति २ इन्द्रिय ३ काय ४ योग ५ वेद ६ कषाय ७ ज्ञान 
८ संयम ९ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व १२ सम्यक्त्व १३ संज्ञित्त और 
१४ आहारक ये चोौदह मार्गणाएँ हैं । संसारी जीवोंका निवास इन्हीं 
मार्गंणाओंमें है ॥२॥ 
गतिसागंणा--- हे 
गतिकरमोदयाज्जाता जीवावस्था गतिमंता। 
नरकादिप्रमेदेन चतुर्षा सा तु मिद्ते ॥ ३॥ 
अर्थ---गतिकमेके उदयसे उत्पन्न हुई जीवकी अवस्था गति मानी 
गई है। वह नरकादिके मेदसे चार प्रकारकी है ॥३॥ 


८८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 

नरकगति-- 
इवभ्रगत्युद्यात्त जाता जीवस्य या दशा। 
नानादुःखसमाकीर्णा सा श्वश्रगतिरुच्यते ॥ ४ ॥ 


अथ--नरकगति नामकमके उदयसे जीवकोी जो अबस्था उत्पन्न 
होती है वह नाना दु.खोंसे परिपूर्ण नरकगति कही जाती है ॥४॥ 


नरकगतिमें उत्पन्न होनेके कारण-- 


बालानामबलानाञ्च जराजीणशरीरिणास । 
कान्तानां गतकान्तानां व्याधिव्याथतदेहिनाम्‌।। ५ ॥ 
एकेन्द्रियादिभूतानामसाती भवतां भवे। 
हिंसनान्‍्मनसा तेषामनिष्टाऋचिन्तनात्तथा ॥ ६ ॥ 
अलीकालापतोस्येषां द्रविणोच्चयचौयतः । 
पराज़नाडसंइलेषान्यूच्छ न्मूर््छाप्रभावतः ॥७॥ 


अमन्दमोहसंमोद्दादन्यथाचरणात्तथा । 
जायन्ते प्राणिनस्तत्र खश्नेष्शमंसरित्पतो ॥ < ॥ 

ध्ल्जन्ते भविनो यत्र नानादुःखकदम्बकम्‌ | 
सागरान्‌ चसुधाजा। जात॑ यच्च पराश्रयात्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--बालकों, स्त्रियों, वुद्धों, विधवाओं, रोगियों तथा संसा रमें 
दुख उठात वाले एकेन्द्रियादि जीवोंकी हिंसा करनेसे, मनसे उनका 
अनिष्ट विचारनेसे, असत्य बोलनेसे, दुसरोंके धनसमूहकी चोरी करनेसे, 
परस्त्रियोंके शरीरका आलिजुन करनेसे, बढ़ती हुई मूच्छा--ममत्वपरि- 
णतिके प्रभावसे, अत्यधिक मोहमिथ्यात्वसे उत्पन्न अआरान्तिसे तथा विप- 
रीत आचरणसे जोव, दु.खके सागरस्वरूप उस नरकमे उत्पन्न होते हैं 
जिसमे उत्पन्न हुए जोव सागरों पर्यन्त पृथिवीसे उत्पन्न तथा अन्य नार- 

कियोंके आश्रयसे उत्पन्त नाना दुःखोंके समूहको भोगते हैं ॥५-९॥ 


आगे उन नारकियोंके आधारभूत सात्त पृथिवियोंका वर्णन करते 
हैं-- ट् 


अयैषामाश्रयं वक्ष्ये कीर्ण दुःखकदम्बकैः । 
इत्वा मनसि पूर्वेषामाचार्याणां बचःक्रमम्‌ ||१०॥ 


तृतीयों मयूल: ८९ 


अधोष्धः खलु॒वर्तन्ते सप्तेतो भूमयः क्रमात्‌ । 
रतनमा शकरामा च बालुकामा च पहुमा ॥११॥ 
घूममा च तमोमा च ततो गाठतमःप्रभा। 
घनाम्बुवातबाताध्वसंस्थिता! सहजाशिरम्‌ ॥१२॥ 
नेकदुःखचयोत्पूर्णा: पापप्राणिसमाचिताः । 
तत्र॒ प्रथमभूमी चानेकनारकसंश्रितम्‌ ।१३॥ 
त्रिंशल्लक्षमितं ज्षेय नरकाणां कदम्बकम । 
द्वितीयायां पुन पश्चविंशतिलक्षरुक्षितम्‌ ।|१४॥ 
तृतीयायां. ततः पञ्चदशलक्षप्रमाणकम्‌ । 
चतुथ्याँ_ भ्रुवि विज्ञेयं झशलक्षमितं पुनः ॥१५॥ 
पञ्चम्यां च_ ततो भूम्यां लक्षत्रस्यमिलक्षितम्‌। 
पष्ठयां पृथ्व्यां च पञ्चोनलक्षमानं ततः परम्‌ ॥१६॥ 
सप्तम्यां श्रुवि विक्ञेयं पश्चमात्रमितं तु ततू। 
रत्नभायां इ॒वि ज्ञेया: प्रस्तारा दक्ष च ब्रयः ॥१७॥ 
शेया हीना ततो5पस्तादू्‌ द्वाभ्यां द्वाभ्यां नियोगतः । 
पूर्व पापसमुद्रेकप्रेरिता!ः. किल जन्तब: ॥१८॥ 
हनत हन्त पतन्त्यासु भरन्तोःशमेसंहतिस्‌ । 
खराद्याननसंतुल्या: शय्यास्तत्र भवन्ति हि ॥१९॥ 


अर्थ---अब पूर्वाचार्योकी वचन-परिपाटीको मनमें रखकर इन नार- 
कियोंके उस आधारका कथन करूँगा जो दुःखोंके समूहसे व्याप्त है 
॥१०॥ इस समान धरातलसे नोचे-तीचे क्रमसे सात भूमियाँ हैं, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं--१ रत्नप्रभा २ शकराप्रभा हे बालुकाप्रभा ४ पदड्धु- 
प्रभा ५ घृमप्रभा ६ तमःप्रभा और ७ महात्तम :प्रभा | ये भूमियाँ चिरकालसे 
स्वतः सिद्ध हैं--किसीकी बनाई नहीं हैं, तथा घनोदधि वातवलरूय, घन* 
वातवल्‍रूय, तनुवातवरूय और आकाशके अआश्िित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक भूमिके 
नीचे तीन वातवलूय और आकाश विद्यमान है ॥११-१३॥ ये भूमियाँ 
नाना दुःखोंके समूहसे परिपूर्ण हैं तथा पापी जीवोसे व्याप्त है। उन साठ 
भूमियोंमेसे पहली भूमिसें अनेक तारकियोंसे युक्त तीस छाख तरक-बिकू 


९० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


हैं, दूसरी भूमिमें पल्चीस लाख, तीसरी भूमिमें पन्द्रह लाख, चौथी भूमि- 
में दश लाख, पांचवीं भूमिमें तीन लाख, छठवीं भूमिमें पाँच कम एक 
लाख ओर सातवी भूमिमें मात्र पाँच नरक हैं । रत्नप्रभा पृथिवीमें तेरह 
पटल हैं और नीचे प्रत्येक पुथिवीमें नियमसे दो-दो पटल कम होते जाते 
हैं। अत्यन्त खेद है कि पूर्व पापके उदयसे प्रेरित हुए जीव दु.ख समूहको 
उठाते हुए इन भूमियोंमें पड़ते हैं। उत भूमियोंमें गषा आदिके मुखके 
समान उपपादशय्याएँ हैं ॥१४-१५९॥। 


आगे नारकी जीवोंकी उत्पत्ति तथा आकार आदिका वर्णन करते 
हैं-- 

जीवास्तत्रोपपद्चन्ते घटिकाद्वयमात्मना । 
केचिदू. व्याप्रयुखाः केचित्खराद्याननसंयुता: ॥२०॥॥ 
केचिल्लम्बोदरा: केचिद्‌ू. दीघेकर्णाभिधारिणः | 
केचित्पुच्छयुताः.. केचिन्लम्बदन्तविशोमिनः ॥२१॥ 
केचिस्कपित्थमूर्धान केचित्‌ पिज्नललछोचना: । 
रूक्षरोमयुताः केचित्‌ केचित्‌ कुंब्जकलेबराः ॥२२॥ 
केचित्कपोतवर्णाभाः. केचिन्नीलीविशोभिनः । 
तमःप्रपु छसंकाशाः सन्ति केचन नारकाः ॥२३॥ 


अथं--उन उपपाद शब्याओंपर जीव अपने आप दो घड़ीमें उत्पन्न 
हो जाते हैं अर्थात्‌ अन्तमुंहुतंमें पृ्णं शरीरके धारक हो जाते हैं। कितने 
ही नारकी व्याप्रके समान मुखवाले, कितने ही गधे आदिके समान मुखसे 
सहित, कितने ही लम्बे पेटवाले, कितने ही बड़े-बड़े कानोंको धारण 
करनेवाले, कितने ही पूंछसे सहित, कितने हो लम्बे दांतोंसे सहित, 
कितने ही केंबके समान मुखवाले, कितने ही पीली आँखों वाले, कितने 
हो रूक्ष रोमोंसे सहित, कितने ही कूबड़वाले शरीरसे युक्त, कितने ही 
कबूतरके समान रज््वाले, कितने ही नील वर्णवाले और कितने ही 
नारकी तिमिरसमूहके समान काले होते हैं! ॥२०-२३॥ 





१, कितने ही आचार्योने सभी नारकियोंका कृष्ण रूप वर्णन किया है--- सब्य 
णारया किण्हा ' अर्थात्‌ सब नारकियोकी द्रव्यलेश्या कृष्ण ही होती है । 


हुँतीयो मयूंखः ९९ 
अब नारकियोंके दुःखोंका वर्णन करते हैं-- 


शय्याभ्यो. निपतन्त्येते  नीचेनरकभूमिषु । 
उत्पतन्ति पुनस्ताभ्यः कन्दुका इव पीडिताः ॥२४॥ 
यावत्पुथ्वीं गता एते सहन्ते बहुवेदनाम । 
तावदण्डधराकारा: पू्वबेरसमीरिताः ॥२५।। 
प्रज्वलत्कोपनज्वालाजालरक्तास्यलोचना: । 
स्फूरन्तमधुरं गाद॑ दशन्तो. दन्तमालया ॥२६॥ 
कल्तान्तवातसंशुब्धमदहानीरधिराविण: । 


निशातायुधसंघातव्यापारोधतपाणय: ॥२७॥ 

अलीकावधिविज्ञातपुराबेरप्रदीषिताः । 

उपेत्य तुमल॑ दुःख॑ ददतेब्दयचेतसः ॥२८॥ 
(कलापकम्र) 


अथ--ये नारकी उपपाद शय्पाओंसे नीचे विलोंकी भूमिमें पड़ते हैं 
और ताड़ित गेंदके समान पुनः ऊपरकी ओर उछलते हैं। जबतक 
ये पृथिवीपर आकर अत्यधिक वेदनाको सहते हैं तबतक यमराजके समान 
आकृतिवाले, पूर्व वे रसे प्रेरित, प्रज्वलित कोपाग्निको ज्वालाओंके समूहसे 
लाल लाल मुख और नेन्रोंस सहित, फड़कते हुए ओंठको दाँतोंसे अत्य- 
धिक डसते हुए, प्रलयकालकी वायुसे क्षुभित महासागरके समान दब्द 
करने वाले, तीक्ष्ण शस्त्रोंके चलानेमें उठे हुए हाथोंसे सहित तथा 
विभज्भावधिज्ञानके द्वारा जाने हुए पूर्व वेरसे प्रकुपित, निर्दय चित्तवाले 
नारकी आकर भयंकर दु:ख देने लगते हैं ॥२४-२८॥ 


करपत्रचयेः केचिद्रयन्ति शिरः क्वचित्‌ । 
स्फोटयन्ति घनाघातेः केचन कुत्रचित्युनः ॥२९॥ 
प्रतप्तायोरसं केचित्पाययन्ति बलातू क्वचित्‌ । 
पृत्रिकामिः सुतप्ताभियोजयन्ति पुनः कक्‍्वचित्‌ ||३०॥ 
वाहयन्ति ततो यान॑ भूरिमारभृतं॑ चिरात्‌ | 
छेदयन्ति पुनः केचिन्नासिकां तहुसंचयैः ॥३१॥ 


० 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


क्वचित्प्रदोप्तहव्याशकुण्डे पातयन्ति हा | 
ततः कटुकतैलेन  निषि#्चन्ति. कलेवरम्‌ ॥३२॥ 
फेचित्ततः समुद्धृत्य कृुमिकोटीससुत्कटे । 
क्षारपानीयसंपूरल्नवन्त्या पातयन्ति च ॥३३॥ 
फ्वचित्कण्टकवृप्षेष्वारोहणं हावरोहणम्‌ । 
कारयन्ति भर केचित्पसह्य ऋरमानसाः ॥३४।। 
अज््न॑ दुःखितात्मासा सौख्यकाभमनीषया । 
यत्र यत्र समायाति कानने पर्वतेषपि वा ॥३५॥ 
लभते तत्र तत्रायं दुःखभेव ततो5घिकम । 
इतभाग्यो जनः किंवा लमते कृत्रचित्सुखम |।३६।॥ 
तत्र कान्तारमध्येसौ निशितैरसिपत्रके! । 
क्षणन च्छिन्नगात्र: सन्‌ भृशश हन्त विषीदति ॥३७॥ 
पुनः पारदवत्तस्य शरीर॑ शकलीकृतम्‌ । 
यथापूर्व॑ भवत्येव. चित्र कम विपाकतः ।३८॥ 
अथायं पेत॑ याति शरणं भीतमानसः । 
सोडषि नूनं भिनत्येव शिलासंघाततश्चिरम्‌ ॥३९॥ 
कदाचित्कन्दरामेति प्राणत्राणमनीषया । 
तंत्र पन्‍नगरभूपालेवु श्चिकेबिंपधारिमिः ॥४ ०१ 
दुष्टो मूच्छा प्रयात्येवः भुशमात्मापराधतः । 
यावज्जीव॑ शुधादुः:खं ठृपादृःखं च सन्ततम्‌ ॥४१॥ 
क्षेत्रज॑ विविध दुःखं अुदक्तेड्यं बहुपापभाक्‌ । 


आतृतीयपृथिव्यन्तमसुरा असुराधमाः ॥४२॥ 
स्मारयन्ति पुराबेरमेतांइइ. नरकस्थितान्‌ । 
किम्क्तेनातिबहुना सारमेतत्प्रबुधष्यताम्‌ ॥४ ३॥ 


जिलोकीगतजीवानां.सर्वेषपामपि यत्सुखम । 
ततोञ्प्यनन्तभुणितं दुःखमेषां मवेदिद ॥७४।। 


तृतीयों मयूलः ९३ 


त्रिलोक्यां किश्व यद्दुःखं जायते भविनां सदा। 
अखिल तदिद्दास्येव क्वचिदेकप्रदेशके |॥४५॥। 
यच्चापि जायते दुःखमेकस्यथापीह देहिनः । 
नास्ति तत्कुत्रचिल्लोके भविनां भववर्तिनाम्‌ ॥४३॥ 


अर्थ--कहीं कोई नारकी करोंतके द्वारा शिरको विदोर्ण करते हैं तो 
कहीं कोई घनोंकी चोटोंसे उसे फोड़ते हैं ॥२५।॥| कहीं कोई बलपृव॑क 
तपाया हुआ लोहेका रस पिलाते हैं तो कहीं कोई संतप्त पुतलियोंको 
चिपटाते हैं ॥ ३० ॥ तदनन्तर कहीं कोई चिरकाल तक बहुत भारी 
भारसे भरी हुई गाड़ीको खिंचवाते हैं कही कोई त्तकुओंके द्वारा 
नाकको छेदते हैं ॥३१॥ दुःखकी बात है कि कही कोई देदीप्यमान अग्निके 
कुण्डमें गिरा देते हैं पश्चात्‌ कडुए तैलसे शरीरको सींचते हैं ॥२२॥ 
तदनन्तर कोई -अग्निकुण्डसे निकालकर करोड़ों कीड़ोंसे परिपूर्ण नदीके 
खारे पानीके प्रवाहमें गिरा देते हैं ॥३३)। कितने हो ऋर हृदयवाले नारकी 
चिरकाल तक कांटेदार वक्षोंपर बार-बार चढ़ना ओर उतरना करवाते 
हैं ॥३४॥ निरन्तर दुःखी रहने वाला वह नारको सुख प्राप्तिकी इच्छासे 
जहाँ-जहां वन अथवा पव॑तमें जाता है वहाँ-वहाँ पहलेसे भी अधिक दुःख 
को प्राप्त होता है। ठीक ही है क्योंकि भाग्यहीन मनुष्य कहाँ क्या सुख 
पाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥३५-३६॥ वह नारकी वहाँ वनके बीच 
तोक्ष्ण असिपत्रोंके द्वारा क्षणभरमें छिन्‍्न शरीर होता हुआ अत्यधिक 
दुखी होता है ॥३७॥ बड़े आश्चयंकी बात है कि कर्मोदियसे खण्ड-खण्ड 
हुआ उसका हारीर पारेके समान पुनः पहलेके समान ही हो जाता है 
॥३८॥ भयभीत हुआ यह नारकी यदि पर्व॑ंतकी शरणमें जाता है तो वह्‌ 
भी चिरकाल तक शिलाओंके समूहसे निश्चित ही खण्ड-खण्ड करने 
लगता है ॥३९॥ प्राणरक्षाकी बुद्धिसे यदि गुफामें जाता है तो विषको 
धारण करने वाले बड़े-बड़े साँपों और बिच्छुओंके द्वारा काटा जाकर 
अपने अपराधसे अत्यधिक मूर्च्छाको प्राप्त होता है। भूल और प्यासका 
दुःख तो निरन्तर जीवन भर सहन करता है ॥४०-४१॥ बहुत भारी 
पापको करनेवाला यह नारकी क्षेत्रसे उत्पन्त हुए नाना प्रकारके दु:खों को 
तो भोगता ही है तीसरी पृथिवी तक नीच असुर कुमारदेव इन नारकियों- 
को पूर्व वेरका स्मरण कराते रहते हैं। अधिक कहनेसे कया प्रयोजन है ? 
यह सार समझ लेना चाहिये कि तीनों लोकोंमें स्थित सभी जीवोंको 
जो सूख द्वोता है उससे अनन्तगुणा दुःख उन नारकियोंकों इस नरकमें 


8 सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


प्राप्त होता है ॥४२-४४॥ दूसरी बात यह है कि तीनों छोकोंमें सब जीवों- 
को सदा जो दुःख होता है वह सब यहाँ किसी एक स्थानमें ही होता है 
॥४५॥ इस नरकमें एक जीवको जो दुःख होता है वह लोकमें समस्त 
जोवोंको कहीं भी नहीं है ॥४६॥ 
आगे नरकोंमें लेश्याओंका वर्णन करते हैं-- 
आश्यद्गितीययोरत्र दृतीयायां च देहिनाम्‌ । 


लेग्या भवति कापोती नारकाणां निरन्तरम्‌ |॥४७॥ 
तृतीयाया अधोभाणशे चतुर्थ्या च ्षितों तथा | 
पठ्चम्युपरिभागे च नीला लेश्या प्रकीर्तिता ॥४८॥ 
अधोदेशे हि पतञ्चम्याः पष्खयां कृष्ण वे सा श्रुति । 


गाठकृष्णा तु सप्तम्यां प्रोक्ता लेश्या मनीषिभि! ॥४९॥ 

अर्थ--पहली, दूसरो ओर तीसरी पृथिवीमें नारकियोंके निरन्तर 
कापोशलेश्या होती है। तीसरी पृथिवीके नीचे भागमें, चौथीमें तथा 
पांचवीं पृथिवींके ऊपरी भागमें नीललेद्या कही गई है। पाँचवीं पृथिवोके 
अधोभागमें तथा छठवी पृथिवीमें कृष्णलेश्या होती है किन्तु सातवीं 
पृथिवीमें विद्वानोंने परम कृष्णलेश्या कही है । * 

भावषाथ--नरकोंमे तीन अशुभ लेश्याएँ होती हैं-कापोत, नोल और 
कृष्ण | इन तीनों लेश्याओंके जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंदा होते हैं । 
पहली पृथिवींमें कापोत लेइश्याका जघन्य अंश है, दूसरी पृथिवीमें मध्यम 
अंश है और तीसरी पृथिवीके उपरितन भागमें उत्कृष्ट अंश है। तीसरी 
पूथिवी अधोभागमें नीललेश्याका जधन्य अंश है, चोथी पृथिवीमें मध्यम 
अंछ है और पाँचवी पृथिवीके उपरितन भागमे उत्कृष्ट अंश है। पाँचवीं 
पृथिवीके अधस्तन भागमे कृष्णलेश्याका जधन्य अंश है, छठवीं पृथिवींमें 
मध्यम अंश है और सातवी पृथिवीमें उत्कृष्ट अंश है। यह सब भाव- 
लेश्याएँ हैं । इनमें होनेवाला परिवर्तन स्वस्थानगत ही होता है, परस्थान 
गत नहीं अर्थात्‌ जहाँ जो लेश्या कही है उसीके अवान्तर स्थानोंमें परि- 
णमन होता है। पूज्यपाद स्वामोके उल्लेखानुसार यह द्रव्यलेश्याएँ हूँ 
परन्तु अन्य आचार्योके अनुसार भावलेश्याएँ हो हैं । अन्य आचार्योने सब 
नारकियोंके द्रव्यलेश्या कृष्ण कही है ॥४७-४९॥ 

अब नरकोंमें ज्ञीत उष्णकी बाधाका वर्णन करते हैं--- 

उपरि ल्लितिपज्चम्या वेदना झा ष्णसंभवा । 


ततोश्यस्ताद्‌ मनेच्छीतसंभवा मविनामिह ॥५०॥ 


तुतीयों मयूल: ९५९ 
अर्थ--पहलीसे लेकर पाँचवों पृथिवीके उपरितन भाग तक ऊच्ण 
वेदना है और उसके नीचे सातवीं पृथिवी तक शीतवेदना है ॥५०॥ 
आगे नरकोंमें श्षरीरकी अवगाहना कहते हैं-- 
सप्त चापास्त्रयो हस्ता अड्मुल्यः पड़्‌ देहिनाम। 
प्रथमायां भवेन्मानं देहानां च ततः परम्‌ ॥५१॥ 
द्विगुणं द्विगुणं ज्ञेयं सर्वोत्कृष्टाया स्थितम । 
सष्तम्यां पञ्बकोदण्डशतकप्रमितं_ ततः ॥५२॥ 
अर्थ-- प्रथम पृथिवीमें नारकियोंके शरीरका प्रमाण सात धनुष तीन 
हाथ छह अंगुल है और इसके आगे प्रत्येक पुथिवीमे सर्वोत्कृष्ट रूपसे दूना- 


हूना होता जाता है, इस प्रकार दूना होते होते सातवीं पृथिवी में पाँच सौ 
धनुष हो जाता है ॥५१-५२।॥। 


अब इन पृथिवयोंमें कौन जीव कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, यह कहते 
अथोत्पादं प्रवक्ष्यामि जीवानां पापकारिणास्‌ | 
असंज्ञिनोध्न॒ जायन्ते पश्चाक्षा: प्रथमन्षितों ॥५३॥ 
प्रथेतरयोः. किज्च सरीसुपाहजन्तवः । 
जायन्ते पश्षिणस्तासु तिसुषु क्षितिप्रगाः ॥४४॥ 
चतसुस्रपपद्यन्ते सिंहाः पञ्चसु योपितः | 

पट्सु सप्तसु विजशेया मत्स्यमानवसंचयाः ॥५७॥ 
न चापि नारका देवा जायन्ते नरकेषु वे # 
बिकला: स्थावराश्चापि नोदूभवन्ति कदाचन |५६॥ 


अ्थं--आगे पाप करने वाले जीवोंकी नरकोंमें उत्पत्तिका वर्णन 
क रते हैं। असंज्ञी पज्न्चेन्द्रिय जीव पहली पृथिवीमें उत्पन्न होते हैं, सरीसपं 
नामक जीव पहली और दूसरी पृथिवीमें, पक्षी प्रारम्भ की तीन 
पृथिवियों में, साँप चार पृथिवियोंमें, पिह पाँच पृथिवयोंमें, स्त्रियाँ छह 
पृथिवियोंमें और मच्छ तथा मनुष्योंके समूह सातों पुथिवियोंमें उत्पन्न 
होते हैं [स्वयंभ्रमण समुद्र में स्थित राघव मच्छ तथा तन्दुल मच्छकी 
उत्पत्ति नियमसे सप्तम भूमिमें होती है] तारकी और देव नरकोंमें उत्पन्न 
नहीं होते । इसी प्रकार विकल॒नत्रय और स्थावर जीव भी कभी नरकोंमें 


९ सम्यक्त्वनचिन्तामणि: 


जन्म नहीं लेते। तात्पय यह है कि पड्चेन्द्रिय तियंश्व और कम्मभूमिज 
मनुष्य ही नरकों में उत्पन्न होते हैं ॥५३-५६॥ 
आगे नरकोंसे निकलकर कौन जीव क्‍या होता है, यह कहते हैं-- 
सप्तम्या उदगतो जीवस्तिय श््वेवाभिजायते । 
इतराभ्यस्तु. निस्तीर्णस्तियंशु॒ मलुजेष्वपि ॥५७॥॥ 
अर्थ--सातवीं पृथिवीसे निकला हुआ जीव नियमसे तिय॑ड््च ही होता 
है और अन्य पृथिवियोसे निकला हुआ जीव तिय॑ज्च तथा मनुष्य--दोनों- 
में उत्पन्न होता है। 
विशेधार्थ--सातवी मूमिसे निकले जीव नियमसे तियंब्च ही होते हैं 
बयोंकि वहाँ सम्पक्त्वके कालमें आयुका बंध नही होता । छठवीं पृथिवीसे 
निकले हुए जीव मनुष्य तो होते हैं परन्तु संयम धारण नही कर सकते । 
पांचवी पृथिवीसे निकले हुए जीव संयम तो धारण कर सकते 
हैं परन्तु निर्वाणको प्राप्त नहीं होते | चौथी पुथिवीसे निकले हुए जीव संयम 
धारण कर मुक्त तो प्राप्त कर सकते हैं परन्तु तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं कर 
सकते । तीसरी पृथिवी तकसे निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। यह 
नियम है कि नरकोंसे निकले हुए जीब बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती 
नही हो सकते । इन पदोंके धारक जीव स्वगंसे ही आते हैं ॥५७॥ 
आगे नरकोंमें गुणस्थान आदिकी व्यवस्था बताते हैं-- 
इहत्यानां हि जीवानां गुणस्थानचतुष्टयम्‌ । 
भवितुं शक्लुयात्‌ किज्च दशनत्रितयं तथा ॥५८॥ 
क्षायिक॑ दशन किन्तु प्रथमां नातिवतते । 
अआतृतीयबदियाता:ः. केचित्पुण्यभ्तोी जना। ॥५९॥ 
अपि व्रजन्ति तीथेस्य कतेत्व॑ किल भाग्यतः । 
भवेत्क्लीवत्वमेंवेषां नरके. बसतां सदा ॥६०॥ 
उपपादेन जन्मित्व॑ प्रशीत॑ परमागमे । 
संवृताचित्तशीतोष्णयोनय: श्वश्रयोनयः ॥६१॥ 
भवन्ति व्यासतः:ः किज्च चतुलुंक्षकुयोनय! | 
७ जिन 
नरके जन्म माभून्से प्राथयामि जिनं सदा ॥६२॥ 
अर्थ--नरकोमे उत्पन्त हुए जीवोंके पहलेसे लेकर चोथे तक चार 
गुणस्थान हो सकते हैं। ओर ओऔपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 


तृतीयों मयूलः ९७ 


तोनों सम्यग्दशंन हो सकते हैं परन्तु क्षायिक सम्यग्दशंन पहली पृथिवीका 
उल्लड्भुन नहीं करता अर्थात्‌ उसके आगे इसका सद्भाव नहीं रहता। 
तीसरी पृथिवी तक से निकले हुए कितने ही पुण्यशाली जीव भाग्यसे 
तोथकर पद को भी प्राप्त करते हैं। नरकमें रहने वाले सब जीवोंके सदा 
नपुंसकवेद हो होता है। परमागममें इनके उपपादजन्म बताया गया 
है। ये नारकी संवुत, अवित्त, शीत तथा उष्ण योनि वाले होते हैं। 
विस्ता रसे इनकी चार राख योनियाँ होती हैं ॥५८-६२॥ 
भागे उपयुक्त पृथिवियोंमें रहने वाले नारकियोंको आयुका वर्णन 

करते हैं-- 

एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदकशाब्धयो हि 

द्वाविशतिस्त्रिगुणिता दश च त्रयश्च । 
शेया परेह वसतां स्थितिरत्रह्मर्या 


रत्नप्रभाप्रमुखसप्तसु॒ मेदिनीषु ॥६३॥ 
अं --रत्नप्रभा आादि पृथिवियोंमें रहने वाले नारकियोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दश्श सागर, सत्रह 
सागर, बाईस सागर और तेंतीस सागर जानना चाहिये । नारकियोंकी 
यह अनपवर्त्य होती है अर्थात्‌ बीचमें कम नहीं होती ॥६३॥ 
अब उन्हीं पृथिवियोंमें बसने वाले नारकियोंकी जधन्य स्थितिका 
वर्णन करते हैं-- 
पूवत्र या स्थितिगुर्वी मवेद्भवभृतां शवि । 
अग्रेतनायां संप्रोक्ता रूप्वी सा किल ब्ूरिमि: ॥६४)। 
दशवपसहर्नाणि श्रथमायां. तु॒भवेत्तु सा । 


मध्यमा बहुवैचित्र्या बक्‍तुं शक्या न वत्तंते ॥६५॥ 
अथ--पूर्व पृथिवीमें रहने वाले नारकियोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति है 
वह आगेकी पुथिवीमें बसने वाले नारकियोंकी जघ॑न्य आयु आचार्योने 
कही है। पहली पृथिवीमें बसने वाले नारकियोंकी जघन्य आयु दशा 
हजार वर्षकी है। मध्यम स्थितिके बहुत भेद हैं अतः उसका कथन नहीं 
हो सकता । संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि जघन्य स्थितिके 
ऊपर एक समयसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिमें एक समय कम तक मध्यम 
स्थिति कहलाती है ॥६४-६५॥ 


९८ सम्यक्‍त्व-चिन्तामणि: 
आगे नरकोंमें उत्पन्न होनेका विरहृकाल कितना होता है, इसका 
बर्णन करते हैं-- 
मुहर्ता द्वादश ज्ञेया: सप्त रात्रिदिनानि च । 
पक्षो मासशच मासों दो चत्वार: पट च ते तथा ॥६६॥॥। 
आर्या 
इत्युत्कृष्टेन मत: प्रोक्तो रत्नप्रभादिषुथ्वीष । 
उपपादकालबिरहों हीनः सर्वत्र समयोध्सो ॥६७॥ 
अथे--रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें उत्पन्न होनेका विरहकाल 
उत्कृष्ट रूपसे क्रमश. बारह मुहत्ते, सात दिन-रात, एक पक्ष, एक मास, 
दो मास, चार मास और छह मास है। जघन्य विरहकाल सवंत्र एक 
समय है ॥६६--५१७॥ 
इस प्रकार नरकगति मार्गंणाका वर्णन पूर्ण हुआ । 
आगे तियेज्चगति मार्गंणाका वर्णन करते हैं-- 
तियग्गत्युद्याज्जीवा जायन्ते यत्र संसृतौ। 
असौ तियंग्गतिः प्रोक्ता ग्रचिताइमितमायया ।॥।६८।। 
मायाविषधरीदष्टा मृठा ये किल जन्तवः । 
नित्यमुत्पद्मानास्ते. सहन्ते वेदनामिद्द ॥६९।। 
यददुःखमिह जीवानां जायते जगतीतले। 
तत्त निःशेषतों वक्‍तुं को रसनासहस्रभाक्‌ ॥७०॥ 
सामान्यतोी भवेदेषां निवासी विष्टपत्रये । 
वियग्लोके विशेषेण प्रगीत: पूर्वपण्डितै: ॥७१॥ 
नारका निजजराइचापि तियंज्चों मनुजास्तथा । 
यथाभाग्यं लभन्तेध्त्र देहितां देहदाहिनीस ॥७०॥ 
तियेज्चो5पि यथाक्रृत्यमाप्लुवन्ति शरीरिताम्‌ । 
श्वाश्रे सुरे नरे चापि तिरशचां निकुरम्बके ॥७३॥।। 
भवेदेषां. गुणस्थानपञ/्चक॑ स्वतोड्धिकम्‌ । 
दशनत्रितयं चापि प्रोक्‍्त॑ प्रज्ञापनेरवरेः ॥७४॥ 


तृतीयों मयूलः ९ 


छिल्तत्रयी मपेदेषां अन्मोपपादमन्तरा । 
शिष्टद्यं बुपैरुक्त॑) योनयश्चाखिला मताः ॥७०॥ 
भवन्ति व्यासतः किन्तु इथग्रपष्टिसुछक्षका: । 
फर्मभूमिषप संरूब्धशरीरा.. इतरे. पुना ॥७६॥ 
भोगभूमिष संप्राप्तामन्दसातसमूहकाः 
केचिदेकेन्द्रियाः केचिद्‌ द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाः परे ॥७७॥। 
चतुरक्षमुत: केचित्‌. केचित्पस्चेन्द्रिया अपि | 
केचिन्मनोयुताः केचिन्सससा  रहिताश्च ते ॥७८॥ 
केचित्पानीयगाः केचिन्मेंदिनीतलगामिनः । 
फेचिदम्बरसंचारा भवन्त्येतेष देदिन: ।१७९॥ 
परा. स्थिति्भवेदेषां त्रिपलयोत्तलिताइपरा । 
अन्तमु हृत॑संमाना विविधा मध्यमा तु सा ॥<८०॥ 


अथ--इस संसारके बीच तिर्यश्चगतिनामकर्मक्े उदयसे जीव 
जिसमे उत्पन्न होते हैं वह ॒तियंश्वगति कही गई है | यह गति बहुत भारी 
मायासे युक्त होती है ॥६८॥ निशचयसे जो अज्ञानी जीव, मायारूपी 
नागिनके द्वारा डशे जाते हैं वे इस तियंञ्चंगतिमें उत्पन्न होकर निर- 
न्तर दुःख सहन करते हैं ॥६९॥ पृथिवीतलपर तियंअ््चगतिमें जीबोंको 
जो दुःख होता है उसे सम्पूर्णरूपसे कहनेके लिये हजारजिह्नावाला शेष- 
नाग कौन होता है? अर्थात्‌ उसमें भी ति्य॑ञजचगतिका समस्त दुःख 
कहनेकी शक्ति नहीं है ॥७०।॥| सामान्‍्यसे तियंज्योंका निवास तीनों लोकीं- 
में है परन्तु विशेषरूपमे पूर्व विद्वानोंने मध्यमलोकमें कहा है ॥७१॥ नारकी, 
देव, तियंड्च तथा मनुष्य--चारों गतियोंके जीव अपने-अपने भाग्या- 
नुसार इस तिर्यञ्चगत्तिमें दु खदायक जन्मको प्राप्त होते हैं ७२।। और 
तियंञच भी अपनी-अपनी करनीके अनुसार नारकी देव मनुष्य तथा 
तियंक्समूहमे जन्म प्राप्त करते हैं ॥७३॥ तियंड्चोंके अधिक-से-अधिक 
प्रारम्भके पाँच गुणस्थान होते हैं तथा विद्यारूपी धनके स्वामी विद्व- 
ज्जनोंने तियंञ््चोके तीनों सम्पग्दर्शन कहे हैं (परन्तु क्षायिक सम्यग- 
दर्शन भोगभूमिज तिय॑ज्चोंके ही सम्भव होता है) ॥७४॥ तियंज्चोंके 
तीनों लिंग होते हैं। उपपादके सिवाय शेष दो अर्थात्‌ गर्भ और संमूच्छेन 
जन्म होता है । संक्षेपमें समी योतियाँ हैं किन्तु विस्तारसे बासठ लाख 


१०० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
योनियाँ कही गई हैं । कोई जीव कमंभूमियोंमें जन्म लेते हैं कोई अत्य- 
घिक सुखसमूहको प्राप्त करते हुए भोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं। इनमें 
कोई जीव एवेनिद्रिय हैं, कोई द्वीन्द्रिय हैं, कोई त्रीन्द्रिय हैं, कोई चतुरि- . 
न्द्रिय है, कोई पञ्चेन्द्रिय हैं, कोई मन सहित हैं, कोई मन रहित हैं, 
कोई जलरूचर हैं, कोई भूमिचर हैं और कोई नभश्चर हैं। तिय॑श्चोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्यकी और जघन्यस्थिति अन्तमुंह्तं की है। 
मसध्यमस्थिति अनेक प्रकारकी है ॥७५-८०॥ 

इस प्रकार तिय॑ज्चगतिका वर्णन पूर्ण हुआ । 


आगे मनुष्यगति मार्गंणाका वर्णन करते हैं-- 
गोधगत्युदये नूनं जायते किल या गतिः। 
गतिः सा मालुषी ज्ञेया गतिविच्छेदवाओ्छिमिः |८१॥ 
अल्पारम्भतया नित्यं मितग्रन्थतयापि वा । 
मन्दत्वाच्च कषायाणां चेतता सरला नराः: ॥८२॥ 
लभन्ते तत्र जन्मानि पृण्यपाकप्रवर्तिताः । 
पुराकृतने माग्येन भजन्तीदई सुखासुखे ॥८३॥ 
अथे--निशचयसे जो गति मनुष्यगतिनामकर्मके उदयसे होती है वह 
गतिविच्छेदके इच्छुक मनुष्योंके द्वारा मनुष्यगति जाननेके योग्य है 
॥८१॥ निरन्तर अल्प आरम्भ रखनेसे, सीमित परिग्रह रखनेसे, और 
कषायोंकी मन्दतासे, सरल चित्तसे युक्त तथा पुण्योदयसे प्रेरित जीव 
उस मनुष्यगतिमें जन्मको प्राप्त होते हैं तथा पू्वक्ृंत कर्मके अनुसार 
सुख और दु:खकी प्राप्त होते है ।८२-८३॥ 
अब मनुष्योंके भेद कहते हैं-- " 
अथायंम्लेच्छमेदेन.. द्विप्रकारा भवन्ति ते। 
भवन्त्यार्या महामान्या माननीयशुणाश्रया। ॥८४॥ 
केचि तत्रद्धिंसम्पन्ना! केचनानृद्धिसंयुताः । 
तपोबुद्धथोषधाक्षीणविक्रियारसशक्ति मिः ॥८५॥ 
सप्तधा ऋद्धिसंपन्‍नाः प्रोक्‍्ताः प्रज्ञानशालिमिः । 
भवन्ति क्षेत्रचारित्र जातिदर्शनकम भिः ॥॥८६॥ 


तृतोयो मयूख:ः १०१ 


पञ्चधा हि परे तेष्‌ त्रिविधा: क्षेत्रजाः पुनः । 
उत्तमाधममध्यायमेदती._ छबि.. विश्रुताः ॥८७॥ 
अरथ---आये और म्लेच्छोंके भेदसे वे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं। 
उनमेंसे महामान्य तथा माननीय गुणोंके आधारभूत मनुष्य आर्य कह- 
लाते हैं। कोई आये ऋद्धियोंसे सम्पन्न हैं और कोई आर्य ऋद्धियोंसे 
सम्पन्न नहीं हैं। ऋद्धि सम्पन्न मनुष्य, श्रेष्ठ ज्ञानसे शोभित गण- 
धरादिके द्वारा तप, बुद्धि, औषध, अक्षीण, विक्रिया, रस ओर शक्ति 
इन सात ऋट्धियोंके भेदसे सात प्रकारके कहे गये हैं। अनुद्धि प्राप्त मनुष्य 
क्षेत्र, चारित्र, जाति, दशंन और कमंके भेंदसे पाँच प्रकारके कहे गये 
हैं। उनमे जो क्षेत्रज आय॑ हैं वे पुथिवी पर उत्तम, मध्यम और जघन्यके 
भेदसे तीन प्रकारके प्रसिद्ध हैं ॥८४-८७॥ 
अब तीन प्रका रुके क्षेत्रा्योंका वर्णन करते हैं--- 


अत्र केचिन्ना भोगभूमिजाः किल भूतले। 
मवन्ति मोगनिष्णाता जिनेन्द्राराधनोब्यवाः ॥८<4॥ 
पुरा. सम्पादितश्रेष्ठपुण्यमूतिनिभा अवि | 
भ्ब्जते ते सदा भोगान्‌ स्वगंभूरुहसंभवान्‌ ॥८९॥ 
तप्तकाञ्च नसंकाशकायकान्तिमनो हराः । 
अष्टमभक्तका हारास्त्रिपल्योपमजी विताः ॥९०॥ 
क्रोशत्रयस मुत्सेधा! कुरुक्षेत्रनिवासिन: । 
उत्तमास्तेषु कथ्यन्ते. श्यायनामविनिःश्रुताः ॥९१॥ 
रत्नत्रयपवित्रेषु पात्रेप्तमनामसु । 
वपुषा. मोक्षवर्त्मान॑ दर्शयत्सु तपस्विषु ॥९२॥ 
श्रद्धातुष्टथादिसम्पत््या यथाकाल्॑ यथागमम्‌ । 
स्वस्थातिसजनादेषु जायन्ते खलु मानवाः ॥९३॥ 


हरिवर्षभवा: केचि त्कम्बुकान्तिकलेवराः । 
क्रोश्ह्यस मुत्सेधा द्विपल्योपमितायुष: ।।९४॥। 
प्रवत्तपष्ठकादारा: कल्पवक्षतलूस्थिताः । 


जिताक्षा जितकोपाशाः स्थितपूर्वाभिमाषिण; |॥९७५॥ 


१०२ सम्यक्त्ब-चिन्तामणि: 


वाञ्छाबेलासप्॒वृभूतनानाभोग मनोहराः । 
मध्या्या यभिधीयन्ते. चित्रचातुयंचारबः |९६॥। 
सम्यग्दशनसंशुद्धश्नावकब्रतश्ालिनि । 
दयातरह्लिणीनीरपूरनिध्‌ तकल्मपे ॥९७॥ 
मध्यमे भाजने दत्तदानमाहात्म्यलेशतः | 
जायन्ते देहिनो छात्र. सुखसंघातसंगताः ॥९८॥ 


केचिद्वेमवर्तोी ड्रताः क्रोशमात्र समनच्छिता: । 
नीलोत्पलदलश्यामशरीरा बहुशोमिनः ॥९९॥ 
अमन्दानन्दसंदोहसंयुताः स्मितशालिनः । 
चतुर्थ भक्तकाहारा एकपल्यमितायुष:. ॥१००॥ 


वृतीयपात्रसंदत्तदानपृण्यप्रव्तिता: | 
निगद्यन्ते तृतीयायां नित्यं कन्दलितोत्सवाः ॥१० १॥ 


अरथ--इस पृथिवीपर कितने ही मनुष्य भोगभूमिज होते है जो निर- 
न्तर भोगोंमे निष्णात रहते हैं तथा जिनेन्द्र देवकी आराधनामे तत्पर होते 
है ॥८८॥ जो पूर्वोपाजिंत श्रष्ठ पुण्यकी मूर्तिके समान पृथिवीपर सदा 
कल्पवृक्षोसे समुत्पन्न भोग भोगते है ॥८९॥ ताये हुए सुबर्णके समान 
शरौरकी कान्तिसे मनोहर रहते हैं, तीत दिनके अन्तरसे आहार करते 
हैं, तीन पल्‍्यकी आयुबाले होते है, तीन कोश ऊँचे होते हैं और देव- 
कुरु तथा उत्तरकुरु क्षेत्रमे निवास करते हैं वे उन आर्योमे उत्तमार्य॑ 
कहे जाते है । जो रत्नत्रयसे पवित्र है और दरीरसे मोक्षमार्ग दिखा 
रहे है अर्थात्‌ जिनकी शाल्त मुद्रा देखकर लोग स्वयं समझ लेते है कि 
यही मोक्षमार्ग है, ऐसे उत्तम पात्र नामवारूक तपस्वी मुनियोंकी श्रद्धा, 
तुष्टि आदि गुणोंके साथ यथासमय आगमानुसार आहार आदि स्वकीय 
बस्तुओके देनेसे मनुष्य इन उत्तमायेमि उत्पन्न होते हैं ॥९०-५३॥ 


जो हरिबषं ( और रम्यक ) क्षेत्रमें उत्पन्न हैं, शल्लके समान कान्ति 
वाले शरोरसे सहित हैं, दो कोश ऊँचे हैं, दो पल्यकी आयुवाले हैं, दो 
ददिनके अन्तरसे आहार करते हैं, कल्पवृक्षोंके नीचे निवास करते हैं, 
जितैन्द्रिय तथा जितकषाय हैं, मन्‍्द हासपूर्वक वार्तालाप करते हैं, इच्छा 
करते ही प्राप्त होते वारे भोगोंसे मनोहर हैं और बाना प्रकारकी चतुराई 


तुलीयो मयूल: १०३ 
से सुन्दर हैं, वें मध्याय कहलाते हैं ॥९४-९६॥ सम्यग्दशंनसे शुद्ध 
श्रावकके ब्रतोंसे सुशोभित तथा दयारूपी नदोके जलप्रवाहसे पापरूपी 
कालिमाकों धोने वाले मध्यम पाज्रके लिये दिये हुए दानकी महिमा 
के अंशसे इन मध्यमार्योमें जीव उत्पन्न होते हैं ओर बे निरन्तर सुख- 
समूहसे युक्त रहते हैं ॥९७-९८॥ 

जो हैमवत (और हैरण्यवत) क्षेत्रमें उत्पन्त हैं, एक कोश ऊँचे हैं, नील 
कमलकी कलिकाके समान श्यामल शरीर वाले हैं, अतिशय शोभाय- 
मान हैं, अमन्द आनन्‍्दके समूहसे रहित है, मन्‍्द मुसकानसे सुशोभित 
हैं, एक दिनके भ्षन्‍्तरसे आहार करते हैं, एक पल्‍्यकी आयु बाले हैं, 
तृतीय पात्र अर्थात्‌ अविरतसम्य्दृष्टि मनुष्योंको दान देनेसे उत्पन्न 
हुए हैं और निरन्तर उत्सव करते रहते हैं वे तुतीयायं जघन्य आये कहे 
जाते हैं ९९-१० १॥ 
चारित्रार्थ-- 

चारुचारित्रिचन्द्री यचन्द्रिकाचितचेतसः । 


चारित्रार्याश्चरन्ती ह केचिदौचित्यचारबः ॥१०२॥ 
अर्थ--जिनका चित्त उत्तम चारित्ररूपी चन्द्रमाकी चाँदनीसे व्याप्त 
है तथा उचित प्रवृत्तिसे मनोहर हैं ऐसे कोई चारित्रार्य इस जगत्‌में 
विचरते हैं ॥१०२ 
जात्याय॑ 
जगतीजातपूज्यासु जाता जातिषु जातुचित्‌ । 
जात्यार्याः संप्रजायन्ते जनाः केषपि सभाजिता; ॥१०३॥ 
अर्थ--जो पृथिवीतलूपर उत्पन्न हुए मनुष्योंसे पुजतोय जातियोंमें 
कदाचित्‌ उत्पन्न होते हैं ओर सवेत्र सनन्‍्मानको प्राप्त होते हैं ऐसे कोई 
जीव जात्याय॑ कहलाते हैं ॥१०३॥ 


कर्मा्थ-- 
कमनीयं हि कुर्बाणाः कर्म किम्चन केषपि च। 
कर्मार्याः किल कौत्यन्ते कृतकर्मकलेवरेः ॥१०४॥। 


, अरथ-- जो निदचयसे किसी अनिवंचनीय कर्म-कार्यको करते हैं वे 
कमरूप शरी रको नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कर्मायं कहे 
जाले हैं ॥१०४।। 


श्०४ सम्यक्त्व-चिल्तामणि: 


दर्शातायं-- 
सदर्शनाश्रितं येषाँ मानसं अश्रबि विश्वुतम्‌ । 
दृश्यन्ते दश्शनार्यास्‍्ते. दर्शनाइंसुदृष्टयः ॥१०५॥ 
अथे--जितका हुदय सम्यग्दर्शनसे युक्त होकर पृथिवीमें प्रसिद्ध हुआ 
है वे दर्शनके योग्य सम्यग्द्शनसे सहित दर्शनाय देखे जाते हैं ॥१०५॥ 


स्लेखछ--.- 

धर्मकर्मबहिर्याता दुर्भावाश्रितदुह दः । 
म्लेच्छास्ते मानवाः प्रोक्‍्ता दक्षा ये पापकर्मत् ॥१०६॥ 
तत्रान्तद्वीपजाः केचित्‌ केचन कर्मभूमिजाः 
इत्थं द्विधा भवन्त्येते म्लेच्छा दीक्षापराद्युखाः ॥१०७॥ 
अन्तद्वीपेष जायन्ते म्लेच्छा ये स्लानबुद्धयः 

- अन्त्पसमुद्भूताः प्रोच्यन्ते ते सुश्रिभिः ॥१०८।॥ 
पलयोपमायुषः सर्वे सर्वे वेरूप्यद्षिता: | 
कुपात्ररानमाहात्म्यादाप्लुवन्ति. सदाष्सुखम्‌ ॥१०९॥ 
एते कुमोगभूम्युत्था म्लेच्छनामधरा नराः 
सृत्वा देवत्वमायान्ति विचित्रा कमंसन्ततिः ॥११०॥ 
आर्येतरपश्वखण्डेष जाता ये तेज्पि मानवाः 
क्षेत्रस्लेच्छा: प्रकथ्यन्ते ख्रिभिः श्रृतधारिमिः ॥१११॥ 
पुलिन्दप्रमुखा. शेया:  कर्मभूमिसमुद्धवाः 
एवं द्वेधा नराः श्रोक्ता अथो वच्मि तदाश्रयम्‌ ॥११२॥ 


अथ--जो धर्म-कर्मंसे दूर हैं, जिनके दुष्ट हृदय नाना प्रकारके खोटे 
भावोंसे सहित हैं तथा जो पापकार्योंमें कुशल हैं बे म्लेच्छ मनुष्य कहे गये 
हैं । कोई म्लेच्छ अन्तद्वीपज है और कोई कमंभूमिज है । इस प्रकार वे 
म्लेच्छ दो प्रकारके हैं। वे म्लेच्छ दीक्षासे विमुख होते हैं । मलिन बुद्धिके 
धारक जो म्लेच्छ अन्त्ीपोंमें उत्पन्न होते हैं वे उत्तम आचार्योके द्वारा 
अन्तद्वोपज म्लेच्छ कहे जाते हैं। ये सब एक पल्यकी आयु वाले होते 
हैं, शरीरसे विरूप होते हैं तथा कुपात्रदानके प्रभावसे सदा दुःख भोगते 
हैं। ये कुमोगरभूमिमें उत्पन्न म्लेच्छ नामधारी मनुष्य मरकर देव पदको 


चना 


तृतीयो मयूलः १०ष 


प्राप्त होते हैं सो ठीक हो है क्योंकि कमोंकी सन्‍्तति विचिन्न होती है। 
आय॑ खण्डके सिवाय भरतादि क्षेत्रोंमें जो पाँच म्लेचछ खण्ड हैं उनमें ही 
उत्पन्न हुए जोव श्रुतके धारक आचार्योके द्वारा क्षेत्रम्लेच्छ कहे जाते 
हैं। भील, शक, यवन आदि मनुष्य कमंभूमिज म्लेच्छ जानना चाहिये। 
इस तरह दो प्रकारके मनुष्योंका कथन किया । अब आगे इन मनुष्योंके 
निवास स्थानका वर्णन करते हैं।।१०६-११२॥ 

आगे लवणसमुद्रसे वेष्टित जम्बूद्ीपको आदि लेकर असंख्यात द्वीप- 
समुद्रोंका वर्णन करते हैं-- 


चलत्कल्लोलमालाभिगंगनं किल. चुम्बता । 


पाठीनोद्वतनोद्धिन्नशीकरासारशो भिना ॥११३॥ 
कूजत्कादम्बचक्राज़्चक्रवाकबिरा जिना | 
दीव्यद्देवाड्नादिव्यदेहदीधितिहारिणा ॥११४॥ 
उद्भ्रमन्मेघसंघातविदितोल्लीचचारुणा | 
नैकरत्नमयूखालिशालिवेलाबिशोभिना ॥११५॥ 
वासिताशेषकाष्ठान्त तटीकाननकन्तुना | 
युगयोजनलक्षात्ममानमण्डित भूजिना ॥११६॥ 
प्रस्फुटत्पत्म पुज्जेन विद्रुमोच्चयशालिना । 


जडात्मना सुबृत्तेन लवणोदन्बता परम ॥११७॥ 
जम्बूद्वीपप परीतो5स्ति जम्बूइक्षोपलक्षितः । 
लक्षयोजनविस्ती्ण हन्दिरामन्दिरोपम/ ।॥॥११८॥ 
आदित्यमण्डलाकारो मेरुमण्डितमध्यभू: । 
धातकिस्तं परीत्यास्ते त॑ च कालसरित्पतिः ॥११९॥ 
पुष्करस्तं च तमपि पधृष्करोदों विराजते। 
आवेष्टथ त॑ स्थितो द्वीपो वारुणीवरनामकः ॥१२०॥ 
त॑ वारुणीवर: सिन्धुः समाघृत्य विशोभते। 
अस्ति क्षीरवरों हीपस्ततः क्षीरपयोनिधि: ॥१२१॥ 
दीपो . घृतवरस्तस्मात्सपिष:. सागरस्ततः | 
ततश्वेशुवरा दीप: समुद्रहचेक्षुसंश्क! ॥१२२॥ 


१०६ सम्यक्रबर्नचम्तामणिः 


नदीश्वरस्ततो हीपस्ततो नन्‍्दीश्वराणंव: | 
हीपो5रुणवरस्तस्मादरुण:.. सागरस्ततः ॥१२३॥ 


एवं द्विगुणविस्तारा असंझ्या द्वीपसागराः। 
स्वयंधूरमणं यावज्‌ ज्ञेयाः सर्वक्ञमाषिता: ॥१२४॥ 


अरथं--जो चञ्चल लहरोंके समूहसे आकाशका चुम्बन कर रहा है, 
मछलियोंके उछलनेसे उत्पन्न जलकणोंकी वर्षासे सुशोभित है, छाब्द 
करते हुए वदक, हंस और चकवोंसे विराजमान है, क्रीडा करती हुई देवा- 
ज्भनाओंके सुन्दर शरीरकी कान्तिसे मनोहर है, ऊपर मँडराते हुए मेघ- 
समूहके द्वारा निरमित चंदेवासे सुन्दर है, अनेक रत्नोंकी किरणावलीसे 
सुशोभित तटसे शाभायमान है, समस्त दिशाओंको सुगन्धित करने वाले 
तटस्थित उपवनोंसे रमणीय है, दो लाख योजन विस्तार वाले आकारसे 
युक्त है, विकसित कमलोंके समूहसे सहित है, मूंगाओंकी राशिसे शोभाय- 
मान है त्तथा जडात्मा--मूर्ख (पक्षम जलरूप) होकर भी सुवृत्त --सदा- 
चारसे सहित (पक्षमें गोल) है, ऐसे लवणसमुद्रसे घिरा हुआ जम्बूह्ीप 
है। वह जम्बूद्वीप जम्बूबुक्षसे सहित है, एक लाख योजन विस्तार वाला 
है, लक्ष्मीके मन्दिरके समान है, सुययंमण्डलके आक्कार है और मेरुपवेत- 
से सुशोभित मध्यभागसे युक्त है। लूवणसमुद्रको घेरकर धातकी द्वीप है, 
उसे घेरकर कालोदधि समुद्र है ॥११३-११९।। उसे घेरकर पुष्करवर 
द्वीप है और उसे घेरकर पुष्करवर समुद्र शोभायमान है। उसे घेर कर 
वारुणीवर द्वीप स्थित है और उसे घेर बारुणीवर समुद्र सुशोभित है । 
तदनन्तर क्षीरवर द्वीप है उसके आगे क्षीरवर समुद्र है, फिर धृतवर द्वीप 
है, उसके आगे घृतवर समुद्र है, फिर इक्ष॒वर द्वीप है उसके आगे इक्षुवर 
समुद्र है, पश्चात्‌ ननन्‍्दीश्वर द्वीप है, उसके आगे नन्दीश्वर समुद्र है, और 
उसके आगे अरुणवर द्वीप तथा अरुणवर समुद्र है। इस प्रकार सर्वज्ञ- 
भाषित दूने-दुने विस्तार वाले, असंख्यात द्वीप और समुद्र स्वयंभूरमण 
समुद्र तक जानना चाहिये ॥१२०-१२४॥ 


आगे जम्बूद्वीपके सात क्षेत्रों और छह क्ुछाचलोंका उल्लेख करते 
भरतो हैमवतको हरिश््वचापि विदेहकः । 
रम्यको रम्यताधारो. हैरण्यवतकस्तथा ।॥|१२५७॥। 


तुतीयों मयूख: १०५ 
ऐराबतशच सप्तेते जम्बूदीपे यथाक्रमम्‌ । 


सुषमाभारसंछनना वर्षा: सन्ति सदातनाः ॥१२६॥ 


हिमवांश्च महाहिमवान्‌ निषधो नीलरुक्मिणो । 
शिखरी चेति विजेयास्तद्िभाजकभूघरा: १२७॥ 


सर्वेब्प्येत महातेजोमणिपुज्जप्रमासिताः । 
उपयधः समाकाराः शृज्ञनुन्ननभोष्न्तराः ॥१२८॥ 


पूर्वापो प्रयोराशी वगाह्मावस्थिता इसमे । 
मेदिनीमानदण्डाभा सासन्ते भूरिवेमवा: ॥१२९॥ 


भर्माम; प्रथमस्तत्र द्वितीयों धवलग्रभः । 
तपनीयनि भश्चान्यश्चतुर्थो गरुडप्रम: ॥१३०॥। 


पश्चमो रजताकारः पष्ठो हेममयरतथा | 
पद्मएइचापि महापत्नस्तिगिष्झः केसरी तथा ॥१३१॥ 


पुण्डीीको महापूबंः प्रण्डकीको यथाक्रमम्‌ । 
कासारास्तत्र वर्तन्ते हिमवत्प्रमुखादिषु ॥१३२॥ 


अय--भरत, हैमबत, हरि, बविदेह, सुन्दरताका आधार रम्यक, 
हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र जम्बूद्वीपमें क्रससे स्थित है। सुषमा- 
के समूहसे आच्छादित अर्थात्‌ अत्यन्त शोभायमान तथा अनादिनिधन हैं 
॥१२५-१२६॥ हिमवानु. महाहिमबानू, निषध, नील, रुकमी और शिखरी 
ये छह उन क्षेत्रोंका विभाग करने वाले पवब॑त हैं ॥(२७।। ये सभी पव॑त 
महादेदीप्यमान मणियोंके समूहसे सुशोभित हैं, ऊपर नीचे तथा बीचमें 
समान आकार वाले हैं, शिखरोंके द्वारा आकाशके मध्यको विदी्ण करने 
वाले हैं, पृवं-पदिचिम समुद्रमें अवगाहुन कर स्थित हैं, बहुत भारी वेभव- 
से सहित हैं तथा पृथ्वीके मानदण्डके समान जान पड़ते हैं ॥१२८--१२५॥ 
उन पव्व॑तोंमे पहला पर्वत सुबर्णके समान पीला है, दूसरा धवल वर्णका 
है, तीसरा संतप्त सुवर्णके समान है, चौथा गरड मणिके समान है, पाँचवाँ 
चाँदीके आकार वाला है और छठवाँ सुबर्णमय है। पद्म, महापश्च, 
तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरोक ओर पुण्डरीक यह छह सरोवर ऋमसते 
उन हिमवान्‌ आदि पव॑तों पर स्थित हैं ॥१३०-१३२॥ 


१०८ सम्यकक्‍्त्व-चिन्तामणि: 


अब उन सरोवरोंमें स्थित.कमल तथा उनमें रहने वाली देवियोंका 
वर्णन करते हैं--- 


सहस्रयोजनायामः प्रथमश्वाघ विस्तरः । 
आतिगिञुछ द्विगुणिता उत्तरा दक्षिणोपमाः ॥१३३॥ 
दशयोजनगाम्मीयं:. प्रथमश्च तदुत्तरा: । 
द्विगुणा आदतीयान्तमुदीच्या दक्षिणोपमा: ॥॥१३४॥ 
प्रथमे योजनं पक्म॑ दवितीये युगयोजनम्‌ । 
तृतीये चापि विक्ञेयं युगलद्वन्द्रयोजनम्‌ ॥१३५॥ 
पू्वंतुल्यान्युदीच्यानि प्रस्फुरन्ति निरन्तरम्‌ । 
पिड्किज्जल्कपुज्जेन. मज्जुलान्यखिलान्यपि ॥१३६॥ 
तदीयकर्णिकामध्यप्रान्तमागनिवेशिन: । 
शारदेन्दुनिभा: क्रोशायामा: क्रोशाधंबिस्तरा: ॥१३७॥ 
देशोनक्रोशकोत्सेघाः सन्ति सौधा: शुभावहा: । 
कीर्तिबंद्धिल 
तत्र श्रीह्ी४ंति: बेद्धिलक्ष्मी यथाक्रमम्‌ ॥१३८॥ 
देव्य4 पत्यायपः. सामानिकपारिषदाइता: । 
अमन्दानन्दसन्दोहतुन्दिला निवसन्ति ता: ॥१३९॥ 
अर्थ---पहला सरोवर एक हजार योजन गहरा ओर पाँचसौ योजन 
चौड़ा है । तिगिञछ पर्य॑न्त दूने-दूने विस्तार वाले हैं और उत्तरके सरोवर 
दक्षिणके समान हैं। पहला सरोवर दश योजन गहरा है, उसके आगे 
तीसरे सरोवर तक दूने-दुने गहरे हैं और उत्तरके सरोवर दक्षिणके समान 
हैं ॥१३३-१३४॥ प्रथम सरोवरमें एक योजन विस्तार वाला, दूसरे 
सरोवरमे दो योजन विस्तार वाला और तीसरे सरोवरमें चार योजन 
विस्तार बाला कमल है। उत्तर दिशाके कमल पूबे कमलोंके समान 
विस्तार वाले हैं। ये सभी कमल निरन्तर विकसित रहते हैं और पीली 
केशरके समूहसे मनोहर हैं ॥१३५-१३६॥ 
उन कमलोंकी कर्णिकाके मध्यभागमें स्थित, शरदऋतुके चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल, एक कोश लम्बे, आधा कोश चौड़े ओर कुछ कम एक 
कोश ऊँचे उत्तम भवन हैं। उन भवनोंमें क्रमसे श्री, ही, धृति, कीति, 
बुद्धि और लक्ष्मी ये छह देवियाँ निवास करतो हैं। ये देवियाँ एक पल्यकी 


तृतोयों मयूलखः. . . १७६, 
आयुवाली, सामातिक तथा पारिषद जातिके देवोंसे घिरीं तथा बहुत 
भारी आनन्दके समूह युक्त होती हैं ॥१३७-१३५९५॥ 

आगे चोदह महानदियोंका वर्णन करते हैं-- 
गड्भासिन्धू ततो रोहिद्रोइितास्ये सुविस्त॒ते | 
दे हरिद्वरिकान्ते च सीतासीतोदके तथा ॥१४०॥ 
ते नारीनरकान्ते च स्वर्णरूप्यककूलके । 
रक्तारक्तोदके दे हे. खबन्‍्त्यो क्षेत्रसप्तके ॥१४१॥ 
युगले पूर्वंगा: पूर्वा: शेषा: पश्चिमगा मता: । 
ए ध्> 
चतुदशसहस्रात्मपरिवा रपरिश्षिते ॥१४२॥ 
गड्भासिन्धू ततो इन्द्रत्रयं द्विगुणितश्चितम्‌ । 
उत्तरा दक्षिणातुल्या सरितां युगलत्रयी ॥१४३॥ 
अथ--गज्भा-सिन्धु, रोहित्‌-रोहितास्था, हरित्‌-हरिकान्ता, सीता- 
सोतोदा, नारी-नरकान्ता, स्वर्णकूला-रूप्पूकूला, और रक्‍ता-रक्‍तोंदा, 
दो-दोके युगलमें ये चौदह नदियाँ उपयुक्त सात क्षेत्रोंमें बहती है। प्रत्येक 
युगलकी पहली नदी पु दिशाकी ओर बहती है और दूसरी नदी पश्चिम 
की ओर जाती है। गद्भा और सिन्धु नदीका युगल चौदह हजार सहा- 
यक नदियोंसे सहित है आगेके तीन युगल दुनी-दूनी नदियोंसे सेवित हैं। 
उत्तरकी नदियोंके तीन युगल दक्षिणके तीन युगलोंके समान हैं ॥१४०- 
१४३॥। 
आगे भरतादि क्षेत्रोंके विस्तार आदिका वर्णन करते हैं--- 
नवतिशतमाग: _स्याज्जम्बूद्वीपस्य दक्षिणे । 
भरतो भूरिमूतीनामाश्रयः सुगुणे: श्रित: ॥१४४॥ 
आविदेह॑ ततो वरषंधरवरश्रुबोषपि च॑ । 
गुणितबि पूव॑सद्ि 
द्वाभ्यां वेस्तारास्तदग्रधा: जमा: ॥१४५॥ 
आश्येडन्तिमे तथा क्षेत्र बृद्धिदानिचयप्रदे । 
उत्सपिंण्यवसर्पिण्यी पक्षयुग्मसुसदुशे ॥१४६॥ 
बर्तेते एव नान्यत्रावस्थिता ह्मन्यभूमयः । 
गज्जासिन्धुस्वन्तीम्या विजर्याधनगेन च ॥१४७॥ 


११० सम्यक्स्व-चित्तामणि: 


मण्डित॑ खण्डितं पोढ्ठा भारत खल विधते। 
मच्यमं॑ शकलं तत्र ह्यायक्षेत्र समुच्यते ॥१४८॥ 
इतरत्पश्चक॑ जय म्लेच्छपूरुपसंश्रितम्‌ । 
विदेदस्तन्महाक्षेत्रं चतुर्थ. जगतीतले. ॥१४९॥ 
* राजते यत्र सोक्षस्याजल्न॑ पन्थाः प्रवतते | 


लक्षेकयोजनो स्सेधस्तृ ज्रशृज्ञविशोमितः ॥१५०॥ 
नन्दनादिवनाकीण शातकुम्मकलेवरः 


यस्य भूषयते मध्य महामेरुः सुदशनः ॥१५१॥ 
द्वात्रिंशअल्च भिदा यस्य सन्ति शलधुनीकृताः 
देवोत्तरकुरू मुकत्वा विदेदे सकलेप्प्यदों ॥|१५२॥ 
संरूयेयहायनायुष्का मत्यां भद्रा भर्वान्ति हि। 
ऐराबतं मवेरक्षेत्रं मरतेन सम॑ सदा ॥१०३॥ 
अस्यादिकर्मपटकेन जीवा जीवन्ति तत्ज्िगाः । 
अन्यत्र.. स्वर्गभूजातजातभोगचयं चिरम्‌ ॥१५४॥ 


भज्लाना भूजनाः सन्ति मोगभूमिमहातले। 
पूबशास्त्रक्रमादेवे जम्बूद्ीप: प्ररूपित: ॥१५५। 


अर्थ॑--जम्बूद्वीपके दक्षिणमे, जम्बूद्वीपके एकसौ नब्बेवें भाग प्रमाण 
(५२६-% योजन) भर क्षेत्र है, जो बहुत मारी सम्पदाओंका आधार है 
तथा उत्तम गुणी मनुष्योंस सहित है ।।१४४॥ इसके आगे विदेह क्षेत्र तक 
के पंत और क्षेत्र दुने-दुने विस्तार वाले हैं। विदेहके आगेके पर्वत और 
क्षेत्र पहलेके पंत और क्षेत्रोंके समान हैं ॥१४५॥। पहले और अन्तिम 
क्षेत्रमें अर्थात्‌ मरत और ऐरावत क्षेत्रमे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षके 
समान वुद्धि और हानिके समूहको देने वालो उत्सपिणी और अवसर्पिणी 
प्रवर्तती है। इनके सिवाय अन्य भूमियाँ अवस्थित हैं अर्थात्‌ जहाँ जो 
काल है वहाँ वहु निरन्तर बतंता है। गद्भा, सिन्धु नदी तथा विजयार्ध॑ 
पव॑तसे सुशोभित भरत क्षेत्रके छह खण्ड हो जाते हैं। उनमें बीचका आय॑- 
खण्ड कहलाता है गौर शेष पांच म्लेच्छ पुरुषोंसे सेवित हैं अर्थात्‌ म्लेच्छ 
खण्ड हैं। इस पृथ्वीतलूपर चौथा विदेह क्षेत्र सुशोभित है जहाँ मोक्षका 


लुतीयों मबूलः श्११ 
सागे निरन्तर प्रवर्तता है। एक लाख योजन ठँचा, उन्नत चूलिकासे 
छुशोभित, तम्दतादि वनोंसे युक्त, सुबर्णमय सुदर्शन लामका महामेद 
जिस विदेह क्षेत्रके मध्यभागको विभूषित करता है ॥१४६-१५१॥ वक्षार 
मिरि और विभज्जा नदियोंके द्वारा किये हुए बत्तीस भेद जिस विदेह क्षेत्र- 
के हैं। देवकुरु और उत्तरकुरुकों छोड़कर समस्त विदेह क्षेत्रमें संख्याल 
वर्षकी आयु वाले भद्गपरिणामी मनुष्य रहते हैं। ऐराबत क्षेत्र सदा भरत 
क्षेत्रक समान रहता है ॥१५२-१५३॥ भरत, ऐरावत और विदेह इन तीन 
क्षेत्रोंमें रहने वाले मनुष्य असि आदि छह कर्मोके द्वारा जीवित रहते हैं 
ओर भोगभूमिमें रहने वाले मनुष्य कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए भोगोंको चिर 
काल तर्क भोगते हुए निवास करते हैं। इस प्रकार पूर्व शास्त्रोंके अनुसार 
जम्बूद्वीपका निरूपण किया ॥१५४-१५५॥ 


आगे धातकीखण्ड आदि द्वीपोंका वर्णन करते हैं-- 

लवणाब्धि परिक्षिप्प धातकीखण्डमस्ति यत्‌ | 
एतस्माद्‌ द्वीपतस्तत्र ट्विगुणा निर्मितिमंता ॥१५६॥ 
कालोदधिः परिक्षिप्य द्वीपो यः पृष्करामिधः | 
तस्यार्धे. वलयाकारः.. धृज्गमिन्नवलाहकः ॥१५७।। 


प्राकारायते न्‌नं मानुषोत्तरप्बतः । 
प्राक्‌ ततो5पि समाचिन्त्या रचना दिगुणीकृता ॥१५८॥ 
एवं पथ्चदशत्रि शल्लक्षयो जनविस्तृतम्‌ । 


साधंद्वीपद्यं यावदेव मालुपसंस्थितिः ॥ १५९॥ 
आग्रेघ्व्धी कालसिन्धी च चतुरूनशझ्तत्रभा: | 
द्वीपा अन्तर्गताः सन्ति म्लेच्छास्तेष वसन्ति ते ॥१६०॥ 
येब्न्तदीपसम्रदूभूता प्रोक्ता दुष्कमंदूषिताः । 
एते कुमोगभूजाता वर्णिता स्लेक्षसंशया ॥१६१॥ 


अरथ--लवणसमुद्रको घेर कर जो धातकीखण्डद्वीप है उसमें इस 
जम्बूद्वीपसे दूनी रचना मानी गई है ॥१५६॥ कालोदधि समुद्रको घेर 
कर जो पुष्करवर नामका द्वीप है उसके अध॑ भागमें चूड़ीके आकार तथा 
शिखरोंसे मेघोंको विदीर्ण करनेवाला मानुषीत्तर पव॑त है । यह मानुषोच्तर 
पवत कोटके समान जान पड़ता है। उस मानुषोत्तर पव॑तके पहले भी 


११२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


जम्बूद्वीपसे दूनी अर्थात्‌ धातकीखण्डके बराबर रचना जानना चाहिए 
॥१५७-१५८॥ इस प्रकार पेंतालोस लाख योजन विस्तृत अड़ाई हीप तक 
ही मनुष्योंका सदुभाव है। ॥१५९॥ लवणसमुद्र तथा कालोदधि समुद्रमें 
छियानबे अन्तर्द्ीप हैं। उनमें वे म्लेचछ रहते हैं जो अन्तद्वीपज तथा 
दुष्कर्मसे दूषित कहे गये हैं। ये कुभोगभूमिज जीव म्लेच्छनामसे कहे गये 
हैं ॥१६०-१६१॥ - 
आगे मनुष्योंमें कौन उत्पन्न होते हैं ? यह कहते हैं-- 

अथ मर्त्येषु के जीवा जायन्त इति चेच्छणु । 

अमरा मानवाश्रापि तियश्वर्चापि नारकाः ||१६२॥ 

यथामाग्यं लमन्तेड्त्रोदभविनां मविनों मे । 

नराश्चापि यथाकर्म गतीनां हि चतुष्टये ॥१६३॥ 

उत्पद्चन्ते पुनः केइपि प्रसेघन्ति शिवश्चियम्‌ । 

नृणां तीणभवाब्धीनां जातानां कमभृगिष ॥१६४॥ 


भवेयुगंणधामानि केपाशिच्चतुदंश । 
दशनत्रितयं चापि भवितं शकक्‍नुयादिदद ॥१६५॥ 
केचिद्गभंजन्मान केचित्समूछनोदुभवा: । 


केचितपुंब दिन: केचित्कामिनीरूपधारिण: ॥१६६॥ 
केचन क्लीबताधारा सर्वे सर्वन्द्रियास्व ते । 
भवन्ति स्वान्तसंयुक्ता:ः पुमांसो निखिला इृह ॥१६७॥ 
भवेयुर्यों निलक्षाणि मानवानां चतुदझ । 
त्रिपल्योपमितं चायु: परम ह्यपरं_ तु तम्‌ ॥१६८।॥ 
शेषमन्तमुहूर्तात्म प्रोक्तेत्थ॑ मानवी मतिः | 
अथाग्रे कलये किश्विन्नेलिम्पीं किल तां गतिम्‌ ॥१६९॥ 


अर्थ--आगे मनुष्योंमें कौन जीव उत्पन्न होते हैं? यह जानना 
चाहते हो तो सुनो । देव, मनुष्य, तिय॑थ्च नारकी--चारों गतिके जीव 
अपने अपने भाग्यके अनुसार इस मनुष्यगतिमें जन्मको प्राप्त होते हैं 
ओऔर मनुष्य भी अपने कर्मोके अनुसार चारों गतियोंमें उत्पन्न होते हैं 
॥१६२-१६३॥ कोई मनुष्य मोक्षलक्ष्मीको भी प्राप्त होते हैं। जो संसार 


तृतीयों मयूखः ११६ 
सागरसे पार हो रहे हैं ऐसे कमंभूमिज किन्‍्हीं मनुष्योंके चौदह गुणस्थान 
होते हैं । इस मनुष्यगतिमे तीनों सम्यग्दशंन हो सकते हैं ॥१६४-१६५॥ 
इस मनुष्यगतिमें कोई गर्भ जन्म वाले हैं, कोई संमूच्छेन जन्म वाले हैं, 
कोई पुरुषवेदी हैं, कोई स्त्रीवेंदों हैं, और कोई .नपुंसकवेदी हैं। इस 
गतिमें जीव पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी ही होते हैं। मनुष्योंकी चोदह लाख 
योनियाँ होती हैं, तीन पंल्यकी उत्कृष्ट आयु और अच्तर्मुहर्तकी जघन्य 
आयु है । इस प्रकार मनुष्यगतिका कथन किया। अब आगे कुछ देवगतिका 
निरूपण करता हूँ ॥१६६-१६९।॥ 

(इस प्रकार मनुष्यगतिका वर्णन पूर्ण हुआ) 


आगे देवगतिका वर्णन करते हैं-- 


उपजाति 
दीव्यन्ति नानागिरिशृज्ञकेषु 
पयोधिप्रेषु सरित्तटेष । 


पयोदवृन्दे च निजेच्छया ये 
गदन्ति देवान्‌ किल तानू जिनेन्द्राः ॥ १७०॥ 
अर्थें--नाना पर्वतोंके शिखरोंपर, समुद्र के प्रोंमें, नदियोंके तटोंपर 
ओर मेघसमूहमें जो अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं उन्हें जिनेन्द्र 
भगवान्‌ देव कहते हैं ।।१७०॥ 
देवगत्युदये नूनं जायन्ते यत्र  देहिनः | 
देवानां सा गतिः प्रोक्ता दिव्यबोधविराजितेः ।१७१॥ 
भावनब्यन्तरज्योति्वेंमानिकसुसंशिता: | 
भेंदा भवन्ति चत्वारस्तेषां भूरिभिदां गताः ॥।॥१७२॥ 
नागादिमेदतो मिन्‍ना भावना दश्धा पुनः 
किन्नराष्याश्च विक्षेया व्यन्ताा वसुभेदिताः ॥१७३॥ 
ज्योतिष्काः पश्चधा प्रोक्ताः सूर्याचन्द्रादिभेदतः 
द्वादशमेदसभिन्ना अखिन्‍ना. बहुभूतिभिः ॥१७४॥ 
वेमानिकास्तथा प्रोक्‍्ताः पूर्बाचायकदम्बकेः । 
कल्पाकन्पजमेदेन देधा तेषपि मताः पुनः ॥१७५॥ 


ब्मन्‍्न्‍कह, 


श्श्द सम्यवस्व-घिन्तामशिः 


हर्द्सामानिकत्रायस्त्रिशपारिषदा मिधाः | 
लोकपालात्मरक्षानीकप्रकीण ककिल्विषा: ॥१७६॥ 
आमियोग्याइच विज्ञेया भेदाः सह्वचतृष्टये । 
लोकपालैस्तथा त्रायर्त्रिशेरवगता: पुनः ॥१७७॥। 
वन्‍्यज्योतिमतामष्टाबेव भेदा भवन्ति दु। 


एवं देवगतो भेदव्यवस्था विनिदर्शिता ॥१७८॥ 

अर्थ--देवगति नाम कमंके उदयसे जिसमें जीव उत्पन्न होते हैं उसे 
केवलज्ञानसे सुशोभित-अहेँन्त भगवानने देवगति कहा है ॥१७१॥ भवन- 
वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक नामसे उनके चार भेद होते हैं । 
ये चारों भेद बहुत भारी अवान्तर भेदोंको प्राप्त हैं ॥१७२॥ नागकुमार 
आदिके भेदसे भवनवासी दक्ष प्रकारके ओर किन्नर आदिके भेदसे व्यन्तर 
देव आठ प्रकारके जानना चाहिए ॥१७३॥ सूर्य, चन्द्रमा आदिके भेदसे 
ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ बहुत भारी विभूतिसे हषित 
रहनेवाले वेमानिकदेव (र्वाचायेकि समूह द्वारा बारह प्रकारके कहे गये 
हैं। वे वेमानिक देव कल्पोपपनन्‍न और कल्पातीतके भेदसे दो प्रकारके 
माने गये हैं ॥( ७४-१७५॥ इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद, लोकपाल, 
आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीणंक, किल्विष और आभियोग्य ये दश भेद चारों 
निकायोंमें जानना चाहिए। परन्तु विशेषता यह है कि व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोके लोकपाल और त्रायस्त्रिशके बिना आठ ही भेद माने गये हैं । इस 
प्रकार देवगतिमें भेद व्यवस्था दिखायी गयी है ॥१७६-१७८॥ 

आगे देवोंमे प्रवीचार (कामसुख) का विभाग कहते हैं--- 

उपजाति 
ऐशानकं व्याप्य निल्स्पवर्गाः 
कायप्रवीचारयुता भवन्ति | 
ततः पर स्पद्नरूपराब- 
चित्तप्रवीचारयुताशइच बोच्याः ॥१७९। 
ततः परे तु विशेया देवा मेथुनवर्जिताः । 
स्वात्मजानन्दसंमारसंभृता: परमत्विष: ॥१८०॥ 


अथ--ऐशान स्वर्ग लकके देव काय प्रवीचारसे सहिल हैं और उसके 
आगे सानत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वंके देव स्पश्न प्रवीचा र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर 


लुतीयो मयूश्चः ११६ 


छान्‍्तव, काफिष्ठ इत चार स्वर्भोके देव रूपप्रवीचार, शुक्र, महाणुक्क, 
कतार, सहस्नार इन चार ह्वगोके देव शब्दप्रवोचार और आनत, 
प्रामत, आरण, अच्युत इन चार स्वगोंके देव मनःप्रवोचारसे युक्त 
जानना चाहिये। इसके आगेके सब देव कामबाधासे रहित हैं, आत्मोज्थ 
आबन्दके समूहसे परिपूर्ण तथा उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाले हैँ 
॥१७९-१८०॥ 


अब देवोंके आवासस्थानका वर्णन करते हँ-- 
अथातः संग्रवक्ष्याम्यावसर्थं दानवद्विषास्‌ । 
सुखपीयषसंपूर्णचेतसां विपुलायुपाम्‌ ॥ १८ १॥ 
उपजाति 


रत्नप्रभायाः प्रथमे विभागे तथा द्वितीये च विभाभिरम्ये । 

भव्येष सोघेष वसन्ति देवा नागादयों भावनवासिनस्ते ॥१८२॥ 
रत्नप्रभाधुवी भागे मध्ये चे।ध्वंतलेषषि च। 
व्यन्ता अमरा नन॑ निवसन्वि निरन्तरम्‌ ॥१८३॥। 
योजनानां च सप्तेव शतानि नवतिस्तथा। 
उत्पत्य मेदिनीमामादू यावन्‍्नवशर्तीं समात्‌ ॥१८४॥ 
नमोष्छुणे निराधारे जम्भारातिमणिश्रभे । 
तारारबीन्दुनक्षत्रबुधभार्गवजीवका:ः ॥१८५॥ 
अज्लारककच मन्दश्चेत्येव वे क्रमितां गताः । 
बसन्ति ज्योतिषा देवा कान्तिकान्तकलेवरा। ॥१८६॥ 
मानवानां महीक्षेत्रे सुमेरुं स्वणसन्निभम्‌ । 
सर्वेदागतयों छंते परिक्राम्यन्ति सन्ततम ॥१८७॥ 
एतत्संचारसंभ्तो गौणः काल; प्रवर्तते। 
ततो बहिः स्थिताः सर्वे कीर्ण का इंच संस्थिताः ॥१८८।॥ 


अथ--अब इसके आगे सुखरूपी अमृतसे परिपूर्णचित्त तथा विशाल 
आयु वाले देवोंके निवासस्थानको कहूँगा ॥१८१॥ रत्नप्रभा पृथिवीके 
कान्लिसे रमजीय पहले तथा दूसरे (खरभाम और पंकभाग) भागमें जो 
बुन्दर भवन हैं उनमे नागकुमार आदि भवनवासोी देव रहते हैं॥१८२। | 


११६ सम्यकक्‍त्व-चिन्तामणि: 


रत्नप्रभा पृथिवीके मध्यभागमें तथा मध्यमलोकमें भी निश्चयसे व्यन्तर 
देव निरन्तर निवास करते हैं ॥१८३॥ पृथिवीके समतलसे सात सौ नब्बे 
योजनकी ऊँचाईसे लेकर नौसो यौजन तक निराधार नोले आकाशष्षमें 
तारा, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मज्भल और शनेश्चर 
इस क्रमसे ज्योतिषी देव रहते हैं। इनका शरीर कान्तिसे सुन्दर होता 
है। मनुष्यक्षेत्र अर्थात्‌ अढ़ाई द्वीपमें स्वरणंगय सुमेरु प्वेतकी ये सब 
निरन्तर चलते हुए प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१८४-१८७॥ इन गतिशील 
ज्योतिषी देवोंके संचारसे उत्पन्न व्यवहारकाल प्रवतंता है। मानुषोत्तर 
पर्वतके आगेके सभी ज्योतिषी देव अवस्थित हैं अर्थात्‌ जो जहाँ हैं वहीं 
रहते हैं । ये ज्योतिषी देव मुट्ठीमें भर कर फेंके हुए पुष्पादिके समान 
स्थित हैं अर्थात्‌ श्रेणीबद्ध स्थित नही हैं ॥8 ८८॥ 


आगे ऊध्वंलोकका वर्णन करते हँँ-- 


रत्नसानोरतिक्रम्य सानोर्बालाग्रमात्रकम्‌ । 
सोधमें 
शानसानत्कुमारमाहेन्द्रकास्तथा ॥१८९॥ 


ब्रह्मत्रकझ्ोत्तो हान्तवकापिष्टो ततः परो। 
ज्ेयी शुक्रद्ाशुक्नों व्योमयानो सदातनों ॥१९०॥ 
शतारकसहस्रारो.. द्यानतप्राणतो तथा । 


अरणध्चाच्युतश्चेत्थमू ध्वों ध्व गगनान्तरे ॥१९१॥ 
अष्टो इन्द्वानि राजन्ते त्रिदिवानां ततः परम्‌ | 
नवग्रे वेयकास्तस्माननव चानुदिशास्ततः ॥१९२॥ 


विजयो. बेजयन्तरव जयन्तश्चापराजित: | 
सर्वार्थसिद्धिरित्येते विमानाः सइजा: स्थिता; ॥१९३॥ 
अथे--मेरु पव॑तके शिखरसे बालके अग्रभागके बराबर अन्तर छोड़ 
सोधमं ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव कापिष्ठ, शुक्र- 
महाशुक्र, शतार सहस्नार, आनत प्राणत और आरण अच्युत, स्वर्गोंके 
ये आठ युगल आकाशके मध्य ऊपर ऊपर स्थित हैं । ये सब विमान सदा 
स्थिर रहने वाले हें। इन आठ युगलोंके ऊपर नौ ग्रेवेयक, नो अनुदिश 
तथा विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वाथंसिद्धि ये सहज सिद्ध 
विमान स्थित हैं। भावाथं--दो-दोकी बराबरीसे आठ युगलोंमें सोलह 
स्वर्ग हें। उनके आगे एकके ऊपर एक, इस क्रमसे नौग्रेवेयक हैँ । उनसे 


तुतीयो मयूख: ११७ 


ऊपर एक पटलमें नौ अनुदिश हैं। ये अनुदिश चार दिशाओंमें चार, चार 
विदिशाओंमें चार और एक बीचमे इस तरह स्थित हैं। इनके आगे एक 
पठलमें पाँच अनुत्तर विमान हें । जो चार दिज्ञामें चार और एक बीचमें 
इस क्रमसे स्थित हैं ॥१८९-१५३॥ 


आगे इन विमानोंमें रहनेवाले वेमानिक देव तथा उनकी गति आदि 
विषयक हीनाधिकताका वर्णन करते हैं-- 


तेष बैमानिका देवा निवसन्ति निरन्तरम्‌ | 
स्थितिप्रभावलेश्यातिविशुद्धधा च. सुशरमंणा ॥१९४॥ 
अक्षावधिविषयेण. कान्तिभिन्‍्चाखिला इसे। 
ऊद्ध वोद् व ह्मधिका शेयाः पुण्यातिशयशोमिताः ॥ १९५॥ 
हीना गत्या शरीरेण मृच्छेया चामिमानतः । 
लेश्याकच द्वित्रिशेषपु पीता पञ्मा च शुकलका |१९६॥ 
लेश्या भवन्ति पीतान्ता आदितस्त्रिषु राशिषु । 
भवनव्यन्तरज्योतिष्केषु सर्वज्ञभाषिता: ॥१९७॥ 
ग्रेंवेयकेभ्यो विज्ञेया प्राग्मबाः कल्पसंशिताः | 
अथ सारस्वतादित्यवह्वथरुणास्ततः. परम्‌ ॥१९८॥ 
गर्दतोयश्च तुषिताव्यावाधारिष्टसंक्षकाः । 
लोकान्तिकास्तु विज्ेया ब्रह्मलेकालयाः सुराः॥१९९॥ 
विजयादिषु संजाता देवा द्विचरमा मताः। 
सर्वार्थसिद्धिनिस्तीर्णा निर्वानस्येकमबेन तु ॥२००॥ 
इन्द्रादिकल्पना तेषां कन्पेष्वेव. प्रवतेते । 
तदुत्तरत्र सर्वेषां साप्रान्य॑ स्वत: स्थितम्‌ ॥२०१॥ 
अर्थ---उपयुंक्त विमानोंमें निरन्तर वेमानिक सभी देव रहते हैं। पुण्या- 
तिशयसे शोमित ये सभी देव स्थिति, प्रभाव, लेश्याकी अत्यन्त विशुद्धता, 
सुख, इन्द्रिय तथा अवधिज्ञान का विषय और काल्तिके द्वारा ऊपर- 
ऊपर अधिक जानना चाहिये तथा गति, शरीर, परिप्रह और अभिमानकी 
अपेक्षा हीन समझता चाहिये। दो, तीन और होष युगलोंमें क्रमसे पीत, 


पद्म और शुक्ल लेदया जानना चाहिये अर्थात्‌ सौधर्म और ऐश्ञान स्वगंमें 
पीत लेश्या, सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंमें पीत पद्म लेश्या, ब्रह्म 


११८ सम्पक्त्व-चिन्ता|मणि: 


ब्रंद्मोसर लान्तव और कापिष्ट स्वगंमें पद्मलेश्या, शुक महाशुक्र शतार 
और सहस्नार स्वर्गमें पद्म और शुक्ल लेइया, आनतादि चार स्वरगोमें शुक्ल 
लेइया और नव ग्रेवेयकादिमें परम शुक्ल लेश्या जानना चाहिये । आदिके 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन निकायोंमें कृष्ण, नील, 
कापोत और पीत ये चार लेव्याएँ सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कही गई हैं । 
यहाँ इतनी विशेषता जानना चाहिये कि इन भवनवासी आदि तीन 
निकायोंकी अपर्याप्तक अवस्थामें कृष्ण, नौल और कापोत ये तीन अशुभ 
लेश्याएँ होती हैं । परन्तु पर्याप्तरक अवस्थामें जघन्य पीत लेश्या होती है ।। 
१९४-१९७ ॥ 


ग्रेवेयकोंसे पूर्ववर्ती स्वगं कल्प कहलाते हैं । सारस्वत, आदित्य, वह्नि, 
अरुण, गर्दतोय, तुषित, अरिष्ट और अव्याबाध ये आठ लोकान्तिक देव 
जाननेके योग्य हैं। ये लौकान्तिक देव ब्रह्म स्वर्गमें रहते हैं ॥१९८-१९९॥ 
विजयादि विमानों तथा अनुदिशोंमें उत्पन्न होने वाले देव द्विचरम 
होते हैं अर्थात्‌ मनुष्यके अधिक-से-अधिक दो भव धारणकर मोक्ष चले 
जाते हैं। परन्तु सर्वार्थसिद्धित आये हुए देव एक भवमें ही निर्वाण प्राप्त 
कर लेते हैं | २०० ॥ इन्द्रादिक दश्षभेदोंकी कल्पना, कल्पों अर्थात्‌ सोलह 
स्वर्गोमें ही है उनके आगे सब देवोंमें समानता है अर्थात्‌ राजा प्रजाका 
व्यवहार न होकर सब समान अहमिन्द्र कहलाते हैं ॥| २०१ ॥ 
आगे देबोंके शरी रकी अवगाहना कहते है-- 
अथात: संप्रवक्ष्यामि. देवानामवगाहनाम्‌ | 
अंसुराणां समुत्सेधोी धनुषां पत्चर्विशतिः ॥२०२॥ 
विग्रहस्य च शेषाणां दश मन्दिरवासिषु । 
देव व्यन्तराणां स्याज्ज्योतिष्काणां च सप्त सः ॥२० ३॥। 
सोधमांदिषु कल्पेषु देवदेद्दातगाइना । 
हयोद्दयोइ्चतुर्प्‌ स्पाच्चतुष स्थादू इयोहयोः ॥२०४॥ 
सप्त पद्‌ पञ्च हस्ता वे चत्वारश्चाघसंयुताः । 
त्रयोहस्तास्त्रयो इस्ता ज्ञेया शेयबुशुत्सुमिः ॥२०५। 
अधोग्र वेयफेषु.. स्यात्साधइस्तदय॑ ततः । 
हस्तद्धयं च विज्ञेयं मध्यग्रबेयकेष च ॥२०६॥ 


तुतीयो मयूख: ११९ 


अस्त्यग्र वेयकेषु स्याड्स्तश्चाघेन . संयूतः । 
अयमेव च॒ विज्येयो नवालुदिशवासिनाम्‌ ॥२०७॥। 
एकदस्तरख विशेया विजयादिषु पश्चसु । 
एप नेसर्गिकोत्सेघो विविधों विक्रियोदमवः ॥२०८॥ 


अर्थ--अब देवोंकी अवगाहना कहते हैं--भवनवासी देवोंमें असुर- 
कुमारोंक शरीरकी अवगाहना पच्चोस धनुष, शेष भवनवासी और 
व्यन्तरों की दश धनुष तथा ज्योतिषी देवोंकी सात हाथ है ॥॥। २०२-२०३॥ 
सौधर्मादिक स्वर्गोंमे देवोंके शरीरकी अवगाहना इस प्रकार है। सौधम॑ 
ऐशान इन दो स्वर्गोमें सात हाथ, सानत्कुमार माहेन्द्र इन दो स्वगॉमें 
छह हाथ, ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ट, इन चार स्वगोमें पाँच हाथ, 
शुक्र महाशुक्र शतार सहस्नार इन चार स्वर्गोमें चार हाथ, आनत 
प्राणत इन दो स्वगमि साढ़े तीन हाथ और आरण अच्युत इन दो स्वगोमें 
तीन हाथकी अवगाहना ज्ञेय तत्त्वोंके जिज्ञासु मनुष्योंके द्वारा जाननेके 
योग्य हैं ॥ २०४-२०५ ॥ अधोग्रेवेयकोंमें अढ़ाई हाथ, मध्यम ग्रेवेयकोंमें 
दो हाथ और अन्तिम ग्रेबेयकमें डेढ़ हाथ भवगाहना है। यही डेढ़ हाथ 
प्रमाण अवगाहना नौ अनुदिशोंमें रहने वाले देवोंकी है। विजयादिक 
पाँच अनुत्तरोंमे एक हाथ प्रमाण अवगाहना है। देवोंकी यह स्वाभाविक 
अवगाहना है। विक्रियासे उत्पन्न होने वाली अबगाहना विविध प्रकार 
की है अर्थात्‌ विक्रियासे कितना ही छोटा-बड़ा छरोर बना सकते हैं । 
॥ २०६-२०८ ॥ 


भागे देवोंकी आयुका वर्णन करते हैं-- 

अथाग्र संग्रवध्यामि देवानां जीवितस्थितिस | 
असुराहिकुमाराणां सुपण द्वीपसं शिनाम |।२०९॥ 
शेषाणां भावनानां थे सिन्धु-पल्यत्रयोपमा | 
अधंहदीनमिता ज्ञेया स्थितिरग्र परा बुघेः ॥२१०॥ 
दशवषसहस्राणि जघन्या तु जिनोदिता। 
व्यन्तरज्योतिषाणां थे परा पल्योपमाइपरा ॥२११॥ 
दक्वषंसदसाणि व्यन्तराणां. सद्नुच्यते । 
ज्योतिष्काणां च पल्याष्टभागोचुलिता मता ॥२१२॥ 


१२० सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


लक्षवर्षाधिक॑ त्विन्दोः सहस्राब्दयुतं रखें: । 
शुक्राणां च शताधिक्यं पूर्ण देवरोगुमेतम्‌ ||२१३॥ 
शेषाणामुइकानां च हाथ पल्योपमं स्मृतम्‌ । 
इत्थमत्र विदोषोष्च वर्णितः परमागमे ॥२१४॥ 
अथं--अब आगे देवोंकी आयु का कथन करते हैं । असुरकुमार नाग- 
कुमार सुपर्णकुमार द्वीपकुमार और दोष अन्य भवनवासी देवोंकी 
उत्कृष्ट आयु क्रसे एक सागर तीन पलय, अढाईपल्य, दो पलल्‍य और डेढ़ 
पल्‍्य विद्वानों के द्वारा जानने योग्य है॥ २०९-२१० ॥ इनकी जघन्य 
आयु जिनेन्द्र भगवान्‌ने दशहजार वष्नंकी कही है । व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्यकी है। व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दश 
हजार बषंकी है । और ज्योतिषी देवोंकी पल्यके आठवें भाग है । ज्योतिषी 
देवोंमें चन्द्रमाकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्‍्यसे एक लाख वर्ष अधिक है। 
धूपंकी एक हजार वर्ष अधिक है। शुक्रकी सौ वर्ष अधिक है। बृहस्पत्तिकी 
पूर्ण एक पल्य प्रमाण है। शेष ज्योतिषी देव तथा नक्षत्रोंकी अधेपल्य 
प्रमाण है। इस संदरभंकी यह विशेषता परमागममें कही गई है ॥| २११- 
२१४ ॥ 
आगे बेमानिक देवोंकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 
सौधमेंशानयोन्‌नमधिके सागरोपमे । 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयुण्में सप्त पयोधयः॥२१५॥। 
ब्रह्म ब्रह्मोत्तरन्दें सागरा दश संसताः | 
१ रु ऐप 
चतुदशाब्धयों ज्ञेयाः कापिष्टे लान्तवें तथा ॥२१६॥ 
शुक्रे चेव महाशुक्रे सागराः पोडशोदिताः । 
शतारे च सहसख्तारे सिन्धवोः्ष्टादशोदिताः ॥२१७॥ 
आनतप्राणतद्वन्द्रे विंशतिः सागरा मताः। 
आरणाच्युतयोकज्ञेया द्वाविंशतिषयोधयः ॥२१८।॥॥ 
आरणादच्युतादद्ध वंमेैककेन च वर्धिताः । 
नवग्न वेयकेष स्थुन॑वस्व॒नु दिशेष च॥२१९॥ 
विजयादिष विमानेषृत्कृष्टा स्थितिः सम्रुच्यते । 
सोधमें शान योहीनाइथिकपलल्‍यो पमा स्वृता ॥२२०॥| 


तुतोयों मयूखः १२१ 


पूत्र या सपुत्कृष्णा सा परत्राधमोच्यते । 
सर्वार्थसिद्धिजानां तु नैव हीना स्थितिभंवेत्‌ ॥२२१॥ 


अर्थ--सोधमं और ऐश्ान स्वग॑में दो सागरसे कुछो अधिक आयु 
है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंसें सात सागरसे कुछ अधिक है। ब्रह्म 
और ब्रह्मोत्तरके युगलमें दश सागरसे कुछ अधिक है। लान्तव और 
कारपिष्टमें चौदह सागरसे कुछ अधिक है। शुक्र और महाछुक्रमें सोलह 
सागरसे कुछ अधिक है। शतार और सहस्रारमें अठारह सागरसे कुछ 
अधिक है। आनत भर प्राणतमे बीस सागर है और आरण तथा अच्युत- 
में बाईस सागर है । आरण-अच्युतके ऊपर एक एक सागर बढ़ती हुई नव 
ग्रेवेयकोंमें २३ से लेकर ३१ सागर तककी आयु है। अनुदिशोंमें ३२ 
सागरकी है और विजयादिक अनुत्तर विमानोंमे ३३ सागरकी उत्कृष्ट 
स्थिति कही जाती है। सौधम और ऐश्ान स्वरगमें जघन्य आयु कुछ 
अधिक एक पल्‍्य है । पूव॑ स्वर्गमें जो उत्कृष्ट स्थिति है वह आगेके स्वमंमें 
जघन्य आयु होती है। सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए जीवोंकी जघन्य 
आयु नहीं होतो। सबकी उत्कृष्ट स्थिति' ३३ सागरकी हो होती है 
॥२१५-२२१॥ 
अब देवगतिमें कौन जीव कहाँ तक उत्पन्न होते हैं और बहाँसे 

आकर कहाँ जन्म लेते हैं ? यह कहते हैं--- 

पर्याप्तासंज्ञिपज्चाक्षाः . संख्येयाब्दमितायुषः । 

पुण्यचन्धेन तियश्ञो भावनव्यन्तरेषु च॥२२२॥ 

त एवं संजश्षिनो मिथ्यादृष्टिसासादनास्तथा । 

सहस्नारमभिव्याप्योत्पधन्ते, शुद्धदृष्टयः ।|२२३॥ 

अच्युतान्तेष॒ जायन्ते . सौधमंप्रमुखेष॒तु। 

असंखूयेयसमायुष्कास्तियंक्चो.. मानवास्तथा ॥२२४॥। 

आय स्वरगंदयं यावद्‌ यान्ति नोध्बं कदाचन । 
ज्योतिष्कनिजरान्‌ यावज्जायन्ते केईषपि तापसा: ॥२२५॥।। 


१. कुछ अधिकका सम्बन्ध बारहवें स्वर्ग तक ही हैँ क्योंकि घातायुष्क जीव 
यही तक उत्पन्न होते है । जो जोव पहले भागेके स्वर्गकी आयु बाधकर पीछे 
संक्लेश परिणामोंसे आयुर्में अपकर्षण कर नीचे उत्पन्न होते हैं वे घातायुष्क 
कहलाते हैं । इनकी आयु अर्ध सागर अधिक होती है । 





श्र सम्यक्तश्ध-जिन्तामणि: 


विशुद्धदुष्टयम केचित्तासपा आद्यनाकयोः । 
संख्ययहायनायुष्का मर्त्या मिथ्यात्वदूषिताः ।२२३)।। 
सासादनाइच ग्रंवेयकास्तेष्वत्रोद्भवन्ति हि। 
परिव्राजः प्रकर्षेण.. ब्रक्मलीक॑ प्रयान्ति च ॥२२७॥ 
आजीवकाः सहस्रारं जायन्ते न ततः परम । 


तपो<्नुष्ठानसंलब्धपुण्यबन्धविशेषकाः ॥२२८॥ 
निग्र न्थलिड्निनो द्र॒व्यदृष्टयश्चोद्धबन्ति तु। 
नवग्र वेयकान्तेुषु _ततः.. संशुद्धदृष्टय: ॥२२९॥ 


श्रावका अच्युतान्तेषु जायन्ते न ततः परम | 
देवश्च्युत्ता मलुष्येष तियक्ष्वप्यभिजायते ॥२३०॥ 


बनर्थं--असंज्ञी पव्चेन्द्रिय पर्याप्तक संख्यात वर्षकी आयुवाले अर्थात्‌ 
कर्मभूमिज तिय॑ञ>च पृण्यबन्धसे भवनवासी तथा व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न 
होते है | वे ही कमंभूमिज सज्ञी मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवाले 
तियंञच सहस्रार स्वगं तक उत्पन्न होते है । ये हो तियंऊच यदि सम्यग्दृष्टि 
हैं तो सौधमंस्वगसे लेकर अच्युत स्व त्तक उत्पन्त होते हैं। असंख्यात 
वर्षकी आयुवाले अर्थात्‌ भोगभूमिज तियंडच और मनुष्य प्रारम्भके दो 
स्वर्गों तक जाते हैं, इसके आगे कभी नहीं जाते । कोई तापस, ज्योतिषी 
देवों तक अर्थात्‌ भवनत्रिकोंमें उत्पन्न होते है। कितने ही भद्रपरिणामी 
तापस पहले, दूसरे स्वगंमें उत्पन्न होते हैं । संख्यात वर्षकी आयुवाले 
मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानमें स्थित मनुष्य ग्रेवेयकों तक उत्पन्न 
होते हैं। परिव्राजक अधिक-से-अधिक ब्रह्म स्वर्ग तक जाते हैं। आजीवक 
सहस्नार स्वर्ग तक जाते हैं उसके आगे नहीं | तपश्चरणके द्वारा विशिष्ट 
पृण्यबन्ध करनेवाले द्रव्यलिज्भी (मिथ्यादृष्टि) मुनि नोवें ग्रेवेयक तक 
उत्पन्न होते हैँ । उसके आगे सम्यग्दुष्टि सुनि ही उत्पन्न होते हैं। श्रावक 
अच्युत स्वर्ग त्तक उत्पन्न होते हैं उसके आगे नहीं । देव देवगतिसे च्युत 
होकर मनुष्य और तियंज्चोंमे उत्पन्न होता है । 

विशेषाथथ--देवगतिके जीव मर कर नरक और देवगतिमें जन्म नहीं 
लेते । मनुष्य अथवा तियंच््च ही होते हैं। दुसरे स्वग॑ तकफके देव अग्नि 
कायिक और वायु कायिकको छोड़ कर शेष तीन एकेन्द्रियों तकमें उत्पन्न 
हो सकते हैं। विकलश्नयोंमें नहीं। पल्चेन्द्रिय तियव्न्चोंमें बारहवें स्वर्ग 


तृतीयों मयूलः १२३ 
तकके ही देव उत्पन्न होते हैं, आगेके नहीं । वहाँके देव नियमसे कमंभमिज 
मनुष्य होते है ॥२२२-२३०॥ 5 

आगे देवोंमें गुणस्थान आविका वर्णन करते हैं-- 

पुंस्त्रीवेददय॑ चेव देवानां भवति ध्रुवम्‌। 
गुणधामानि चत्वारि भवितुं शक्‍नुबन्ति च ॥२३१॥ 
केषांचित्‌ क्षायिक प्रोक्तं केपाश्िद्‌ वेदकं सतस्‌। 
इतरेषां च देवाना दर्शनं शमज स्मृतम |।२३२॥ 
शीतोष्णयोनयो देवा देवाः संबृतयोनयः । 
अचित्तयोनयो देवा उदभवश्चोषपादकः ।|२३३॥ 
अपि चेषां हि. विज्ञेयं योनिलक्षचतुष्टयम्‌ 
शरीरं विक्रियोद्भूत॑ तैजसं कार्मणं तथा ॥२३४॥ 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञान मेव च। 

जायते जातमात्राणां देवानां विनियोगतः ॥२३५॥ 
इत्थं चतुष्टयी प्रोक्ता गतीनामिह लेशत: । 
विजयन्ते पुन केषपि गतिमेदविनिर्गताः ॥२३६॥ 
अर्थ-- देवोंके नियमसे पुंवेद और स्त्रीबेद ये दो ही वेद होते हैं। 


गुणस्थान आदिके चार हो सकते हैं।२३१॥ किन्‍्ही देवोंके क्षायिक 
सम्यग्दर्शन कहा गया है। किन्‍्ही देवोंके वेदक अर्थात्‌ क्षायोपशमिक 
सम्यग्दर्शन माना गया है और किन्‍्हीं देवोंके औपशमिक सम्यगर्दशंन 
स्मरण किया गया है। तात्पय यह है कि देवोंके तीनों सम्यग्दर्णशन सम्भव 
हैं। देव शीतोष्णयोनिवाले होते हैं, संवुतयोनिवाले होते हैं तथा अचित्त 
योनिवाले होते है। इनका उपपाद जन्म होता है। विस्तारकी अपेक्षा 
देवोंके चार लाख योनियाँ होती हैं । इनके वेक्रियिक, तैजस और कार्मण 
ये तीन शरीर होते हैं। इनके उत्पन्न होते ही मति, श्रुत और अवधि ये 
तीन ज्ञान नियमसे होते हैं (मिथ्यादुष्टि देवोके ये तीन ज्ञान, मिथ्याज्ञान 
कहलाते हैं ओर सम्यग्दुष्टि देवोंके सम्यग्शान)। इस प्रकार संक्षेपसे 
चार गतियोंका कथन किया | गतियोंके भेदसे रहित कोई अनिवेचनीय 
सिद्ध भगवान्‌ सदा जयवन्त प्रवर्तते हैं । अर्थात्‌ गतिका व्यवहार संसारी 
जीवोंमें ही है मुक्त जीवोंमें नही ॥ २३१-२३६॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमें गतिमार्गणाके द्वारा जीव॑तत्तवका बैर्णन 
करमेवाला तृतीय मयूख समाप्त हुआ । कं 


चतुर्थों मयूखः 
मड्लाचरण 


प्रमदांनन छन्‍्द 
अथ मुक्तिसुप्रमदाननाब्जपडद्िध्रमाहितशंभरं 
शुभकीतिंसारसितीकृताखिललोकसुन्दरसन्दिरस। 
दिविजादिमत्यंखगेशभूधरचित्तकज्जविभाकरं 
वरबोधशालिनपुत्तम॑ प्रणमाम्यहं॑ बदतां वरघू्‌ ॥॥ १ ॥ 


अरथ--जो मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखक्रमलके अ्रमरस्वरूप हैं, जो सुख 
समूहकों धारण करनेवाले हैं, श्रंष्ठ शुभ कीतिसे जिन्होंने समस्त लोक 
रूपी मस्दिरकों शुक्ल कर दिया है, जो देव धरणेन्द्र मनुष्य तथा विद्या- 
धर राजाओंके मनरूपी कमछकको विकसित करनेके लिए सूर्य हैं, उत्तम 
ज्ञान-केवलज्ञानसे सुशोभित हैं, उत्कृष्ट हैं तथा वक्‍ताओंमे श्र ष्ठ हैं ऐसे 
अरहंत भगवान्‌को में प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 


गे इन्द्रियमागंणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 

अथाग्र संगप्रवक्यामि हृषीकाणि समासत! । 
भव्यानामुपकाराय. यथाशक्ति यथागमग्रू || २ ॥ 
तानीन्द्रियाणि जानीहि यानि स्वविषयग्रद्दे । 
अहमिन्द्रा यथा हथात्मतन्त्राण्येब भवन्ति वै।। ३ ॥ 
तेषामिन्दनशीलानां लिड्ानां वा निजात्मनः | 
द्रव्यभावत्रिभेदेन मेदद्न्द्ं विराजते || ४ ॥ 
तत्र देहोदयाज्जातं देहचिह्न तु द्र॒व्यकम्‌ | 
लब्ध्युपयोगरूपं च प्रोक्‍्त॑ भावेन्द्रियं तथा || ५ ॥ 
अर्थ--अभब आगे भव्य जीवोंके उपकारके लिए अपनी शक्ति तथा 


आगमके अनुसार संक्षेपसे इन्द्रियोंका कथन करूँगा ॥२॥ जो अपना 
स्पर्शादि विषय ग्रहण करनेमे अहमिन्द्रोंके समान स्वलन्त्र हैं उन्हें इन्द्रिय 


चतुर्थो मयूख:ः १२५ 


जानो ॥३॥ जिनका इन्दन-आत्मस्वातन्श्यरूप स्वभाव है अथवा जो 
आत्माका परिचय करानेके लिए साधन स्वरूप हैं उन इन्द्रियोंके द्रव्य 
और भावकी अपेक्षा दो भेद हैं। उनमें शरीरनामकम्मंके उदयसे शरी रतें 
जो इन्द्रियाकार चिह्न हैं उन्हें द्रव्येन्द्रिय कहते हैं और जो लब्धि तथा 
उपयोग खझूप हैं उन्हें भावेन्द्रिय जानना चाहिए ॥२-५॥ 
स्प्शनं रसना धाणं लछोंचनं श्रवर्ण तथा। 
इत्यक्षपश्चक॑ प्रोक्त प्रेक्षादक्षमनीषिभि: ॥।| ६ ॥ 
स्पशों रसइच गन्धश्च रूपं शब्दरच संक्रमात्‌ । 
विषयाश्वाक्षवर्गंस्थ. वर्णिताः परमागमे ॥ ७ ॥ 
एकेन्द्रियादिसं यो गाज्जीवा एकेन्द्रियादयः | 
सन्ति पञ्चविधा नूनं निज्ावान्तरमेदिता: || ८ ॥ 
अथे--स्पशंत, रसना, प्राण, चक्षु ओर कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ विचार- 
कुशल विद्वानोंने कही हैं ॥६॥ स्पश, रस, गन्ध, रूप और दब्द ये पाँच 
उन पाँच इन्द्रियोंके विषय परमागममें कहे गये हैं ॥७॥ एकेन्द्रियादिके 


संयोगसे एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकारके जीव होते हैं। नि३चयसे ये सब 
जीव अपने अपने अनेक अवान्तर भेदोंसे सहित हैं ॥८॥ 


इन्द्रियोंके आकार तथा विषय-- 


लोचनश्रवणप्राणजिह्वाकारा यथाक्रमस्‌ । 
मस्रयवनाल्याभतिलपुष्पक्षुरप्रकेः ॥९॥ 
तुलिता, नेकसंस्थानं स्पशनं. घुधंसंस्मतम्‌ । 
स्पशनविषयः प्रोक्तो.. धलुग्शतचतुष्टयम्‌ ॥१०॥ 


रसना विषयफ्षेत्रं चतुःषष्टिशरासनाः । 
नासाविषयभृभाग: शतकोदण्डसंमितः ॥।११॥ 
चतुःपञश्चाशदाधिक्यनवशतक संयुते । 


योजनानां सहर्खे हे चक्षुप्रो विषयस्थलूग्र ॥१२॥ 
श्रुतिक्षेत्र पर॑दष्टसइली धलुषां मतस्‌ । 
व्याप्यामनस्कपञ्चाक्षमेष द्विगुणितः. सस्‍्मृतः ॥११॥ 


१९६ सम्पक्त्वनश्विन्ताममि: 


रखशाचमंनासानां योंजनानि नंव स्थृताः । 
श्रुत्वोर्दादश संप्रोक्ता संज्ञिनां विषयस्थली ॥१४॥ 

द्विक्षतत्रिषष्टियुज्लि.. सातिरेकाणि चक्षुपः । 
विषयः सप्तचत्वारिशस्सइस्राणि. संशिनः ॥१५।॥ 
अर्थ--नेत्र, कर्ण, न्लाण और जिह्ठा इन्द्रियके आकार ऋमसे मसूर, 
जो को नली, तिल पुष्प और खुरपी तुल्य हैं । स्पशंन इन्द्रियका आकार 
विद्वानोंने अनेक प्रकारका माना है। स्पर्शन इन्द्रियका विषय चार सो 
धनुष, रसना इन्द्रियका विषय क्षेत्र चौंसठ धनुष, प्राण इन्द्रियका विषय 
सौ धनुष, चक्षु इन्द्रियका विषय दो हजार नौ सौ क्षौंवन योजन ओर 
कर्ण इन्द्रियका विषय आठ हजार धनुष माना गया है । असेनी पज्चेन्द्रिय 
तक यह बिषय दूना दुना हाता जाता है । संज्ञो जीवकी रसना, स्पर्शन 
और प्राण इन्द्रियका विषय नौ नौ योजन, कर्ण इन्द्रियका विषय बारह 


योजन और चक्षु इन्द्रियका सेतालीस हजार दो सौ श्रेसठ योजनसे कुछ 
अधिक झव है ॥९-१५॥। 


अब एकेन्द्रियादि जीवोंकी उत्कृष्ट तथाजघन्य अवगाहनाका वर्णन 
करते हैं-- 
कमले साधिक चेक योजनानां. सहसख्तकम्‌ । 
योजनद्वादशी  शड्डे वृश्चिके क्रोशकन्नयम ॥१६॥ 
पटूपदे योजनं हथेक महामत्स्पे सहख्रकम्‌ | 
हत्थमेकेन्द्रियादीनामबगाहः प्रमुखोी मतः ॥१७॥ 
पर्याप्तद्वीन्द्रियादीनां जघन्यं त्ववगाइनम । 
अनुन्धी . कुन्थुकाणमनक्षिकासिक्धकेषु. च ॥१८॥ 
चुन्दाडुलस्य संख्येयात्संख्यसंगुणितक्रमस्‌ । 
अपर्योप्तस्थ जातस्थ तृतीय समये पुनः ॥१९॥ 
निगोदस्यातिव्रश्मस्याडुलासंख्येयमागकम्‌_। 
एकेन्द्रियेय.. विज्ञयं जघन्यमवगाइनम्‌ ।।२०॥। 
अथं--एकेन्द्रि योंमें क्रमलकी कुछ अधिक एक हजार योजन, 
दवीन्द्रियोंमें शद्भूकी बारह योजन, त्रीन्द्रियोंमें विच्छूकी तीत कोश, चतुरि- 


अतुर्थों भयूलः १२७ 
न्द्रियोंमें भ्रमरकी एक थोजन और प्॑चैन्द्रियोंमे महामस्स्थकी एक हजार 
योजन, इस प्रकार एकेन्द्रियादि जीबोंकी उत्कृष्ट अवमाहना ज्ञानना 
चाहिये । पर्याप्लक द्वीन्द्रियादिककी जघन्य अवग्राहना अनुन्धरी, कुन्थु, 
काणमाक्षिका और सिक्‍थक मत्स्यमें वुन्दा हर संख्यातवें भागसे लेकर 
आगे आने संख्यात गुणित क्रमको लिए हुए हैं। एकेन्द्रियोंमें लब्ध्यपर्याप्तक 
सूक्ष्म निगोदिया जोवके उत्पन्न होनेके लुलीय समयमें अज़ुलके असं॑ख्यातवें 
भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना जावचना चाहिए ॥१६-२०॥॥ 


अब एकेन्द्रिपादिकोंमें जन्म तथा लिज्रुगदिकी व्यवस्था कहते हैं-- 
आर्या 
चतुरक्षान्ता जीवा संमृच्छेनजा नपुंसकाक्बापि। 
मिथ्यादशनदूषितह्‌दया. नियमेन जायस्ते ॥२१॥ 
प्॑चेन्द्रियाः पुनस्ते वेदोस्पत्तित्रयाभिसंयुक्ताः । 
निखिलगुणधामसहिताः सकलकलाशोभिता: सन्ति।।२२॥ 
अरथं--चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे संमूच्छंन जन्मवाले, नपुंसक- 
वेंदी तथा मिथ्यादर्शनसे दूषित हृदय होते हैं ।२१॥ और पज्चेन्द्रिय 
जीव तीनों बेदों तथा तीनों जन्मोंसे सहित होते हैं। साथ ही समस्त 
गुणस्थानोंसे युक्त और सकलकलाभोंसे सुशोभित होते है ॥२२॥ 
आगे इन्द्रियातीत्त सिद्धपरमेष्ठीका जयघोष करते हैं-- 
इत्यक्षकक्षामाश्रित्य सहन्ते. अबिनोशसुखस । 
अक्षकक्षापरातीता मुक्तात्मानो जयन्ति तु ॥२३॥ 


अर्थ--इस प्रकार इन्द्रियकक्षाका आश्रय कर संसारी जीव दुःख 
सहन करते है परन्तु इन्द्रियकक्षासे परे रहनेवाले सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त 
प्रवतंते हैं ॥२३॥! 


(इस प्रकार इन्द्रियमार्गंणाका वर्णन पूर्ण हुआ) 
आगे कायमागंणा की अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
जातिकर्माविना मावित्रसस्थावरकमणों! । 
उदयेन भवेत्कायः प्रथ्वीकायादिषडिवध! ॥२४॥ 
भूमितोयाग्निवायूनां. कमंणामृदये... सति। 
तेषां तत्रेव देहदः स्यान्निजवर्णादिसंयुतः ॥२५॥ 


सम्पक्तव-चिन्तामणिः 


स्थृलसूक्ष्मोदयात्तेषां देहा द्वि स्पूलसक््मकाः । 
घातदेहं मरवेत्स्पूलसघातं च भवेत्परम्‌ ॥२६॥ 
वादराः क्वचिदाधारे ब्रक्ष्मास्वाघारव्जिता: । 
स्वेत्र सदा सन्त्यनन्तानन्ताः शरीरिण; ॥२७॥ 
तरुकमोंदये जीवास्तरुकाया भवन्ति हि। 


तेच प्रत्येकसामान्यभेदाम्यां द्विविधाः स्मृताः ॥२८॥ 


प्रतिष्ठितान्यभेदेन प्रत्येका द्विविधा मताः । 
साधारणोदये ये निगोददेहा भवन्ति वे ॥२९॥ 
सामान्यास्तेशषप सक््मस्थलमेदाद्‌ द्विविधा मताः । 
साधारणं भवेदेषामाद्ारशचानपानकम्त ।। ३०॥। 
जीवनं मरणं चाप्यक्रमणं क्रमणं तथा। 
द्वाभ्यां त्रिभिष्चतुभिवाँ पश्चमिः करणेयु ताः ॥३१॥ 
जीवास्त्रसा हि विज्ञया सन्मतेरुपदेशतः । 
परिणतं त्रसं॑ स्यक्स्वा भारणान्तोपपादयो! ॥३२॥ 
प्रसनालीबहिःस्थल्यां न॒त्रसा: सन्ति कुत्रचित्‌ । 
स्थावरास्त्वखिलं लोंक॑ व्याप्यासीदन्ति सबेतः ॥।३३॥ 
पृथ्वीतोयाग्निवातेष्वाहारके च विगूवके । 
निगोदा वादरा न स्युः केवलिनां च॒ विग्रहे ॥|३४॥ 
'उपजाति 


सचिकलापध्वजतोयबिन्दुमसूरसादूश्य मवाप्लुवन्तः । 
वहिप्रवाताभ्ृतभूमिदेद्दास्तरअसा नेकविधाइच बोध्याः ॥३७॥। 


भुजड्ुप्रयात 
यथा भारवाही नरो दुःखमभारं, 
निरन्‍्त॑ सकायो बिभरति प्रमृढः । 
प्रबुद्ध: पुराणस्वकायः स को5पि 
शुभानन्दबृन्द सदा विन्दति स्व ॥३६॥ 


चतुर्थो मयूख: १२९ 


अथ--जाति नामकमंके अविनाभावी त्रस-स्थावर नामकमंके उदयसे 
काय होता है। वह काय, पृथिवीकाय आदिके भेदसे छह प्रकारका है 
अर्थात्‌ पृथिवीकायिक आदि पाँच स्थावर और एक त्रस, ये छह कायके 
जीवोंके भेद हैं ।२४॥ पुथिवी जल अग्नि और वायु कर्मका उदय होनेपर 
उन जोवोंका अपने अपने वर्णादिसे सहित शरीर उन्हीं जीवोंमें उत्पन्न 
होता है ॥२५॥ उन जीवोंका शरीर स्थूल नामकमके उदयसे स्थूल तथा 
सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म होता है। स्थूल शरीरसे दूसरे जीवोंका 
घात--रुकावट होती है परन्तु सूक्ष्म शरीरसे किसीकी रुकावट नही होती 
॥२६॥ वादर अर्थात्‌ स्थूल जीव किसी आधारपर रहते हैं परन्तु सूक्ष्म 
जीव आधारसे रहित हैं। ऐसे सृक्ष्म जीव अनन्तानन्त हैं तथा तीनों 
लोकोंमें सबंत्र सदा विद्यमान रहते हैं ॥२७॥॥ वनस्पति नामकमंके उदयसे 
जीव वनस्पतिकाय होते हैं। वे वनस्पतिकायिक जीव प्रत्येक और 
साधारणके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं ॥६८॥ प्रत्येकबननस्पति जीव 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येकके भेदसे दो प्रकारके माने 
गये हैं। साधारण नामकमंके उदयसे जीव निगोदशरीर वाले होते हैं 
तथा सूक्ष्म और स्थूलके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। इन साधारण जीवों- 
का आहार, इ्वासोच्छूवास, जीवन, मरण तथा गमनागमन साधारण होता 
है अर्थात्‌ एकके आहार आदिसे सबका आहार आदि हो जाता है। दो, 
तीन, चार और पाँच इन्द्रियोंस सहित जीवोंको भगवान्‌ महांवीरके 
उपदेशसे त्रस जानना चाहिये मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद रूप 
परिणत त्रसको छोड़कर अन्य त्रसजीव जसनालीके बाहर कही भी नहीं 
होते । परन्तु स्थावर जीव समस्त लोककों सब ओरसे व्याप्तकर स्थित 
हैं ॥२०।-३३॥ पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, 
आहारकशरीर, देवनारकियोंके वेक्रियिक शरोर तथा केवलीके परमौ- 
दारिक शरीरमें वादरनिगोदिया जीव नही होते हैं ॥३४॥ अग्निकायिक 
जीवोंका आकार खड़ी सूजियोंके समूहके समान, वायुकायिकका ध्वजाके 
समान, जलकायिकका जलकी बूंदके समान, पृथिवोकायिकका मसूरके 
समान होता है। वनस्पतिकायिक और त्रस अनेक आकारके होते हैं। 
॥३५॥ जिस प्रकार भारवाही पुरुष काँवर लेकर भारकों उठाता है उसी 
प्रकार अज्ञानी जीव शरीर ग्रहणकर अनन्त दुःखको उठाता है। परन्तु 
कोई ज्ञानी जीव दरीर रहित होकर सदा आत्मोत्य शुभ आनन्दके समूहु- 
को प्राप्त करते हैं ॥३६॥ 

इस प्रकार कायमार्गंणाका वर्णन हुआ । 
हि 


१३० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
आगे योगमार्गंणाकी अपेक्षा जीवतत्वका वर्णन करते हैं-- 


इन्द्रवज्ञा 
चेतोंबचःकायविराजितस्य 
जीवस्थ कर्मांगमकरणं या। 
जाता शरीरोदयतो हि शक्ति- 
योग: स योगीशनिवेदितो 5स्ति ॥३७॥ 
अर्थ--मन, वचन, कायसे युक्त जीवकी कर्मागममें कारणभूत जो 
दाकित धारीरनामकमंके उदयसे प्रकट होतती है वह योगिराज--बीत्तराग 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ योग है ॥३७॥ 
मनोवचःशरीसणां मेदात्स त्रिविधो मतः। 
स॒ एवं हास्रवो बोध्यः कर्मबन्धनकारणम्‌ ।।३८॥ 
सत्यासत्यो मयार्थेष्वनुभयार्थेषु वतनात्‌ । 
चेतसो बचसो मेदारचत्वारश्व मवन्ति बे ॥३९॥ 
सद्भावमनसा योगो यो हि नाम प्रजापते । 
असो सत्यमनोयोगो सुनिष्वन्दनिरूपितः ॥४०॥ 
असद्भूतेन चित्तेन योगो यश्च अ्रवत्य॑ते । 
सोञ्सत्यो मानसो योगो योगिसड्घप्रकीर्तितः ।।४१॥ 
सत्यासस्येन चित्तेन योगो यश्च विधीयते | 
उस्रयः स मनोयोगो विदुषां... परिसम्भतः ॥४२॥ 
नाप्यसत्येन सत्येन मनसा यो विरच्यते। 
योग! सोध्चुमयः प्रोक्तो निखिलजशजिनेन्दुना ॥४३॥ 
अथं---वह योग मन वचन और कायके भेदसे तीन प्रकारका माना 
गया है। निश्चयसे उस योगको ही कमंबन्धका कारणभूत आख्रव जानना 


चाहिये ॥३८॥ सत्य, असत्य, उभय और अनुभय पदाथर्थोंमें प्रवर्तनेसे मन 
तथा वचनके चार चार भेद होते हैं अर्थात्‌ सत्यसनोयोग, असत्यमनो- 


अतुर्थो मयूल: १३१ 


योग, उभयमनोयोग, अनुभयमनोयोग ओर सत्यवचनयोग, असत्यवचन 
योग, उभयवचनयोग अनुभयवचनयोग ।।३९॥ सत्य पदार्थका विचार 
करने वाले मनके द्वारा जो योग होता है वह मुनिसमूहके द्वारा कहा 
हुआ सत्यमनोयोग है ॥४०॥ असत्य पदार्थका विचार करनेवाले मनके 
द्वारा जो योग प्रवतंता है उसे मुनिसमूहने असत्यमनोयोग कहा है ॥४१॥ 
सत्यासत्य पदार्थका चिन्तन करने वाले मनके द्वारा जो योग किया जाता 
है वह विद्वानोंको उमयमनोयोग नामसे इृष्ट है।।४२॥ और जो न सत्य 
न असत्य अर्थात्‌ अनुभय पदा्थंका चिन्तन करने वाले मनके द्वारा रचा 
जाता है उसे सर्वेज्ञ जिनचन्द्रने अनुभधमनोयोग कहा है । 


भावायं--सत्य, असत्य, उभय और अनुभयके भेदसे पदार्थ चार प्रकार- 
का होता है। जो पदार्थ, अ्थंक्रियाकारी है अर्थात्‌ अपना कार्य करनेमें 
समर्थ है वह सत्य कहलाता है। जैसे जलको जल जानना। जो पदाथे 
अथंक्रियाकारी नही है अर्थात्‌ अपना काय॑ करनेमें समर्ण नहीं है उसे 
असत्य कहते हैं जेसे मृगमरीचिकाको जल जानना। जो पदार्थ, सत्य 
और असत्य रूप हो उसे उभय कहते हैं जेसे कमण्डलुको घट जानना । 
कमण्डलु, जलधारणरूप घटका काये॑ करता है इस लिये सत्य है परन्तु 
आक्ृतिभेद होनेसे असत्य है । जो पदार्थ, न सत्य हो न असत्य हो उसे 
अनुभय कहते हैं। जैसे आमन्त्रणी, आज्ञपनी आभादि वचनोंके विषयभूत 
पदार्थ । 


इन सत्यादि चार प्रकारके पदार्थोंका चिन्तन करना चार प्रकारका 
मनोयोग है ।।४३॥ 


आगे चार प्रकारके ववनयोगका वर्णन करते हैं-- 


दशधासत्यभारत्यां जीवानां व्याप्ृतिस्तु या। 
स॒ सत्यभारतीयोगः सरिसन्दोहशंसितः ॥४४॥ 
असत्यमापणे वाचासुद्यमो यत्र राजते। 
असत्यः स॒ वचोयोगो वाचामीशैनिरूपितः |४५।। 


सत्यासत्यस्वरूपाया ब्राक्धा यो नाम संचर। | 


उभयोज्सो. वचोयोगो .वीरतीथंकृदीरितः ॥४६॥ 


१३२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


न तथ्ये नाप्यतथ्ये वा गिरां यह्च सम्मुद्यमः । 
सोध्नुभयो वचोयोगो . जिनचन्द्रनिबेदितः ॥४७॥ 


अर्थ--जनपदसत्य आदि दश प्रकारके सत्य बचनोंके बोलनेमें जीवोंका 
जो व्यापार है वह साधुसमूहके द्वारा प्रशंसित सत्यवचनयोग है |।४४!॥ 
असत्य बोलनेमे वचनोंका जो उद्यम है उसे वचनोंके स्वामी जिनेन्द्र 
भगवानने असत्यवचनयोग कहा है ॥४५॥ उभयरूप बचनोंका जो 
प्रयोग है उसे वीरजिनेश्वरने उभयवचनयोग कहा है ॥४६॥ जो न सत्य 
न असत्य अर्थात्‌ अनुभयरूप पदार्थके विषयमें वचनोंका उद्यम है वह 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ अनुभयवचनयोग है |॥४७॥ 


आगे मनोयोग और वचनयोगका निमित्त कहते हैं-- 
पू्णदेहोद्यों. मूलनिमित्तं. चित्तवाचयों: । 
आवरणं अभवेन्यूलमसत्योभययोः . पुनः ॥४८॥ 


अर्थ--मनोयोग और वचनयोगका मूल निमित्त पर्याप्त तथा शरीर- 
नामकर्ंका उदय है और असत्य तथा उभय मनोयोग और वचन 
योगका निमित्त ज्ञानावरणकमंका उदय है ॥४८॥ 


अब केवलीके मनोयोगका सद्भाव बताते हैं-- 
उपजाति 
चेतायुतानां बचसां प्रयोगों 
विलोक्यते मानसमूलकों .हि। 
अतो . हृषीकोद्धवबोधददीने 
सयोगकैवल्ययुतेषपि तत्स्यात्‌ ।४९॥ 
तत्रापि कारणं. हां तदक्लोपाज्नोदयोत्थितम्‌ । 
द्रृब्य॑ मनो जिनेन्द्रस्य हत्कासारे बिराजते |॥॥५०॥ 
प्रफुल्लपड्ुजाकारं तदर्थ.. बर्गणागमात्‌ । 
कार्याभावे४पि तेन स्याश्ोगस्तस्यापि मानस: ॥५१॥ 
अथ--मन सहित जीवोंका वचनप्रयोग मनोमूलक देखा जाता है 


इसलिये इन्द्रियजन्यज्ञानसे रहित होनेपर भी सयोगकेवलीके मनोयोग 
होता है ॥४९॥ और इसका कारण भी यह है कि उनके हृदयरूपी सरोवर 


चतुर्थो मयूख: १३३ 


में खिले हुए कमलके आकार द्रव्यमन होता है और उसके लिये मनो- 
वर्गंगाका आगमन जारी रहता है। अतः विचाररूप कार्यका अभाव 
होने पर भी उनके मनोयोग माना जाता है ॥५०-५१॥ 


अब ओऔदारिक और ओऔदारिकमिश्र काययोगका वर्णन करते हैं-- 


तिरचां मानवानां च घरीरं स्थूलमुच्यते । 
ओदारिक॑ तथौरालिकं वा तत्र समुद्धवः ॥५२॥ 
औदारिको भवेद्योगः कायिको जिनकीर्तितः | 
औदारिकमपूण यत्तन्मिश्रं सम्नुच्यते ॥५३॥। 
संगप्रयुक्तः पुनस्तेनोदारिकमिश्रसंशञकः । 
काययोगो जिनाधीशेंदशितः  परमागमे |।५४।। 


अथ--तियंज्व और मनुष्योंका शरीर स्थूल, औदारिक अथवा 
औरालिक कहलाता है उसमें जो योग होता है वह जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा औदारिककाययोग कहा गया है। वही औदारिक शरीर जब तक 
अपूर्ण रहता है अर्थात्‌ जबतक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नही होती तब तक 
ओदारिकमिश्र कहलाता है। उस समय जो योग होता है उरे जिनन्द्र 
भगवानूते परमागमर्से औदारिकमिश्रकाययोग कहा है ॥५२-५७॥ 


आगे वेक्रियक और वेक्रियिकमिश्रकाययोगका कथन करते हैं-- 
विक्रियायां समद्भूतो योगो वेक्रियिकामिधः । 
स एवापरिपूर्ण. सन्‌ तन्मिश्रो हि निगद्मते ॥५५॥ 
सुराणां नारकाणां च योगावेतो निरूपितों। 
मानवानां तिरश्चां च केषांचिदू विक्रिया भवेत्‌ ॥५६॥ 
अर्थ--जो योग विक्रियामें होता है वह वेक्रियिक नामका काययोग 
है और जब वह॒अपरिपूर्ण रहता है तब वेक्रियिकमिश्रकाययोग कहा 
जाता है ॥५५॥ ये दोनों योग देवों और नारकियोके कहे गये हैं। किन्‍्ही 
मनुष्यों और निर्यश्वोंके भी विक्रिया होती है ॥५६॥ 
आर्या कि कल । 
वादरवहिसमीरणपज्चेन्द्रियपूणका. विकुंवन्ति । 
तत्तेषामपि देहो वेक्रियिकः क्रीस्यंते घुनिभिः ॥५७॥ 


श्वै४ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


भर्थ---वाद रतेजस्कायिक, वायुकायिक और पश्नेन्द्रियपर्याप्तकजीव 
विक्रिया करते हैं इसलिये उनका शरोर भी मुनियोंके द्वारा वेक्रियिक 
कहा जाता है ॥५७॥ 


अब आहारककाययोगका वर्णन करते हैं-- 
उपजाति 
असंयमध्वान्तविनाशनाम जिनेन्द्र तन्मन्दिरवन्दनाय । 
तपोमुखोन्मड्ररूसंगमाय सन्देहसन्दोहविलोपनाय ॥।५८।। 
कैवल्ययुक्तद्यवर्जिते स्वक्षेत्रे परत्रस्थितपूज्यलोके । 
प्रभूतकल्याणकलापके च ह्याह्मारकाड्रोदयने४पि जाते ॥५९॥ 
उपेन्द्रबत्ना 
यतेः प्रमत्तस्य धघृतव्रतस्य शुभोदयस्याश्रिततथ्यवृत्तेः । 
प्रशान्तिपीयूषपयोदघेइ्च जितेन्द्रियोद्यममदहाहयालेः ॥६०॥ 
इन्द्रवज्ना 
हस्तप्रमाणं च प्रशस्तजन्म शुक्ल शुभं सुन्दरमूर्तिरम्यम्‌ । 
अव्याइतं युग्मघटीस्थितं च मांसास्थिह्दीन॑ किल धातुद्दीनम्‌ 
मूर्धाभिजातं खलु यच्छरीरं संजायते कायकलापदक्षम्‌ । 
आद्वारकाख्यानविशो भितं तत्‌ संशस्यते झस्तविबोधयुक्तेः ॥६२।। 


अनुष्दुम 
तेन संपादितः काययोगो ह्ाहारकामिथः । 
स॒एवापूर्णतां यातों मिश्नाख्यः कथितो जिने: ॥६३॥ 


अर्थ---असंयमरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये, जिनेन्द्र और 
जिनेन्द्रमन्दिरोंकी वन्दनाके लिये तपश्चरण आदि उत्कुष्ट मद्भुलोंकी 
प्राप्तिके लिये, संदेहसमूहका लोप करनेंके लिये, अपने क्षेत्रमें केवली 
तथा श्रुतकेवलीका अभाव होने तथा अन्य क्षेत्रमें पूज्यपुरुषोंके विद्यमान 
रहनेपर बहुतभारी कल्याणोंके होते हुए तथा आहारकशरीरनामकर्म- 
का उदय रहते हुए शुभोदवसे सहित, यथार्थवृत्तिका पालन करने वाले, 
शान्तिसुधाके सागर, इन्द्रियरूपी प्रजण्ड अश्वसमूहको जीतने वाले प्रमत्त- 


चंतुर्थों मधूख: ; श्३५ 


संयत गुणस्थानवर्ती मुनिके एक हाथ प्रमाण वाला, प्रश्स्त उत्पत्तिसे 
सहित, शुक्ल वर्ण, शुभ, अत्यन्त सुन्दर, अव्याहृत-किसीसे नहीं रुकने 
वाला, अन्तमुंहतंतक स्थिर रहने बाला, मांस तथा हड्डीसे रहित धातुओंसे 
रहित, मस्तकसे समुत्पन्न तथा कार्यकलापमें दक्ष जो शरीर उत्पन्न होता 
है वह प्रशस्त ज्ञानी जीवोंके द्वारा आहारकशरीरनामसे सुशोभित कहा 
जाता है |५८-६२॥। 


इस आहारकशरी रसे जो योग होता है वह आहारककाययोग है। 
वही आहारककाययोग जब अपूर्णताको प्राप्त होता है तब जिनेन्द्र 
* भगवान्‌के द्वारा आहारकमिश्रकाययोग कहा गया है ॥६३॥ 
आगे कार्संणकाययोगका स्वरूप कहते हैं-- 


कमंणाओ समूहो5यं का्मणं. झमिधीयते । 
तेन संजायमानः स्थाद्योगः कार्मणसंज्ितः ॥६४॥ 


केवलिनां. सघुद्भाते विग्रहर्थंगतावपि । 
एकट्विकत्रिकालेपु.._ कार्मणोड्यं प्रवर्तते ॥६७॥ 


अर्थ--कर्मोका समूह कामंण कहलाता है। उसके द्वारा उत्पन्न 
होनेवाला योग कामंणकाययोग कहलाता है। यह कामंणकाययोग 
केवलिसमुद्धात्तमें तथा बिग्नरहग॒तिमें एक, दो अथवा तीन समयके लिये 
होता है ॥६४-६५॥। 


विदेषा्ं--समस्त संसारी जीवोंके विग्रहगतिमे कार्मणकाययोग 
होता है। उसके पश्चात्‌ मनुष्य और तियंञ्चोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके 
अपर्याप्तक अवस्थामें अन्तमुंहुतं तक औदारिकमिश्रकाय योग होता है 
उसके बाद औदारिककाययोग होता है, जो जीवनभर रहता है । विग्रह- 
गतिके बाद देव और नरक गतिमें उत्पन्न होनेवाले जीवके अपर्याप्तक 
अवस्थामें अन्तमु हु्तं तक वेक्रियिकमिश्रकाययोग होता है और उसके 
पर्चात्‌रवेक्रियिककाययोग होता है, जो जीवनपयय॑न्त रहता है। प्रमत्त- 
संयत्त गुणस्थानवर्ती किन्हीं किन्‍्ही मुनियोंके तपश्चरणके प्रभावसे 
आहरकष्दारी रकी उत्पत्ति होती है। उसकी उत्पत्तिके कार्य ऊपर बताये 
जा चुके हैं। आहारकशरीर उत्पन्न होनेके पृ आहारकमिश्रकाययोग 
होता है और उसके बाद आहारकशरीर उत्पन्न होनेपर आहारक- 
काययोग होता है। इन दोनोंक्रा कार अन्तमुंह॒त्त प्रमाण है। जिन 


१३५ | सम्यक्त्व-चिन्तामणि' 


संयोगकेवली भगवान्‌के तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम अन्तमुंहुत॑में लोक- 
पूरण समुद्धात होता है उनके दण्डनामक भेदमें औदारिककाययोग, 
कपाटमें औदारिकमिश्र और प्रतर तथा लोकपूरण मेदमें कामंण काय- 
योग होता है । तैजस शरीरके निमित्तसे आत्मप्रदेशोंमें परिष्पन्द नहीं 
होता, इसलिए तैजसयोग नही माना गया है । चौदहवें गृुणस्थानमें कोई 
योग नहीं होता । 
आगे सयोग और अयोग जीवोंकी अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 
सयोगा जन्मकान्तारे प्रकुर्वन्त्पटनं. परम्‌ । 
४... ४ कप 
योगवाधाबहिभूता. विजयन्ते  त्वयोगिनः ॥६६॥ 
अर्थ--योग सहित जीव संसाररूपी अटबीमे बहुत भारी भ्रमण करते 
है और योगकी बाधासे रहित अयोगी जिन सदा जयवन्त प्रव्त॑ते 


हैं ॥६६॥ 
इस प्रकार योगमार्गणाका वर्णन पूर्ण हुआ 


अब वेदमागंणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 


द्रव्यभावविभेदेन वेदों देधा विभिद्यते । 
प्रायेण समः कक्‍्वापि विषमश्चापि जायते ॥|६७।॥। 
नरस्त्रीक्लीववेदानामुदयादात्ममोहनम्‌ | 
यज्जायते से भावेन वेदः सवक्ञभाषितः ॥६८॥ 
नामकमोंदयाज्जातं_ यु लक्ष्मविशेषकम्‌ । 
द्रव्येणासी मतो वेदों जिनेन्द्रागमधारिमि! ॥६९॥ 
वेदकमोंदये जाते जीव! संमोहदान्‌ भवेत्‌ । 
संमोहंन न जानाति गुण वा दोषसड्घकम्‌ ।|७०।। 
बसनन्‍्ततिलका 

जीवः स्वयं पुरुगुणान्‌ पुरुभोगिभोगान्‌ 

शेते करोति निखिल पुरुकमंमाल्यम्‌ । 
यस्मादू_ भवेदखिलमानवसाननीय--- 

स्तस्मादयं पुरुष इत्थप्रुपस्तुतो5स्ति ॥७१॥ 


चतुर्थो मयूल: १३७ 


अनुष्दुप्‌ 
मायया छादयत्यात्मानं परं च नरं सदा। 
दोषे्या सा सुधीभिः स्त्री, मता मायानिकेतनम्‌ ।७२॥ 
न स्त्री न पुरुषों लोके लिड्भयुग्मविहीनकः । 
नपुंसकः से विख्यातोा मदनानलमध्यगः ॥७३॥ 
उपेन्द्रबज्ञा 
तृणाग्निकारीपशिखीष्टपाकाशुशुक्षणि भ्रातरती शबा धा; । 
नराश्च नायंइच नपुंसकाइच निरन्तरं दुःखभरं भरन्ति ॥७४॥ 
आर्या 


निजभेयखज्भधाराविनिपातितमारदेवभूर्धान..। 
मुक्तिस्त्रीवरसंगमनोत्का छोका जयन्ति केष्पीह ।|७०॥ 


अथ॑--द्रव्य और भावके भेदसे वेद दो प्रक्रारका है। प्राय: कर ये 
दोनो वेद समान होते हैं परन्तु कहीं (कर्मभूमिज मनुष्य और तियंज्चके) 
विषम भी होते है ॥६७॥ पुंवेद, स्त्रीवेद और नपुसकत्रेद नामक नो- 
कषायके उदयसे आत्मामे जो संमोह उत्पन्न होता है उसे सवंञ्ञ भगवानुने 
भाववंद कहा है ॥६८॥ तथा नामकमंके उदयसे जो चिह्नविशेष उत्पन्न 
होते हैं उन्हें जिनागमके ज्ञाता पुरुषोने द्रव्यवेद माना है ॥६९॥| वेदकर्मका 
उदय होनेपर जीव संमोहसे युक्त होता है और उस संमोहके कारण गुण 
अथवा दोषसमूहका नही जानता है ॥७०॥ 


जिस कारण जीब स्वयं बहुत गुणों तथा बहुत भारी भोंगोंके स्वा- 
मित्वको प्राप्त होता है और समस्त प्रश्चस्त कार्यकलापको करता है 
इसलिये वह समस्त मनुष्योके द्वारा माननीय पुरुष! ऐसा कहा गया 
है ॥७१॥ जो मायाके द्वारा अपने आपको तथा अन्य मनुष्योंको दोषोंसे 
आच्छादित करती है तथा मायाचारका घर है उसे विद्वज्जनोंने स्त्री 
माना है ॥७२॥ लोकमें जो न स्त्री है न पुरुष है--दोनोके चिह्नोंसे 
बिहीन है तथा सदा कामाग्निके मध्य रहता है अर्थात्‌ सदा कामाकुलित 
है वह नपुंसक नामसे प्रसिद्ध है ॥७३॥ जिन्हें तृणाग्नि, कारीषाग्नि और 
इंट पकानेके अवाकी अग्निके समान काम बाधा हैं ऐसे पुरुष, स्त्री और 
नपुंसक निरन्तर दुःखका भार उठाते रहते हैं ॥७४।॥| अपने धेयंरूपी 


१३८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


तलवारकी धारासे जिन्होंने कामदेवका मस्तक गिरा दिया है तथा जो 
मुक्तिस्त्रीके समागमके लिए उत्कण्ठित हैं ऐसे कोई पुरुष, इस जगत्‌में 
भी जयवंत प्रवतंते हैं ।।७५॥ 
इस प्रकार वेदमा्गंणा पूर्ण हुई । 
आगे कषायमार्गंणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
अथात्मनो हि सम्यक्त्वचारित्रप्रभृतीन्‌ गुणान्‌ । 
ये कषपन्ति कपायास्तान्‌ निगदन्ति जिनेन्दवः ॥७६॥ 
क्रोधाहंकारमायाभिस्तृष्यया च विभिदय्ते । 
चतुर्धात्र कषायः स॒  भवकाननवारिदः ॥७७॥ 
अर्थ---जो आत्माके सम्यक्त्व तथा चारित्र आदि गुणोंकों घातते हैं 
उन्हें जिनचन्द्र कषाय कहते हैं । 
भावा्थ--अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्वको, अप्रत्याख्यानावरण देश- 
चारित्रको, प्रत्याव्यानावरण सकलचारित्रको और सज्वलन यथाख्यात 
चारित्रकों घातती है। क्रोध, मान, माया और लोभके द्वारा बह॒ कषाय 
चार प्रकारकी है। कषाय, संसाररूपी वनको हरा-भरा रखनेके लिए 
मेघरूप है ॥७६-७७॥ 


क्रोधकषाय--- 
क्रोधकर्मोदयाज्जातों रक्‍्तलोचनयुग्मकः । 
आत्मप्रशंसने द्युक्तो वागाटोपविधायकः ॥७८॥ 
उत्तालतालसंलीन श्चरणस्फालनोद्य तः | 
क्रोधोष्वस्थान्तो जीवस्योच्यते परमात्मभिः: ॥७९॥ 


वसन्ततिलका 
क्रोधो भवाब्धिविनिपातनिमित्तमूलं 
क्रोधो निगोदनरकादिनिवासहेतु: । 
क्रोधः प्रशान्तिविशदेन्दुविधु तदो5यं 
क्रोधी हि. बोधगजराजमृगाधिराजः ॥८०॥ 


अथ्थं--क्रोधकर्मके उदयसे आत्माकी जो अबस्थाविशेष होती है वह 
परमात्माओंके द्वारा क्रोध कही जाती है। इस क्रोधके समय मनुष्यके 


चतुर्थो मयूख: १३९, 


दोनों नेत्र छाल हो जाते हैं । यह मनुष्य आत्मप्रशंसामें उद्यत होता है, 
वचनोंका आडम्बर करता है, बहुत भारी ताली पीठता है और पेरोंके 
आस्फालनमें उद्चतत रहता है ॥७८-७९॥ क्रोध, संसाररूपी समुद्रमें 
गिरानेका मूल कारण है। क्रोध, निगोद और नरकादि गतियोंमें निवास- 
का कारण है । यह क्रोध, शान्तिरूपी निर्मल चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये 
राहु है तथा ज्ञानर्पी गजराजको नष्ट करनेके लिये मृगराज--सिंह 
है ।८०।। 


सानकषाय--- 
आत्मानं लोकभृझ्नाग्रमघिरूमिव स्वयस्‌ | 
मनन्‍्यमान:  पृनहींनहीनाद्वीनतमं परम्‌ ॥<८ १॥॥ 


मानकर्मोदयोद्भूतोःहझ्लारवचनोद्यतः | 
अशुद्भों श्ात्मनो भावों मानो मुनिभिरुच्यते ॥८२॥ 


उपजाति 


हेमाद्विश् ज्राग्रमधिष्ठितो5४पि 
पतत्यधस्तात्पुनरेष. जीव: । 
निजप्रतापाजितभूरिभूति: 
पातो नरस्यापि भवत्यधस्तात्‌ ॥८३॥ 
अर्थ--मानकमंके उदयसे उत्पन्न हुआ आत्माका वह अश्ुद्धभाव 
मुनियोंके द्वारा मान कहा जाता है, जिसमें यह जोव अपने आपको स्वयं 
लोकशिख रके अग्रभागपर चढ़ा हुआ तथा दूसरेको हीनसे होन अर्थात्‌ 
अत्यन्त हीन मानता है। साथ ही अहंकारपूर्ण वचनोंके कहनेमें 
उद्यत रहता है ॥८१-८२॥ सुमेरकी शिखरपर चढ़ा हुआ भी यह जीव 


पुनः नीचे गिरता है। अपने प्रतापसे बहुत भारी विभूतिका उपार्जन 
करनेवाले मनुष्यका भी नीचें पतन होता है ॥८३॥ 


साधाकवाय-- 


मायाकर्मोदयोत्पनना.. कौठिल्याकारधारिणी । 
जगत्पम॒वश्चनोद्यकता माया मायाबि-संमता ॥८७॥ 


१४० संम्यक्त्व-चिल्तामणि: 
इन्द्रवज्ा 


मायाशुजब्जीसुकुमारकण्ठालिज्ुप्रमोदं._ परितः प्रयान्तः । 
आयान्ति मर्त्याः कठिन परत्र दुःखं परं हन्त चिरं विचित्रमू ॥८७५ 

अथं--मायाकमंके उदयसे उत्पन्न, कुटिलताको धारण करनेवाली, 
जगत्‌को ठगनेमे तत्पर तथा मायावी मनुष्योंको इष्ट (आत्माको भशुद्ध 
परिणति) माया है ॥८४॥ जो मनुष्य मायारूपी सर्पिणीके सुकोमरू 
कण्ठालिज्भनमे सब ओरसे हथषंको प्राप्त होते हैं, खेद है कि वे परभवमें 
चिरकाल तक नाना अकारके अत्यधिक तीव्र दुःखको प्राप्त होते है 
॥८४-८५॥ 


लोभकषाय-- 


आत्मायत्तां जगद्भूति कतुमिच्छन्निरन्तरम्‌ । 
लोभकमोॉदयाज्जातोी। भावों लोभो5मिधीयते ॥८६॥। 


वसनन्‍्ततिलका 


लोभप्र भञज्जनविकम्पित चित्तवृत्ति- 
वॉतोच्चलज्जलधिवल्लभते न लोकः । 
स्थेयं क्वचित्‌ प्रभवति स्मररोषदोप- 
मात्सयमोहनिचयो5पि च तत्प्रलोभात ||८७॥। 
अथे--लोभकर्मके उदयसे उत्पन्त हुआ वह भाव लोभ कहलाता है, 
जो मिरन्तर जगतुकी विभूतिको अपने अधीन करना चाहता है ॥८६॥ 
लोभरूपी तीन आँधीसे जिसकी चित्तवुत्ति अत्यन्त कश्पित हो रही है 
ऐसा मनुष्य वायुसे उछलते हुए समुद्रके समान कहीं भी स्थिरताको प्राप्त 


नहीं होता है। साथ हो उस लोभसे इस मनुष्यके काम, क्रोध, दोष, 
मात्सयं तथा मोहका समूह भी उत्पन्न होता है ॥॥८७॥। 


आगे क्रोधादि कषायोंके चार चार भेद कहते हैं-- 


शिलावसुन्धरा मेदरजस्तोयवि भेदत:ः । 
इवअतियंड्नरस्वग्रिंसाधनं किक... कोपनस्‌ ।॥८८॥ 


चतुर्थों मयूख: *. १४१ 


शेलास्थिकाष्टवेत्राणां सन्निभाहड कृति: पुनः । 
कप हे प 
श्वश्रतियडनरामत्य गतिददेतुश्चतुवि घा ॥८९॥ 
वेणपमलमेषीयशृड्भगोमृत्रसंनिभा । | 
क्षुर्ससदुशी चापि माया द्वआआादिसाधिका |९०।। 
द्रत्तविलम्बित 
क्रमिरथाड्रशरीरमलोपमामुपगता तुलनां च हरिद्रया । 
नरकमार्ग मनुष्यदिवोकसां जलुषि हेतुतमा किल लुब्धता ॥९१॥ 
अरथ--शिलाभेद, पृथिवीभेद, रजोभेद और जलमभेदके भेदसे क्रोध 
कषाय चार प्रकारका है और वह क्रमसे नरक, तियंञ्च, मनुष्य और 
देवगतिका कारण है ॥८८॥ शेल-पाषाण, हड्डी, काष्ठ और वेतके समान- 
चार प्रकारका माना क्रमसे नरक, तियंव्च, मनुष्य और देवगतिका 
कारण है ॥८९। बाँसकी जड़, मेंढ़ाके सींग, गोमूृत्र और खुरपाके सहृश 
माया क्रमसे नरकादिगतियोंको प्राप्त करानेवाली है ।९०॥ कृमिराग, 
चक्रमल, शरीरमल और हल्दीकी तुलनाको प्राप्त चार प्रकारको लुब्धता 
क्रमसे नरक, तियंज्न्च, मनुष्य और देवोंके जन्ममे निश्चयसे प्रबल हेतु 
है ॥९१॥ 
आगे कषायोंके अनन्तानुबन्धी आदि भेद कहते हैं-- 
यो हिनस्ति निजोद्योगात्सम्यक्त्व ह्ात्मनो गुणम्‌ । 
स॒चानन्तानुबन्धीति कषायों वर्णितों जिने: ॥९२! 
आत्मनो देशचारित्रं हन्ति यो निजवेभवात्‌ । 
अप्रत्याख्यानहन्ता स॒ कषायो विनिगद्यते ॥९३॥ 
यदीयेन विपाकेन हन्यते साधुसंयमः । 
प्रत्याख्यानाइतिजशेया सा ग्ुनीशमुखोदिता ॥९४।॥। 
यथाख्यातं महाबृत्त हन्ति यो हि निरन्तरम्‌ | 
संज्वलनाभिघान: स कपायः परिगीयते ॥९५॥ 
क्रोधमानमहामायात्ष्णामिर्भेंदिता हमे | 
ततो मेदाः कषायाणां सन्ति पोडश्न वर्णिता; ॥९६॥ 


१. मृग्राणां तिरदचां समूहों मार्गम्‌ । 


रैडरे सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


हास्यरस्यरतित्रासजुगुप्साशेकंदकाः._. ै। 
हतीपत्काय॑दतुत्वान्नोकपाया निरूपिता। ॥९७॥ 
तत्रेतन्नोकपायाणां. मेलने.. पश्चविंशतिः । 
चर हर 
कपायाणां विभेवा: स्थुवंणिता: परमागमे ॥९८॥ 
अन्तमुहर्तक॑ पक्षों मासाः परद्संख्यकास्तथा । 
असंख्येयाइ्च संख्येया अनन्तावरब भवोच्चयाः ।।९९॥ 
यथाक्रम॑ कपायाणां क्रोघादानां महर्षिमिः 
संज्वलनादिभेदानां वासनाकाल उच्यते ॥१००॥ 
तीव्र तीव्रतरा मन्दा पुनर्मन्दतरापि च॑ 
एतेषामुदयावस्था. वर्णिताः.. पू्वश्चूरिभिः ॥१०१॥ 


उपेन्द्रवत्ना 
न सोइस्ति कालो नस भूमिभागो 
यत्र स्थितो याति कपाययुक्तः 
नरः सुखित्व॑ तु॒ कषायहीन: 
सुख समाप्नोति सदा समन्तात्‌ ॥१०२॥ 


अथ-- जो अपने प्रभावसे आत्माके सम्यक्त्व नामक गुणका घात 
करतो है उसे जिनेन्द्र भगवान्‌ने अनन्तानुबन्धी कषाय कहा है ॥९२॥ जो 
अपने वेभवसे आत्माके देशचारित्रका घात्त करती है वह श्रप्रत्याख्याना- 
वरणी कषाय कहलाती है ॥९३॥। जिसके उदयसे सकलचारित्रका घात 
होता है वह प्रत्यास्थानावरणी कषाय मुनीन्‍्द्रोंके द्वारा कही गई जानना 
चाहिये ॥९४॥। जो यथाख्यात नामक उत्कृष्ट चारित्रका घात निरन्तर 
करती है बह संज्वलन कषाय कही जाती है ॥५५॥ ये चारों कृषाय क्रोध 
मान माया और लोभके भेदसे चार-चार प्रकारकी हैं इसलिये सब कषाय 
सोलह कही गई हैं ॥९६॥ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्त्रीवेंद, पुरुषवेंद और नपुंसकर्वेद ये ईघतू कार्येका कारण होनेसे नोक- 
षाय कही गई हैं।।९७॥ उपयुक्त सोलह कषायोंमें नोकषायोंके नो भेद 
मिलानेसे कषायोंके पच्चोस भेद परमागममें कहे गये हैं ॥९.८।। महृर्षियोंने 


चतुर्थो सयूख: १४३ 


संज्वलन आदि कषायोंका वासनाकाल क्रमसे एक मुहतं, एक पक्ष, छह 
माह और संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त भव कहे हैं ॥९९-१००।॥ इन 
कषायोंकी उदयावस्था पूर्वाचार्योंने तीव्र, तीव्रतर, मन्द और मन्दतराके 
भेदसे चार प्रकारकी कही है ॥१०१॥ न वह काल है और न वह भूभाग 
है जहाँ कषायसे युक्त मनुष्य सुखको प्राप्त होता हो । इसके विपरीत 
कषाय रहित मनुष्य सदा सब ओर सुखको प्राप्त होता है ॥१०२॥ 


हे इस प्रकार कषायमार्गंणा पूर्ण हुई । 


अब ज्ञानमागंणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 


वसनन्‍्ततिलका 


संसारसिन्धुतरणिस्तरणिः प्रगाढ- 
मिथ्यात्वकृष्णरजनीतिमिरापहान्ये । 
योगीशचित्तकुम्न॒दावलिको घुदीशो 
ज्ञानं सदा विजयते जनपूज्यमानम्र ॥१०३॥ 
अर्थ--जो संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज है, जो 
अत्यन्त तीत्र मिथ्यात्वरूपी क्ृष्णरात्रि सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिये सूर्य है, जो मुनिराजोंके हृदयरूपी कुमुदसमूहको विकसित 
करनेके लिये चन्द्रमा है तथा मनुष्योंके द्वारा पूज्य है ऐसा ज्ञान सदा 
सर्वोत्कृष्ट जयबंत प्रवर्तंता है ॥१०३॥ 


मतिज्ञानं श्रतज्ञानमवधिज्ञानमेव च। 
मनःपयंयबोधश्च केंवलज्ञानमेव च॥१०४॥ 
इति ज्ञानानि पज्चेव वर्णितानि जिनागमे | 
तत्रादे दे परोक्षे स्‍्तः प्रत्यक्षाणीतराणि तु ॥१०५॥ 
क्षायोपश्ममिक ज्ञानमाण्ज्ञानचतुष्टयम्‌ । 
इतरत्केवलज्ञानं क्षायिक॑ बृधसम्मतम््‌ ॥१०६॥ 
क्षयोपशमने जाते मतिज्ञानावते! पुनः । 
चेतोह पीकयोगेन दिव्यालोकादिसन्निधो ॥१०७॥ 


१४४ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
सर्वद्रव्येप्वसंपूण परिणामेषु केषुचित्‌ । 
जातं यद्‌ ध्यामलं ज्ञानं तन्मतित्ञानभिष्यते ॥१०८॥ 
श्रतज्ञानाइतेजाते.. क्षयोपशमने.. पुनः । 
किश्वित्तत्रेव. वेशिष्टथमादाय. यत््रवतते ॥ १०९॥ 
विश्रुव॑ तच्छुतज्ञानं. स्रिभूरिप्रशंसितमू।  « 
एतज्ज्ञानद्यं.. नूनं केवलज्ञानशालिनम्‌ ।।११०॥ 
अन्तराखिलजीवानां.. तारतम्यपेन बतते । 
अवधिज्ञानरोधस्थ क्षयोपश्मने सति ॥१११॥ 
द्रव्यं क्षेत्र तथा कालंभावं॑ वा परिमाय च। 
रूपस्पर्शादियुक्तेष्‌. द्रव्याणां निचयेष॒ वे ॥११२॥ 
हपीकसद्घसाहाय्यमन्तरा यत्मव्ते । 
अवधिज्ञानमार्यातं तच्छुताम्बुधिपारगेः ॥११३॥ 
मनःपययरोधस्य क्षयोपशमने... सत्ति | 
द्रव्यक्षेत्रादिसीमानं प्रविधाय. समन्ततः ।।११४॥ 
रूपाढ्यं पुदुगलद्ग॒व्य॑ .परकीयमन:स्थितम्‌ । 
यद्‌ विजानाति तज्ज्ञेयं क्ञानं मानसपययः ॥|११५॥ 


अवधिज्ञानबोद्धव्यानन्त्यभागेषु रूपिषु । 
विनेन्द्रियादिसाहाय्यमेतज्शानं प्रवतेते ।| ११६॥ 
केवलज्ञानराकेन्दुरसेहिकेयपरिश्ष ये । 


सम॑ सर्वाणि द्रव्याणि भासन्ते यत्र सन्ततम्‌ ॥११७॥ 
न्यक्क्ृतादित्यकोट्यालोक॑ लोकाबभासकम्‌ । 
केव्ं तन्महाज्ञानं ज्ञातव्यं मोक्षसाधनम्‌ ॥११८॥ 
न तत्‌ द्रव्यं न तद्‌ क्षेत्र न कालो न स भावकः । 
यत्र केवलबोधस्थ जायते न गतिः शुभा ॥११९॥ 


चतुर्थों मयूख: १४५ 


मतिश्रुतावधिज्ञानत्रितयं जायते क्वचित्‌ । 
मिथ्यात्वदेत्यसंसर्गाददो. मिथ्यात्वदूषितम ॥१२०॥ 
मिश्रमोहस्य संसर्गात्‌ क्वचिन्मिश्राभिधानकम्‌ । 
ज्ञानं भवेद्‌ मवावतंवर्तिनां भविनां क्‍्वचित्‌ !१२१॥ 


मतिज्ञानादिवैशिष्टयं सम्यग्न्नानस्य वर्णने | 
गदिष्यामो यथाग्रन्थमिह किज्चित्मदर्शितम्‌ ॥१२२॥ 
अथं--मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान ये पाँच ही ज्ञान जिनागममें कहे गये है। इनमें आदिके दो ज्ञान 
परोक्ष हैं और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ॥९१०४-१०५॥ आदिके चार 
ज्ञान क्षायोपशमिक जानना चाहिये और केवलज्ञान विद्वानोंके हारा 
क्षायिकज्ञान माना गया हे ॥१०६॥ मतिज्ञानावरणकर्मका क्षेयोपशम 
होनेपर उत्तम प्रकाश आदिका सन्निधान रहते हुए मन और इन्द्रियोंके 
योगसे समस्त द्वव्यों तथा उनकी कुछ पर्यायोंमे जो अविशद ज्ञान होता 
है वह मतिज्ञान माता जाता है ॥१००-१०८॥ श्र त्तज्ञानावरणका क्षयो- 
पशम हो जानेपर उसी मतिज्ञानमें कुछ विशेषता लेकर जो प्रवृत्त होता 
है वह श्र्‌ तज्ञात इस नामसे प्रसिद्ध है।यह श्र्‌ तज्ञान आचार्योके द्वारा 
अत्यधिक प्रशंसित है। मति और श्र्‌त ये दो ज्ञान नियमसे केवलज्ञानी- 
को छोड़कर संसारके समस्त प्राणियोंके हीनाधिक भावसे रहते हैं । 
अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर द्रव्य क्षेत्र काछ और भावका 
परिणाम कर रूप तथा स्पर्शादि गुणोंसे युक्त द्रव्यों अर्थात्‌ पुदूगल और 
उससे संबद्ध संसारी जीवोंमें इन्द्रियममूहकी सहायताके बिना ही जो 
प्रवत्तंता है वह शास्त्रसमुद्रके पारगामी-मुनियोंके द्वारा अवधिज्ञान कहा 
गया है ॥१०९-११३॥॥ मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपश्म होनेपर सब 
ओरसे द्रव्य क्षेत्र आदिकी सीमा कर दूसरेके मनमे स्थित रूपी--पुदुगल 
द्रव्यको जो जानता है उसे मनःपर्ययज्ञान जानना चाहिये ॥११४-११५॥ 
अवधिज्ञानके विषयभूत रूपी द्रव्यके अनन्तवें भागमें यह ज्ञान इन्द्रियादि- 
को सहायताके बिना प्रवृत्त होता है। तात्पयं यह है कि यह ज्ञान द्रव्यकी 
अपेक्षा अवधिज्ञानके द्वारा जाने हुए द्वव्यके अनन्तवें-सूक्ष्ममागकों जान 
लेता है ॥११६॥ ओर केबलज्ञानरूपी पूणिमाके चन्द्रको ग्रसनेके लिये 
राहु अर्थात्‌ केवलज्ञानावरणका क्षय हो जानेपर समस्त द्रव्य जिसमें 
एक निरन्तर प्रतिभासित होते हैं। जिसने करोड़ों सूर्योके प्रकाशको 
9 


१४६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


तिरस्कृत कर दिया है, जो समस्त छोकको जाननेवाला है और मोक्षका 
साधन है उसे केवल नामक महाज्ञान जानना चाहिये ॥११७-११४॥ न 
वह द्रव्य है, न वह क्षेत्र है, न वह काल है और न बह भाव है जिसमें 
केवलज्ञानकी शुभ गति नहीं है। भावार्थ यह है कि केवलज्ञान, द्रव्य, प्षेत्र- 
काल और भावकी सीमासे रहित होकर लोकालोकवर्ती समस्त द्रव्यों 
और उनकी समस्त पर्यायोंको एक साथ जानता है ॥११९॥ भआइचयं है 
कि मति, श्रूत और अवधि ये तीन ज्ञान, किसी जीवमे मिथ्यात्वरूपो 
देत्यके संसगंसे मिथ्यात्वदूषित आर्थात्‌ मिथ्याज्ञान हो जाते हैं और संसार- 
रूपी भेवरमें रहनेवाले जीवोंमे किन्हीं जीवों--मिश्रगुणस्थानवर्ती 
जीवोंके मिश्रमोहनीयके उदयसे मिश्र ज्ञान कहलाते है ॥१२०-१२१॥ 
मतिज्ञानादिकी विशिष्टता सम्यग्ज्ञानके वर्णनमे आगमानुसार भागे कहेंगे। 
यहाँ कुछ ही--संक्षिप्त निरूपण किया हैं ॥१२२॥ 


इस प्रकार ज्ञानमार्गणा पृण्णे हुई । 
अब संयममार्गणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते है-- 


ख्रोतःसंघकषायाणां. निग्रही. दण्डदण्डनम्‌ । 
ब्रतानां समितीनां चपालनं संयमो मतः ॥१२३॥ 


संयमश्च भवेन्नन स्थृसंज्वलनोदये । 
बक्ष्मोदये च मोहस्य शसनक्षययोः सतोः |॥|१२४॥ 


अर्थ--इन्द्रियसमूह तथा कषायोंका निप्रह करना, मन, वचन, कायके 
व्यापाररूप दण्डको दण्डित करना--रोकना, तथा ब्रतों और समि- 
तियोंका पालन करना संयम माना गया है ॥१२३॥ यह संयम नियमसे 
वादरसंज्वलनका उदय होनेपर, सूक्ष्मसंज्वलनका उदय होनेपर और 
मोहनीय कमंका उपशम तथा क्षय हो जानेपर होता है। भावाथ--- 
संयम, छठवें गुणस्थानसे होता है। छठवेंसे नोवे गुणस्थान तक वादर- 
संज्वलन कषायका उदय रहता है और दश्षम गुणस्थानमें सूक्ष्म- 
संज्वलनका होता है साथ ही प्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम 
होता है। इस क्षयोपशमरछूप अन्तरझ्भ कारणसे इन गुणस्थानोंमें संयम 
होता है। उपशमश्रेणीवाला, चारितन्रमोहका उपद्यम कर ग्यारहवें गण- 
स्थानमें पहुँचता है इसलिये उसके औपशमिक चारित्र होता है और 


चतुर्थो मयूखः १४७ 


क्षपकश्नेणीवाला चारित्रमोहका क्षय कर बारहवें गुणस्थानमें पहुँचता 
है। इसलिए उसे आदि लेकर चौदहूवें गुणस्थान तक और उसके अनन्तर 
सिद्धपर्यायमें भी क्षायिक चारित्र होता है ॥६२४॥ 
सामायिक॑ च्॒ छेदोपस्थापना परिहारकः । 
सह््मस्तथा यथाखूयातं पश्चेते संयमाः स्खृताः ॥१२५॥ 


परिदारविशुद्धित् छेंदोपस्थापना तथा । 
सामायिक॑ च चारित्र स्थूलसंज्वलनोदये !।१२६॥ 
जायन्ते, परिहारो हि. प्रमत्तेतरयोस्ततः । 
शिष्टद्यं प्रमत्ताद्यनिव॒त्यन्तीपु धामसु ॥१२७॥ 
संज्वलनकपायीयसक्ष्मोदयसमुद्धवः । 
संयम: ब्रक््म्को ज्ेयो दशमे गृुणधामनि ॥१२८॥ 
यथाख्यातं तु ॒चारित्रं शान्तमोद्दादिषु स्मृतम्‌ । 
अप्रत्याख्यानरोषाइनुदयाद्देशसं य मः ॥१२९॥ 


जायते पश्चमे स्थाने देशसंयतसंजिते । 
संयतासंयतो जीबो युगपद्चत्र  कीत्यते ॥१३०॥ 


अप्रत्याख्यानसंरोधकषायोदयनोत्यितः । 


असंयमो भवत्पु सामाद्यस्थानचतुष्टये ॥।१३१॥ 
अथथं--सामायिक, छेदोपस्थापन), परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसाम्पराय 
और यथाखरूुयात ये पाँच संयम माने गये हैं ॥१२५॥ इनमेंसे सामायिक 
छेदोपस्थापता और परिहारविशुद्धि ये तीन चारित्र वादरसंज्वलनके 
उदयमें होते है। परिहारविशुद्धि संयम प्रमत्तसंयत और अभ्रमत्तसंयत 
इन दो गुणस्थानोंमें होता है और सामायिक तथा छेदोपस्थापना प्रमत्त- 
संयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण तक अर्थात्‌ छठवेंसे नौवें गुणस्थान तक 
होते हैं ॥१२६-१२७॥ संज्वलनकषायके सूक्ष्म उदयमें होनेवाला सूक्षम- 
सांपरायचारित्र दशम गृणस्थानमें जानता चाहिये ॥१२८॥ यथाख्यात 
चारित्र, उपशान्तमोह आदि गुणस्थानोंमें माना गया है। अभत्याख्याना- 
वरणक्रोधादिके अनुदयमें होनेवाला देशसंयम, देशसंयत नामक पथ्चम 
गुणस्थानमें होता है जहाँ यह जीव एक साथ संयतासंयत कहा जाता 


श्ष्ट सम्यक्त्व-चिल्तामणि' 


है अर्थात्‌ त्रसाहिसाका त्यागी होनेसे संयत और स्थावर्रहिसाका त्यागी 
न होनेसे असंयत कहलाता है ॥१२९-१३०॥ अप्रत्याख्यानावरण कषायके 


>े 


उदग्रमें होनेवाला असंयम जीबोंके प्रारम्भिक चार गृणस्थानोंमें होता 
है ॥१३१॥ 


आगे सामाथिक आदि संयमोंके लक्षण कहते हैं-- 
स्वृसावद्यकार्याणां_ त्यागो यत्र विधीयते। 
लोकोत्त:र स॒ सामायिक्संयम उदाहतः ॥॥१३२॥ 
पूर्व पर्यायम्रुच्छिय्य स्वकीयस्थापना पुनः । 
प्रायश्चित्तादिना धर्म छेदोपस्थापना हि सा ॥१३३॥ 
परिहारेण सत्र स्याहिशुद्धियंत्र . संयते । 
परिदारविशुद्धि. से संयमो यमिसंयतः ।।१३४७॥ 
श्रिगुष्तिमण्डन:ः पञ्चसमितिव्रतशोभनः । 
त्रिंशदर्षपू यातेषु यातेषु सुखमत्पत्तिकाछ॒तः ॥|१३५७॥ : 
यातत्पृथक्त्ववषाणि. तीर्थेशाडूघिपयोजयोः । 
प्रत्याख्यानानुवादस्य ह्ाध्येता भक्तिसंयुतः ॥१३६॥ 
संध्याकालत्रयं भरुक्‍त्वा गव्यतियुगसंचरः । 
नित्यं विदस्माणोषपि जीवानां निकुरम्बके ||१३७॥ 
जीवानां घातको न स्पात्परिहारद्धिसंयुतः । 
यत्र लोभी भवेद्‌ भिक्षोः संयमेन सम मनाक्‌ ॥१३८॥। 
स खक्ष्ससाम्पराय: स्यात्संयमो जिनसम्भतः | 
क्षीणे वा ह्मपशान्ते वा मोहनीयारूयकर्मणि ॥१३९॥ 
आत्मस्वरूपलब्धि्या सा यथाख्यातसंयतिः । 
कथ्यते मुक्तिकान्तायाः साक्षात्संगमकारिणी ॥१४०॥ 
इन्द्रवजा 
हिंसानृतस्तेयकुशीलसज्भपापावलीभ्योष्ल्पतया विश्यक्ता । 


युक्‍्ताः पुनः सप्तसुशीलभावर्देशव्र तास्तथ्यदृशा युता: स्यु: ॥ १४१ 


चतुर्थो; मयूख: १्डर, 


पटकायजीवहिंसायां तत्परा छवि ये नराः। 
अक्षचेष्टासप्रुद्यक्तास्त उकताः  संयतेतरा ॥१४२॥ 


अथं--जिसमें समस्त पापकार्योका त्याग किया जाता है वह श्रेष्ठ 
सामायिक संयम कहा गया है ॥१३२॥ पूर्वकी सदोष पर्यायकों छोड़कर 
प्रायद्िचत्तादिके द्वारा अपने आपको पुनः संयममें स्थापित करना छेदोप- 
स्थापना है ॥१३३॥ जिसमें साधुके परिहारके साथ साथ एक विशिष्ट 
प्रकारकी शुद्धि होती हे वह परिहारविशुद्धि संयम है। यह संयम मुनिको 
अत्यन्त प्रिय होता है ॥१३४॥ जो तीन गुप्तियोंसे अलकृत है, प>ुच- 
समितियों और पञ्चमहाक्रतोंसे सुशोभित है, जन्मसे लेकर तीस वर्ष 
सुखसे व्यतीत होनेपर जिसने तीर्थंकरके चरण कमलोंमें रहकर पृथक्त्व- 
वर्ण तक प्रत्याख्यान पूर्वका अध्ययन किया है, जो जिनभक्तिसे सहित है, 
तीन संध्याक्रालोंको छोड़कर प्रतिदिन दो कोश गमन करता है और जीव- 
समूहपर विहार करनेपर भो जोबोंका घात' करनेवाला नहीं होता है वह 
परिहारविशुद्धि संयमसे सहित होता है। जहाँ साधुके संयमके साथ 
अत्यन्त यूक्षम लोभ रह जाता है वह जिनसंमत सुक्ष्मसाम्पराय नामका 
संयम है। मोहनीय कमके उपज्ञान्त अथवा क्षीण हो जानेपर जो आत्म- 
स्वरूपकी उपलब्धि होती है वह मुक्तिकान्ताक। साक्षात्‌ संगम कराने- 
वाला यथार्यात संयम कहलाता है ॥१३५-१४०॥ हिंसा, झूठ, चोरी, 
कुशील और परियण्रह इन पापोंके समूहसे जो एकदेश रहित हैं, तोन 
गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत इन सात शीलोंसे सहित है तथा सम्यग्दशंन- 
से सहित हैं वे देशब्रतके धारक हैं ॥१४१॥ पृथिवीपर जो षट्कायिक 
जीवोंकी हिसामे तत्पर हैं तथा इन्द्रियोंके व्यापारमे समासकत हैं वे 
असंयमी कहे गये हैं ।॥१४२॥। 


इस प्रकार संयममागंणा पूर्ण हुई । 
आगे दर्शनमा्गंणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णत करते हैं-- 
ग्रहणं सर्वभावानां सामान्य निर्विकल्पकम्‌ । 
९ ५ पे 
सत्तामात्रपरिग्राहि दर्शन॑_ जिनदर्शितम्‌ ॥१४३॥ 


चक्षुगोचरभूतस्य भावजातस्थ दर्शनम्‌ । 
जात॑ यज्ज्ञानतः पूर्व तदुक्त नेत्रदशनम्‌ ॥१४४॥ 


१५० सम्पकत्व-चिन्तामणि: 


शेपेन्द्रियप्रकाशो यो ज्ञानात्पूर्व प्रजायते । 
अचक्षुदेशन॑.. प्रोक्त तत्सव॑ज्ञजिनेन्दुना ॥१४५॥ 
अवधिज्ञानतः पूर्व. यत्सामान्यविलोकनम्‌ । 
अवधिदशनं तत्स्यादनक्षोद्योगसंगतम्‌ ॥१४६॥ 
साध केवलबोघेन जात॑ सर्वातिगं परम्‌ । 
केवलदशन. ज्ञेयं शाइवतम्चात्ससं मबम्‌ ॥ १४७॥। 
ज्ञान छम्नस्थजीवानां. मत॑ दश्शनपूर्वकम्‌ । 
सर्वश्स्यजिनेन्द्रस्य जायते तु सम॑ यम ॥१४८॥ 


अथं--समस्त पदार्थोको विकल्परहित, सामान्यरूपसे ग्रहण करना 
दशेन है । यह दर्शन पदार्थोाकी सत्ता मात्रकों ग्रहण करता है ऐसा 
जिनेन्द्र भगवानने कहा है १४३५ चक्षुरिन्द्रियके विषयभूत पदार्थोका 
ज्ञानके पूर्व जो दशेन (सामान्यावलोकन) होता है बह चल्षुदंशन कहा 
गया है ।।१४४।॥ चक्षुरिन्द्रियके सिवाय शेष इन्द्रियोंका जो प्रकाश उनके 
ज्ञानके पूर्व होता है उसे स्वंश जिनचन्द्रने अचक्षुदंशंन कहा है ॥१४५॥ 
अवधिज्ञानके पूर्व जो पदार्थोका इन्द्रियव्यापारसे रहित सामान्य अब- 
लोकन होता है वह अवधिदशंन है ॥१४६॥ और केवलज्ञानके साथ जो 
पदार्थोका सर्वातिशायी दर्शन होता है उसे केवलदर्शन जानना चाहिये । 
यह केवलदशंन झाइ्वत है अर्थात्‌ होकर कभी नष्ट नहीं होता तथा 
आत्मासे ही उत्पन्न होता है ॥१४७॥ छद्मस्थ जीवोंका ज्ञान, दर्शन 
पूर्वक होता है ओर सर्वज्ञ जिनेन्द्रका ज्ञान तथा दर्शान--दोनों साथ ही 
प्रकट होते हैं ॥१४८॥। 

इस प्रकार दर्शनमार्गंणा पूर्ण हुई । 


अब लेद्यामागंणाकी अपेक्षा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
लेदयाका लक्षण--- 

आत्मानं कमपुम्जेन पुण्यपापात्मना नरः। 

यया लिम्पति लेश्या सा लक्षिता परमात्मना ॥१४९॥ 

लेश्या योगप्रवृत्तिः स्यात्कपायोदयरणज्जिता । 

कुर्वाणा कर्मणां बन्धचतुष्क चेति दक्शितम्‌ ॥१५०॥। 


चतुर्थो मयखः १५१ 


अर्थ--जिसके द्वारा यह मनुष्य अपने आपको पुण्य-पापरूप कर्म- 
समूहसे लिप्त करता है। उसे परमात्माने लेश्या कहा है। यह लेश्याका 
निरक्त अर्थ है। वाच्याथ इस प्रकार है। कषायके उदयसे अनुरण्जित 
योगोंकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। यह लेश्या कर्मोंके चतुविध बन्धको 
करनेवाली है ऐसा कहा गया है ॥१४९-१५०॥ 
लेदया-- 
कृष्णनील्या भकापोततेज:पद्मवलक्षिताः । 
विभिन्‍ना द्रव्यभावाभ्यामिति लेश्याः पडीरिता: |१५१॥ 
अथे--मूलमें लेश्या, द्रव्य और भावकी अपेक्षा दो भेद वाली है । 
पश्चात्‌ दोनोंके कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद कहे 
गये हैं.॥१५१॥ 
व्रव्यलेश्या-- 
वर्णोदयेन संजाता याः कलेवरकान्तयः । 
षोढा ता द्रव्यतो मिन्‍ना लेश्याः कृष्णादयों मताः ॥१५२॥ 
भूड्ननीलकपोतस्वर्णाब्जकम्बुमनोहराः । 
भवन्ति वर्णतो लेश्या बहुभेदविशोभिताः ॥१७५३॥ 
अथं--वर्णनामकर्मके उदयसे शरीरको जो कान्तियाँ होती हैं वे 
कृष्णादिके भेदसे छह प्रकारकी द्रव्यलेश्याएँ मानी गई हैं।।१५२॥ वे 
द्रव्यलेश्याएँ ,वर्णकी अपेक्षा क्रससे भ्रमर, नील, कपोत, स्वर्ण, कमल 
और दद्भुंके समान मनोहर हैं तथा अबान्तर बहुत भेदोंसे सहित 
है ॥१५३॥ 
भावलेदपा-- 
तारतम्यं च भावानां कषायोदयनोत्थितम्‌ । 
उपचारसमालब्धकृष्णनीलादिसंजिताः ॥१५४॥ 
संस्मृता मावतों लेश्या:ः कमंबन्धनहेतवः । 
अथासां बाह्मयविज्ञानं चेष्टाजातं॑ प्रचक््यते ॥१५०५७॥ 


अर्थ--कवायके उदयसे उत्पन्न भावोंका जो तारतम्य है वह भाव- 
लेबया है। ये भावलेश्याएँ उपचारसे कृष्ण, नील आदि संज्ञाओंको प्राप्त हैं 


१५२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


तथा कमंबन्धकी कारण हैं। अब इन लेश्याओंके चेष्टासे उत्पन्न बाह्य 
चिह्न कहे जाते हैं ॥१५५॥ 
कृष्णलेश्यावालेंकी पहिचान-- 
चण्डो भण्डनशीलश्च दृष्टो धरंदयोज्ह्ितः । 
अवशो पेरसंयुक्तः क्ृष्णलेश्याश्रितो भवेत्‌ ॥१५६॥ 
अर्थ--जो अत्यन्त क्रोधो हो, बकनेवाला हो, दुष्ट हो, दयाधमंसे 
रहित हो, किसीके वशमें न आनेवाला हो और वेरसे संयुक्त हो वह कृष्ण 
लेश्या वाला है ॥१५६॥ | 
नीललेइयावालेका लक्षण-- 
मानी मायी तथालस्यथो भेद्यो विषयलम्पट:ः । 
मन्दो बुद्धिविहीनश्च विज्ञानाभावसयुत्त: ॥१५७॥ 
निद्रावग्चनसंसक्तस्तीव संज्ो घनादिष । 
भणितं लरक्षणं ह्रेतन्नीललेश्यावती जिन ॥|१५८॥। 
अथ--जो मानी हो, मायावी हो, आलसी हो, चाहे जिसके चक्रमे 
आ जानेवाला हो, विषय लरूम्पट हो, मन्द हो, बुद्धिहीन हो, विशिष्ट 
ज्ञानसे रहित हो, निद्रा और प्रतारणा-दूस रोंके ठगनेमें आसक्त ही और 
धनादिकको तीब् लालसा रखता हो वह नीललेश्यावाला है । इस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानने नील लेश्यावारूंका लक्षण कहा है ॥१५७- 
१५८।॥ 
कापोत लेश्याबालेका लक्षण-- 
रुष्पति निन्दति स्वेरं बहुशो दुष्यतीतरम्‌ । 
आत्मप्रशंसनोद्युक्त: शोकभीतिवशंगत: ॥१५९॥ 
मन्‍्यमानः पर लोकमात्मानमभिव वज्चकस्‌ । 
न च प्रत्येति, नो वेत्ति हानिवद्धी ददाति च ॥|१६०॥ 
स्तुयमानो धनं भूरि म॒त्युं प्राथयते रणे | 
कत्तेव्यं चाप्यकत्तेन्य नेब जानाति जातुचित्‌ ॥१६१॥ 
यो लोके स मवेन्मत्यों युक्त: कापोतलेश्यया । 
अथाग्र पीतलेश्याया लक्षणं विनिवेधते ॥१६२॥ 


चतुर्थों मयूलः १५ई 
अर्थ--जो स्वेच्छापू्वंक अनेक बार दूसरेसे रोष करता है, उसको 
निन्‍दा करता है, उसे दोष लगाता है, अपनी प्रशंसा करनेमें उद्यत रहता 
है, शोक और भयके वशीभूत रहता है, अपने ही समान दूसरेको ठग 
मानता हुआ उसका विश्वास नहीं करता है, हानि-वृद्धिको नहीं समझत्ता 
है, स्तुति किये जानेपर बहुत भारी धन देता है, रणमें मरणकी इच्छा 
करता है और कत्तंव्य-अकत्तंव्यको कभो नहीं जानता है वह मतुष्य लोक- 
में कापोतलेश्यासे युक्त होता है। अब भागे पीतलेश्याका लक्षण कहा 
जाता है ॥१५०-१६२॥। 
पीतलेश्यावालेका लक्षण-- 
कार्याकार्य विजानाति सेव्यासेव्ये च पश्यति । 
दयादानरतो नम्रः पीतलेश्यायुतो जनः ॥१६३॥ 


अथं--जो कार्य अकारयको जानता है, सेव्य असेव्यको समझता हैं, 
दया दानमें तत्पर रहता है और प्रक्ृतिका नम्र होता है वह मनुष्य पोत 
लेश्यासे युक्त होता है ॥१६२॥ 
पद्मलेश्यावालेका लक्षण-- 
त्यागी भद्र: सुकतंव्यः क्षमात्य: पूज्यपूजकः | 
संसारसुखनिविण्णस्तथ्यतक्वगवेषकः ॥१६४॥ 
जिनेन्द्रपादपकछुजे. भूड़ः स्वात्महितोद्यतः । 
लोकी भवति लोके$स्मिन्‌ पद्धलेश्याविभूषितः ||१६९५॥ 


अर्थ--जो दानी हो, भद्र परिणामी हो, उत्तम काम करनेवाला हो, 
क्षमावान्‌ हो, पूज्य जनोंका पूजक हो, संसारके सुखसे विरक्त हो, सत्य- 
तस्वका अन्बेषक हो, जितेन्द्र भगवानके चरण कमलोंका भ्रमर हो, और 
स्वात्महितमें उद्यत रहता हो ऐसा मनुष्य इस लोकमें पद्मलेश्यासे विभू- 
षित होता है।।१६४-१६५॥ 


अमन 


शुक्ललेश्याचालेका लक्षण-- 
५ वंशस्थवृत्त 
न पक्षपातं विद्धाति कस्यचित्‌ 
न यो निदानं कुरुते च जातुचित्‌ | 


न रागद्वरोपोपहतश्च यो मवेत्‌ 
स शुक्ललेश्यासद्दितों जनो भवेत्‌ ॥१६३॥ 


१५४ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


अरथ--जों मनुष्य न किसीका पक्षपात करता है, न कभी निदान 
करता है ओर न राग-द्वंपसे उपहत होता है वह शुक्ललेश्यासे सहित 
होता-है ॥१६६॥ 


आगे-गुणस्थानोंमें लेश्याओंका विभाग कहते हैं-- 


याव्त॒ुयगुणस्थानं लेश्यापटक॑ निरूप्यते । 
अप्रमत्तं ततो यावच्छुमलेश्यात्रयी मता ॥।१६७॥ 


ततो लेश्या स्मृता शुक्ला निर्लेश्यों योगवर्जितः । 
येषां क्रोधादयो जाता: खरशृद्अयुगोपमाः ॥१६८॥ 


भूतपूर्व गतिन्यायात्तेपां लेश्या. स्नच्यते । 
अथवा योगजातस्य प्ुुख्यत्वान्न विरुध्यते १९९ 


चिरं सीदन्ति. संसारसागरावत॑वर्तिनः । 
युक्‍ता लेद्याकहापेन कुर्वबाणा: कर्मसंचयम्‌ ॥|१७०॥ 


अर्थ--प्रा रम्भसे चतुर्थ गुणस्थान तक छहों लेश्याएँ कही जाती हैं, 
उसके आगे अप्रमत्तसंयत--सातवें गुणस्थान तक तीन शुभलेश्याएँ-- 
पीत, पद्म और शुक्ल मानी गई है। उसके आगे शुक्ललेश्या है परन्तु 
अयोग कैबली लेश्यासे रहित हैं। जिनके क्रोधादि कषाय खरणश्यंगके 
समान अभावरूप हैं ऐसे ग्यारहवेंसे लेकर तेरह॒वें गुणस्थान त+*के जीवोंके 
भूतपृवंगतिन्यायसे लेश्या कही जाती है अथवा योगकी मुख्यतासे, 
विरोध नही है । भावार्थ--कषायसे अनुरजञ्जित योगोंकी प्रवृत्तिको लेश्या 
कहते हैं, अतः प्रारंभसे लेकर दशम गुणस्थान तक कषायका सद्भाव 
रहनेसे लेश्याका लक्षण अच्छी त्तरह घटित होता है परन्तु ग्यारहवें 
गुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक मात्र योगोंकी प्रवृत्ति है अतः 
लेश्याका लक्षण घटित नही होता । यहाँ आचाय॑ने भूतपू्वप्रज्ञापतनयसे 
मात्र योगप्रवृत्तिको कषायानुरञज्जित मानकर लेश्याका लक्षण घटित 
किया,है । अथवा योगप्रवृत्तिको मुख्य मानकर लेश्याका सख्भाव स्वीकृत 
किया है ॥१६७-१६९५॥ जो जीव लेश्याओंके समूहमें युक्त हैं वे संसार- 
सागरको भंँवरमें पड़े तथा कर्मोका संचय करते हुए चिरकाल तक दुखी 
रहते हैं १७० ॥ 


चतुर्थों मयूख: १५५ 
आगे लेद्यारहित जीवोंकी स्तुति करते हैं-- 
४ उपजाति 
कृष्णादिलेश्यारदिता भवान्धि- 
बिनिगंताः सिद्धिपुरं प्रयाताः । 
निरन्तसोख्यामृतसारसिक्ता: 
स्वात्मस्थितास्ते सुजना जयन्ति |[१७१॥ 
अथं---जो क्ृष्णादि लेश्याओंसे रहित हैं, संसाररूपी सागरसे बाहर 
निकल चुके हैं, मुक्तिनगरको प्राप्त हें, अनन्तसुखरूप अमृतके सारसे 
सिक्‍त हैं तथा स्वकीय आत्मामें स्थित हैं ऐसे मुक्त जीव जयवंत प्रवतंतते 
हैं ॥१७१॥ 
इस प्रकार लेश्यामा्गंणा पूर्ण हुई । 
आगे भव्यत्वमार्गणाकी अपेक्षा जोबतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
सम्यक्त्वप्रमुखेभावैर्य भविष्यन्ति. जन्तवः । 
स्वणोपला इव प्रोक्ता भव्या भगवता हि ते ॥१७२॥ 
व्यक्ता नेव भविष्यन्ति भावाः संदर्शनादयः 
यपां ते हन्धपाषाणसदृशो5भव्यसंज्षिताः ||१७३॥ 
भव्याभव्यत्वभावाभ्यां बहिरयाता शिवेश्वराः 
सज्शानचन्द्रिकाप्रेश्राजमाना जयन्ति वे ॥१७४॥ 
अथं--जो जीव सम्यग्द्शन आदि भावोंसे युक्त होंगे वे भगवान्‌-- 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा स्वणंपाषाणके समान भव्य कहे गये हैं ॥९७२॥ और 
जिनके सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकट नहीं होंगे वे अन्धपाषाणके समान 
अभव्य कहे गये हैं ॥१७३॥ जो भव्य ओर अभव्य भावसे बहिभूत हैं तथा 
सम्यरज्ञानल्पी चन्द्रिकासे शोभायमान हैं वें सिद्ध भगवान्‌ निरचयसे 
जयदंत प्रवर्तते हैं ॥१७४॥ 
यह भव्यत्वमार्गणा पूर्ण हुई । 
आगे सम्यक्त्वमार्गणाके द्वारा जीव॒तत््वका निरूपण करते हैं-- 
सम्यकक्‍तवका लक्षण--- 


जिनचन्द्रोपदिष्टानां. जीवाजीवादिसंशिनाम्‌ ! 
तपत्तानां सप्तसंख्यानां श्रद्धा सम्यक्त्वमुच्यते ॥१७५॥। 


श्५द सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अर्थ--जिनचन्द्रके द्वारा कहे हुए जीवाजीवादि सात तत्तोंकी श्रद्धा 
करना सम्यवत्व कहलाता है ॥१७५॥ 
धम्यक्त्वके भेंद-- 
दशनमोहनीयस्यानचतुष्कविराजिन: | 
क्षये तस्क्षायिकं प्रोक्त जमे चोपशमोद्धवम ॥१७६॥ 
क्षयोपशमने जाते. क्षायोपशमिक॑ भवेत्‌ । 
सम्यक्त्वत्रितयं होतदू. वर्णित परमागमे ॥१७७॥ 
अर्थ--अनन्तानुबन्धीकी चोकड़ीसे सहित दर्शनमोहनीयके क्षयसे 


क्षाथिक, उपशमसे औपशमिक और क्षयोपशमसे क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्व 
होता है। परमागममे सम्यकत्वके ये तोन भेद कहे गये हैं ॥१७६-१७७॥ 


आगे क्षायिकसम्यक्त्वकी महिमा कहते हैं-- 


अनेककल्पकालानां शते याते न विक्रियाम्‌ । 
क्षायिक॑ याति सम्यकक्‍त्व॑ सुवर्णावलसन्निभम्‌ ।|१७८॥ 
क्षये.. दर्शमोहस्य श्द्धाभूषाविभूषितः । 
नातिक्राम्यति जीवो४यं तुरीयं जातुचिद्‌ भवम्‌ ॥१७९॥ 
कमभूमिसमुदूभूतो नरो.. दर्शनमोहनम्‌ । 
हन्तुं प्रारमते नूनं केवलिद्विकसन्निधो ॥१८०॥ 
निष्ठापना तु सबंत्र सबंदा तस्य जायते। 
साथनन्तमिदं प्रो दर्शन वरदशने! ॥१८१॥ 
अर्थ--सुमेरु पर्वतके समान क्षायिकसम्यर्दर्शन, अनेक कल्पकालोंके 
छतक बीत जानेपर भी विकारको प्राप्त नहीं होता है ॥१७८॥ दर्घ॑न- 
मोहका क्षय हो जानेपर श्रद्धारगी आभूषणसे विभूषित यह जीव, कभी 
भी चतुर्थ भवका उल्लंघन नही करता है अर्थात्‌ चतुर्थ भवमें नियमसे 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥१७९॥ कमंभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही 
केवलिट्िकके सन्निघानमें दर्शनमोहनीयका क्षय करना प्रारम्भ करता है 
परन्तु उसकी निष्ठापना सब यतियाँ सदा हो सकती है | इस क्षायिक- 


सम्यग्दशंनको उत्कृष्ट सम्यक्त्वके धारक जिनेन्द्र भगवानुने सादि अनन्त 
कहा है ॥१८०-१८१॥ 


चतुर्थो मयखः १५७ 


ओऔपद्ञमिकसभ्यवत्वकी विशेषता-- 


दर्शनमोहनीयस्योंपश्षमें जायते  तु॒यत्‌ । 
प्रसन्‍नपडुपानीयवद्भवेत्क्षणक॑ द्वि तत्‌ ॥१८२॥ 
अर्थ---जो सम्यर्द्शन दर्शनमोहनीयकमंके उरश्म होनेपर होता 
है वह औपशमिकसम्पग्दशन कहलाता है। वह सम्यरदर्शन ऊपरसे 
स्वच्छ किन्तु भीतर कीचसे युक्त पानीकी स्वच्छताके समान क्षणिक 
होता है अर्थान्‌ अन्तमु हुर्तमें नियमसे नष्ट हो जाता है ॥१८२॥ 
येदक सम्यकत्यकी विशेषता-- 
सम्यक्त्वमोहनीयस्योंदये दोषविद्षितम्‌ । 
वेदक॑ हन्त सम्यकत्व॑ भविनां भवति ध्रुवम्‌ ॥१८३॥ 
अथं--खेद है कि जोवोंका वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यग्दशंन, 
सम्यक्त्वमोहनीयके उदयमें चछ, मल और अगाढ़ दोषसे निश्चित ही 
दूषित होता है॥१८३॥ 
सासादनसम्पर्हृष्टिका लक्षण--- 
सम्यक्त्वशलतो श्रष्टो जीवो मिथ्यात्वभूतलम्‌ । 
यावत्माप्तोी न स ग्रोक्‍्तस्तावत्सासनदशनः ।।१८४॥ 
र्थ--सम्यग्दर्शनरूपी पब॑तसे भ्रष्ट हुआ जीव जब तक भिथ्यात्व- 
रूपी भूतलपर नही आता है तब तक वह सासादनसम्यरदृष्टि कहा गया 
है ॥१८४।॥ 


मिश्र और सिथ्यावृष्टिका लक्षण-- 
मिश्रमोहोदये यस्य तत्त्यानां निकुरम्बके | 
श्रद्धाउश्रद्धो भयाकारं पृथक्कतुमनीश्वरः ।।१८५॥ 


परिणामों भवेत्स स्यान्मिश्रसंज्ञाविभषितः । 
मिथ्यात्वमोहनीयस्योदयं यातो हि यो जनः ॥१८६॥ 
बिनेन्द्रचन्द्रनिर्दिष्ट॑ तत्त्वजात॑ न जातुचित्‌ | 
प्रत्येति स च विज्ञेयो जीवो मिथ्यात्वसंयुतः ॥१८७॥। 


अर्थ--मिश्र (सम्यडूमिथ्यात्व) मोहनीयके उदयमें जिस जोवका 
परिणाम तत्त्वसमूहके विषयमें श्रद्धा मोर अश्रद्धाके संमिलित आकारको 


श्५८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


पृथक्‌ करनेमें असमर्थ रहता है वह मिश्चसंज्ञासे युक्त है। तथा मिध्यात्व- 
मोहनीयके उदयको प्राप्त हुआ जो जीव जिनेन्द्रचन्द्रके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वसमूहुकी कभी प्रतीति नहीं करता उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये 
॥१८५-१८७॥ | 
इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गंणाका वर्णन हुआ । 
आगे संज्ञीमार्गंणाके द्वारा जीवतत्वका वर्णन करते हैं-- 
संज्ञाका लक्षण--- 
नोहन्द्रि याइतेननं क्षयोंपशमने. सति । 
जायते बोंधनं यच्च सा संज्ञा संज्ञिता बुधेः ॥१८८।। 
अर्थ--निश्चय ही नोइन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपद्म होनेपर जो 
ज्ञान होता है उसे विद्वज्जनोंने संज्ञा कहा है ॥१८८॥ 
संशोका लक्षण -- 
उपजात्ति 
मनोवलम्बेन निरन्तर यः 
* शिक्षाक्रियालापगम्रुखानुपायान्‌ू | 
गृह्लाति संज्ञी स हि संशितोध्यं 
संज्ञानवद्धिः परमागमेषु ॥ १८९॥ 
अर्थ--जो जीव मनके आलम्बनसे निरन्तर शिक्षा, क्रिया तथा 
आलाप आदि उपायोंको ग्रहण करत्ता है वह समीचीन ज्ञानके धारक 
मुनियोंके द्वारा परमागममें संज्ञी कहा गया है ॥ !८९॥ 
असंशोका लक्षण-- 
उपेन्द्रवद्धा 
न यत्र संज्ञा न मनोबलम्बो 
न वतते काचन तच्चिन्ता | 
जनः स संत्ञारहितः प्रगीतो 
यशोवलक्षीकृ तदिक्सम्‌हठैः ॥१९०॥ 
अथे--जिसमें न संज्ञा है, न मनका आलूम्बन है, और न कोई 


तत््वकी चिन्ता है उसे यशके द्वारा दिशाओके समूहकों घबल करनेवाले 
ऋषियोंने असंज्ञी कहा हैं ।॥१९०॥ 


चतुर्थों मयूल: ... रैषर, 
संज्ञी-असंज्ञी ध्यवहारसे धन्य जोबोंका स्तवन-- 
विजयन्ते जनाः केडपि संक्यसंज्षित्ववर्जिताः । 
आत्मानन्दथुसंभारसंभृताः पुरुषादिचरम्‌ । १९१॥ 
अथं--जो पुरुष संज्ञी ओर असज्ञीके व्यवहारसे रहित हैं तथा चिर- 


काल तक आत्मोत्यथ आनन्दके समीचीन भारसे परिपूर्ण रहते हैं वे कोई 
अनिव॑ंचनीय-अरहन्त सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त प्रवर्तते है । 


भावाथं--एकेन्द्रियसे लेकर असंशी पञ्चेन्द्रिय तक सभी जीव असंज्ञी 
ही होते हैं। ये नियमसे तिय॑ज्न्चगतिमें होते हैं और मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थानमें ही रहते हैं। संज्ञीपज्चेन्द्रिसमे लेकर बारहवें गुणस्थान तक 
संज्ञी कहलाते हैं। इनमें देत और नारकियोंके आदिके चार गुणस्थान 
तथा नियंव्चोंके आदिके पाँच गुणस्थान होते हैं। परन्तु मनुष्योंके 
प्रारम्भसे लेकर बारह गुणस्थान तक होते हैं। उसके भागे तेरहवें 
चोदहवें गुणस्थानवाले मनुष्य तथा सिद्ध भगवान संज्ञी और असंज्ञीके 
व्यवहारसे रहित हैं ॥१९१॥ 

इस प्रकार संज्ञोमार्गणा पूर्ण हुई । 


आगे भाहारमागंणाके आलम्बनसे जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 
झाहारका लक्षण-- 


देहनामोदयाद्देहवतां संसारवर्तिनाम्‌ । 
नोकमंपुद्गलादानमाहारो द्वि.. स्ुच्यते ॥१९२॥ 


अर्थ--श री रनासकमंके उदयसे संसारो जीवोंके जो नोकमंरूप 
पुद्गलोंका ग्रहण होता है निश्वयसे वह आहार कहलाता है। 


भावाथं--विग्रहगतिके बाद संसारी जीव शरीररचनाके योग्य 
आहारवर्गंणाके परमाणओंको जो ग्रहण करता है उसे आहार कहते 
हैं। इन जआाहारवर्गंगाके परमाणुओंसे शरोरकी रचना होती है। 
हीन्द्रियादि जीवोंके इन्ही आहारवर्गंणाके परमाणुओंके साथ भाषावग्गंणा: 
के परमाणुओंका भी संचय होता है उनसे बचनकी उत्पत्ति होती है ओर 
संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंक मनोवर्गंणाके परमाणुओंका भी ग्रहण होता है और 
उनसे मनकी उत्पत्ति होती है। जब तक दरीरपर्याष्ति पूर्ण नहीं 
होती तब तक जीव अपर्याप्तक कहलाता है। अपर्याप्तक अवस्थामें आयु 
इन्द्रिय और कायबल ये तीन ही प्राण होते हैं। पर्याप्तक होनेपर इवासो- 


१६० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


ज्छवास, वचनबल और मनोबल भी हो जाते हैं। उपयुक्त आहारको 
ग्रहण करनेवाले जीव आहारक कहलाते हैं ।।१९२॥ 
आगे आहारक और अनाहारक कोन होते हैं, यह्‌ कहते है-- 
उपजाति 
अयोगिनः केवलिनो जिनेन्द्राः 
सिद्धाः समुद्घातयुता जिनाश्च । 
नाहारका विग्रहयानयुक्ता 
आहारकाः सनन्‍्ति तदन्यजीवाः |॥१९३॥ 
अर्थ--अयोगकेवली जिनेन्द्र, सिद्धपरमेष्ठी, समुद्घातसे सहिंत 
सयोगकेवली जिनेन्द्र और विग्रहगगति वाले जीव अनाहारक होते हैं। 
इनसे अतिरिक्त समस्त जीव भहारक होते हैं। 
भावार्थ--गुणस्थानोंकी अपेक्षा अनाहारक अवस्था प्रथम, द्वितोय, , 
चतुर्थ, समुद्धातगत त्रयोदश और चतुर्दश गुणस्थानमें ही होती है, अन्य 
स्थानोंमे नहीं ॥१९३॥ 


समुद्घातका लक्षण-- 
जीवस्यात्म प्रदेशानामत्यक्त्वा मलदेहकम्‌ । 
बहिष्प्रसरणं॑ यत्तत्‌ समुद्भातः सम्ुच्यते | १९४॥ 
अथं--मूल शरीरको न छोड़कर जीवके आत्मप्रदेशोंका जो बाहर 

फैलाना है वह समुद्घात कहलाता है ॥९४॥ 

समुवृघातके भेव -- 
कपायवेदनोदूभूती वेक्रियो मारणान्तिकः । 
आहारकप्च तेजन्च केवलिनां च सप्तमः ॥१९५॥ 
एते सप्त समुदधाताः प्रगीताः परमागसे | 
काष्टामेकां प्रयात्येवाहारकी मारणान्तिकः ॥ १९६॥ 
इतरे पश्च सर्वत्र गामिनस्तेषु सम्मताः। 
समुद्धातदशा सेषा स्वत एवं पग्रजायते ॥१९७॥ 


अर्थ--समुद्धातके सात भेद हैं--१. कषायोद्भूत, रे. वेदनोद्भूत, 


३, वेक्रियिक, ४. मारणान्तिक, ५. आहारक, ६. तैजस और ७. केवलि- 
समुद्घात । 


चतुर्था मयूल: १६१ 


भावाथें--कषायको तीब्रताके समय जो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर 
फेलते हैं वह कषाय-समुद्धात है। विशेष वेदना के समय आत्मप्रदेशोंका 
बाहर फेलना वेदनासमुद्घात है। पुृथक्‌ विक्रियाके समय आत्मप्रदेशोंका 
जो उत्तरदेहके साथ जाना है वह॒वेक्रियिकसमुद्धात है । किन्हीं किन्‍हीं 
जीवोंके आत्मप्रदेश मरणके पूर्व उस स्थानका स्पर्श करने जाते हैं जहाँ 
इसे उत्पन्त होना है, यह मारणान्तिकसमुद्घात कहलाता है | प्रमत्तसंयत- 
गृंणस्थानवर्ती किन्‍्हीं किन्‍्हीं मुनिके मस्तकसे निकलनेवाले आहारक- 
शरीरके साथ जो आत्मप्रदेशोंक! जाना है वह आहारकसमुद्घात कह- 
लाता है। लब्धिप्रत्यय तैजसशरीरके साथ जो आत्मप्रदेशोंका जाना है 
वह॒तैजससमुद्घात कहलाता है और जिन केवलियोंके आयुकमंको 
स्थिति थोड़ी हो तथा शेष तीन अघातिया कर्मोकी स्थिति अधिक हो 
उनके तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम मुह॒तमें जो दण्ड, कपाट, प्रतर और 
लोकपूरण अवस्था आत्मप्रदेशोंकी होती है वह केवली-समुद्घात कहलाता 
है। इसमें आठ समय लगते हैं। दण्डभेदमें औदारिककाययोग, कपाटमें 
ओदारिकमिश्रकाययोग और प्रतर तथा लोकपूरणभेदमें कार्मणकाय- 
थोग होता है। इस कार्मणकाययोगके समय अनाहारक अवस्था होती 
है ॥१९५॥। 


परमागममें ये सात समुद्धात कहे गये हैं। इनमें आहारक और 
मारणान्तिक समुद्घात एक दिश्षामें होते हैं। शेष पाँच सभी दिशाओंमें 
होते हैं। समुद्धातकी यह अवस्था स्वयं ही होती है ।॥(५६-१५९५७॥ 


इस प्रकार आहारकमार्मंणा पूर्ण हुई । 
आगे उपयोगप्ररूपणाके द्वारा जीवतत्त्वका वर्णन करते हैं-- 


हेतुयुग्मवशाज्जातश्चैतन्यानुविधायिकः | 
आत्मनः परिणामः स्यादुपयोगो जिनेरितः ॥१९८।॥ 


स॒ साकारनिराकारभेदाम्यां द्विविधो मतः | 
साकारइचाष्टघा तत्र निराकारश्चतुविधः ॥१९९॥ 


मत्यादिपश्वस ज्ञानान्यज्ञानत्रितयं तथा | 
हत्थमष्टविधः प्रोक्त: साकारो श्य पयोगकः ॥२००॥ 
११ हे 


धर सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


द्ुतविलम्बित 
नयनदृष्टिरलोचनदर्शन 
0. 
हावधिदशनकेवलदशने । 
इति परयोधिविकल्पयुतों मतों पु 
गतबिकल्पततिहा पयोगकः ॥२०१॥ 
दादशमेदसम्पन्न उपयोगो5्यमात्मनः । 
लक्षण लक्षितं वीरजिनचन्द्रमसा चिरम्‌ ॥२०२॥ 
अथं--अन्तरज्भ और बहिरज्भ कारणोसे उत्पन्न होनेवाला जीवका 
जो चेतन्यानुविधायी परिणाम है वह ॒ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा हुआ 
उपयोग है ।।१९ ८॥ वह उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके भेदसे दो 
प्रकारका माना गया है। ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग 
चार प्रकारका है ॥१९९॥ मति आदि पांच सम्यग्ज्ञान और कुमति आदि 
तीन भिथ्याज्ञान, इस प्रकार ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका कहा गया है 
॥२०१॥ चक्षुदंशंन, अचक्षुदंशन, अवधिदर्शन ओर केवलदर्शन इस 
प्रकार दर्शनोपयोग चार भेदोसे सहित माना गया है ॥२०१॥ वीर 


जिनेन्द्रने यह बारह भेदोंसे सहित उपयोग जीबका चिरकाल व्यापी 
लक्षण कहा है ॥२०२॥ 


इस प्रकार उपयोगप्ररूपणा पूर्ण हुई । 
भागे जीवतत्त्वके वर्णनका उपसंहार करते हैं-- 
ु उपजाति 
संसारपाथोधिपयो निमग्नो 
. इुग्खं चिरं हन्त भरन्‌ समन्‍्तात्‌ । 
विपधते यो हि जनः स्वदोषात्‌ 
प्ररूणणाविंशतिव णितो$सो ।।२०३॥ 
ध्यानोग्रहब्याशशिखासमह- 
प्रदः्धदु:खप्रदकमंजाला! । 
सुम्रुक्तिकान्ताकमनीयकण्ट- 


संश्लेषजानन्दनमझलादथा: ॥२०४॥ 


चतुर्थों मयूखः १६३ 
अनन्तविज्ञानलतालबाला 
विलोकिताशेषमवान्तरालाः .। 
प्ररूपणा मेदबहिः प्रयाता 
जयन्ति जेना जगदीश्वरास्ते ॥२०५॥ 
हर स्नग्धरा 
शैलेष स्वणेशेलो जलधिविततिषु क्षीरपा्थोनिधानों 
देवेन्द्रो देवबृन्दे निखिलसुरजुतों ध्यानमन्त्यं तपःथु । 
भूषासु ज्ञानभूषा सुनृषु सुकृतविच्चास्ति यद्त्प्धान- 
स्तद्वज्जीवः प्रधानः सकलगुणयुतस्तस्‍्वराशो प्रधान: ॥२०६॥ 
अथं--खेद है कि जो प्राणी अपने दोषसे संसारसागरके जलमें 
निमग्न हो चिरकालसे सब ओर दुःख उठाता हुआ विपन्‍न्न हो रहा है 
उसका बीस भश्ररूपणाओंके द्वारा वर्णन किया गया है ॥२०३॥ जिन्होंने 
ध्यानरूपी प्रचण्ड अग्निकी ज्वालाओंके समूहमें दुःखदायक कमंसमूह- 
को अत्यन्त भस्म कर दिया है, जो मुक्तिकान्ताके सुन्दर कण्ठालिड्भनसे 
समुत्पन्न आनन्दमज्भलसे युक्त हैं, जो अनन्तविज्ञानहपोी लताके 
आजलवाल स्वरूप हैं, जिन्होंने समस्त संसारके अन्तरालको देख लिया है 
तथा जो प्ररूपणाओंके भेदोंसे बहिभूंत हैं वे जेन जगदीश्वर सिद्ध पर- 
मेष्ठो सदा जयवन्त प्रवर्तते हैं ॥२०४-२०५॥ 
जिस प्रकार पव॑तोंमें सुमेरु, समुद्रोंमें क्षीरसागर, देवसमूहमें समस्त 
देवोंके द्वारा नमस्क्ृत इन्द्र, तपोंमे शुक्ल्ध्यान, आभूषणोंमे ज्ञानरूप 
आभूषण और मनुष्योंमें कृतज्ञ मनुष्य प्रधान है उसी प्रकार सब तत्त्वोंमें 
निखिल गुणोंसे युक्त जीवतत्त्व प्रधान है ॥२०६॥ 
इस प्रकार सम्यक्त्व-चिन्तामणिमें जीवतत्त्वका वर्णन करनेवाला 
चतुथ मयूख पूर्ण हुआ । 
कं 


पञचमो मयूखः 
शादूंलविक्रीडित 
मोहए्मापतिरक्षितं बहुविधं कर्मारिसेन्यं इतं 
येन च्यानमयेन खड्बअनिचयेना$रुक्षितं चाहवे । 
सम्यक्त्वप्रमुखात्मशो भनगुणश्रेणि: सदा सौरूयदा 
५ 
स श्रीमान वुषमेश्वरो विजयतामिष्टाथंकल्पदुमः ।।१॥ 
अथ--जिन्‍्होंने युद्धमें ध्यानरूपी खद्भुसमूहके द्वारा मोहरूपी राजासे 
सुरक्षित बहुत प्रकारकी कर्मशत्रुओंको सेनाका नष्ट किया तथा सम्थक्त्व 
आदि आत्माके उत्तमोत्तम, सुखदायक गुणसमूहकी रक्षा की थी, इष्ट 
अर्थंको देनेके लिये कल्पवृक्ष स्वरूप वे श्रीमान्‌ वृषभदेव भगवान्‌ जयवन्त 
प्रवर्तें ॥१॥ 
इतोश्गर संप्रवश्याम्यजीवतत्त्मचेतनम्‌ । 
स्वान्ते निधाय पूवेंष्रामाचार्याणां वचःक्रमम्‌ ॥२॥। 
न 0 
अबोधो5दशनो<वी ये 5सु खः सम्यक्त्वव्जितः । 
चेतनालक्षणाज्जीवादजीवी.. भिन्न उच्यते ॥३॥ 
अथ--अब इसके आगे पूर्वाचार्योके वचनक्रमकों हृदयमें धारणकर 
चेतनारहित अजीवतत्त्वका कथन करेंगे ॥२॥ जो ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीयं ओर सम्यक्त्वसे रहित है तथा चेतनालक्षण वाले जीवतत्त्वसे 
भिन्‍न है वह अजोब कहलाता है ॥३॥ 
भआर्या 
पुदूगरूघमाधर्माकाशानेह:प्रमेदसं भिन्‍नः । 
उक्त: पत्चविधोप्सी. यग्रन्थाकृपारनिष्णातै: [॥४॥ 


अर्थ--पुदूगल, धरम, अधमं, आकाश और कालके मेदसे वह अजीव 


रे, धास्त्ररुपी समुद्रके अवगाहो आचार्योके द्वारा पाँच प्रकारका कहा 
गया है ॥४॥ 


पैश्यमो मयूंसः १६५ 
पुदृूगलका लक्षण-- 


स्पशरसगन्धवर्णवन्तो मूर्ता. निरूपितास्तत्र । 
पुद्गला नेकमेदाः प्रणगलनस्वभावसंयुक्ताः ॥५।। 


अथ--उत्त पाँच भेदोंमें जो स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णंसे सहित हैं, 
मूर्तिक हैं, अनेक अबान्तर भेदोंसे सहित हैं तथा पूरण-गलन स्वभाव वाले 
हैं वे पुदगल कहे गये हैं ॥५॥ 


भावाथं--जो स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा जाना जावे उसे स्पर्श कहते 
हैं । इसके आठ भेद हैं--कोमल, कड़ा, हुलका, भारी, रूखा, चिकना, 
शीत और उष्ण। इनमेंसे आदिके चार आपेक्षिक होनेसे परमाणुमें नहीं 
होते | शेष चार होते हैं । उनमें भी एक परमाणुमें स्निग्ध और रूक्षमेंसे 
कोई एक तथा शीत और उष्णमेंसे कोई एक, इस प्रकार दो स्पर्श होते 
हैं। स्कन्धरूप पुदूगलमें सभी स्पर्श हो सकते हैं। जो रसना इन्द्रियके द्वारा 
जाना जावे उसे रस कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं--खट्टा, मोठा, कडुआ 
कषायला और चिरप्रा। खारा रस मीठे रसके अन्तगंत माना गया है । 
इन पाँच रसोंमेसे परमाणुमें कोई एक रस होता है परन्तु स्कन्धमें सभी 
रस हो सकते हैं। जो प्राण इन्द्रियके द्वारा जाना जावे उसे गन्ध कहते 
हैं। इसके दो भेद हैं--सुगन्‍्ध और दुग्ध । इनमेसे परमाणुमें कोई एक 
होता है परन्तु स्कन्धमें दोनों हो सकत हैं। जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखा 
जावे उसे रूप कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं--काला, पीला, नीला, लाल 
और सफेद । हरा रंग पीला और नीलाके संयोगसे बनता है इसलिये उसे 
मूल भेदोंमें संमलित नही किया है । इन रज्ोंके परस्पर मेलसे जो अनेक 
रज् बनते हैं उनकी यहाँ विवक्षा नही की है। परमाणुमें एक रज्भ होता 
है परन्तु स्कन्धमें सभी रज्भ हो सकते हैं। पुद्गल मूतिक है क्योंकि वह 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रहणमें आता है। यद्यपि परमाणु और सूक्ष्म स्कन्ध 
इन्द्रियों द्वारा प्रहणमें नही आते तो भी उन परमाणुओं और सूक्ष्म स्कन्षों 
के संयोगसे निर्मित बड़े स्कन्धोंके इन्द्रियों द्वारा ग्रहणमें आनेके कारण 
उन्हें मूत्ि सहित माना जाता है। पुद्गलका स्वभाव प्रण और गलन 
रूप है अर्थात्‌ उनमेंसे प्रत्येक समय अनेक परमाण बिखरते हैं और नये 
परमाणु उनमें मिलते हैं। दृश्यमान जगत्‌ पुदुगलद्रव्यका ही विस्तार 
है ॥५॥ 


१६५ सम्यक्त्वर्नचन्तामणि: 


पुदुगलद्॒व्यके पर्याय-- 
शब्दों बन्धस्तथा सौश््म्यं स्थोल्यं संस्थानसंभिदा: । 
तमश्छायातपोद्योतास्तत्पर्यायाः प्रकीतिता। ॥|६॥ 


अर्थ--शब्द, बन्ध, सौद्षम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप 
और उद्योत, ये पुद्गल द्रव्यके पर्याय हैं। 

भावाथं--गुण सदा द्रव्यके साथ रहते हैं परन्तु पर्याय ऋमवर्ती होने- 
से कादाचित्क होते हैं । जिस प्रकार स्पश, रस, गन्ध और रूप सदा साथ 
रहते हैं उस प्रकार शब्दादिक सदा साथ नही रहते । ये शब्दादिक स्कन्ध- 
के भेद हैं। आगे इनका विवेचन किया जाता है। 

शब्द--जो कर्णन्द्रियके द्वारा जाना जावे उसे शब्द कहते है । शब्दके 
दो भेद हैं-- १ भाषारूप और २ अभाषारूप । भाषारूप शब्दके साक्षर 
और अनक्षरके भेदसे दो भेद है। संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश आदि रूप 
परिणत जो शब्द हैं वे साक्षर हैं। इन साक्षर छाब्दोंके द्वारा ही अनेक 
शास्त्रोंकी रचना होती है। अनक्षरात्मक छब्द द्वीन्द्रियादिक जीवोंके 
होता है। उत्पत्तिकी अपेक्षा केवली भगवान्‌की दिव्यध्वनि भी अनक्ष- 
रात्मक है परन्तु अपने अतिशयविश्येषस्ते वह श्रोताओके कर्णकुहरमे 
अक्षररूप परिणत हो जाती है। यह अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दोनों 
प्रकारकी भाषा जीवके प्रयोग--प्रयत्न जन्य होनेसे प्रायोगिक कही जाती 
है। अभाषात्मक शब्द प्रायोगिक और वेस्नसिकके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
प्रायोगिक शब्द “पुरुषके प्रयत्नजन्य होनेके कारण चार प्रकार के हैं-- 
तत, वित्त, घन और सौषिर । जिनपर चमड़ा मढ़ा हुआ है ऐसे मुदज्भ 
तथा मेरी आदिके शब्दको तत कहते हैं। वीणा आदिके शब्दको वितत 
कहते हैं। झालर, घण्टा आदिक़े शब्दको घन कहते हैं और शह्ध॒ तथा 
बांसुरी आदिके शब्दको सौषिर कहते हैं । 

बन्ध--बन्वके दो भेद हैं--वेखसिक और प्रायोगिक । पुरुषग्रयोगकी 
अपेक्षा न रखकर स्निग्ध और रूक्ष गुणके कारण बिजली, उल्क्रा तथा 
इन्द्रधनृष आदिके रूपमें जो होता है वह वेस्नसिक कहलाता है और पुरुष 
प्रयोगके निमित्तसे जो होता है वह प्रायोगिक कहुलाता है। यह अजीव 
विषयक तथा जीवाजीव विषयकके भेदसे दो प्रकारका है। पुरुषके द्वारा 
जो छाख तथा काष्ठ आदि का बन्ध किया जाता है वह अजीव विष- 
यक बन्ध है और जोवप्रदेशोंके साथ जो कम तथा नोकर्म परमाणुओंका 
बन्ध होता है वह जीवार्जीब विषयक बन्ध कहलाता है। अन्यत्र बन्धके 


पथ्चमों मंथुखः १६७ 


तीन भेद किये गये हैं--१ जोवविषयक, २ अजीवविषयक और ३ जीवा- 
जीवविषयक । जीवके आत्मप्रदेशोंमें जो राग-द्वेषरहप भावबन्ध होता 
है वह जीवविषयक बन्ध है। प्राचीन कर्मोके साथ जो नवीन कर्मोंका 
सम्बन्ध होता है वह अजीवविषयक बन्ध है और जीव तथा कमंरूप 
पुद्गल-प्रदेशों का जो नीर-क्षीरके समान एक क्षेत्रावगाह है वह जीवा- 
जीवविषयक बन्ध है। परन्तु यह चर्चा बन्धतत्त्वकी है। यहां मात्र 
पुद्गलकी पर्यायोंका प्रकरण होने से उसकी विवक्षा नहीं की गई है । 

सोौक्ष्म्य--सोक्ष्म्य दो प्रकारका है--१ अन्तिम और २ आपेक्षिक । 
अन्तिम सौदचम्य परमाणुओंमें होता है क्योंकि उनसे अधिक सुक्ष्म दूसरा 
पदार्थ नहीं होता और आपेक्षिक बेल, आमला तथा बेर आदियें पाया 
जाता है। अर्थात्‌ बेलसे सक्षम आमला है और उससे सूक्ष्म वेर है। 

स्थोल्य--स्थौल्य भी अन्त्य और आपेक्षिकके भेदसे दो प्रकारका 
होता है। तीनसो तेतालीस राजू प्रमाण जो लोकरूप महास्कन्ध है 
उसमें अन्त्य स्थौल्य है क्योंकि इससे बड़ा दूसरा स्कन्ध नहीं है। और 
वेर, आमला तथा बेल आदियें अपेक्षाकृत होनेसे आपेक्षिक स्थौल्य है । 

संस्थान--संस्थान आकृतिको कहते हैं। इसके इत्थंलक्षण और 
अनित्थ॑लक्षणके भेदसे दो भेद हैं। जिसका लम्बा, चौकोर तथा गोल 
आदि आकार शब्दोंके द्वारा कहा जाय वह इत्थंलक्षण संस्थान है और 
जो शब्दों द्वारा नहीं कहा जाय वह अनित्थ॑लक्षण संस्थान है, जैसे मेघ 
आदिका आकार | 

भेद--संघटित स्कन्धके बिखरनेको भेंद कहते हैं। इसके ६ भेद हैं- 
१ उत्कर, २ चूर्ण, ३ खण्ड, ४ चुणिका, ५ प्रतर और ६ अणचटन | करोंत- 
के द्वारा लकड़ी आदिका चीरा जाना उत्कर कहलाता है। जो तथा मेंहु 
आदिका जो आटा है उसे चूर्ण कहते हैं। घट आदिके जो टुकड़े हो जाते 
है उन्हें खण्ड कहते हैं। उड़द तथा मूग आदि की जो चुनी है उसे 
चूणिका कहते हैं। मेघपटल आदि की तह॒को प्रतर कहते है और संतप्त 
लोहको धनोंके द्वारा पीटे जानेपर जो आगके कण निकलते हैं उन्हें अणु- 
चटन कहते हैं । 

तस्--दृष्टिको रोकनेवाला जो प्रकाशका आवरण है उसे तम कहते 
हैं। इसके तारतम्य लिये हुए अनेक भेद हैं । 

छाया--प्रकाशके आवरणसे जो परछांई पड़ती है उसे छाया कहते 
हैं। इसके तद्र्ण और अतद्वर्णा ये दो भेद हैं। जिसमें पदार्थंका रूप उसी 
वर्णके साथ प्रतिबिम्बित हो उसे तद्वर्णा कहते हैं जेसे कि दपंणमें मयूरादि 


६८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


का प्रतिबिम्ब उसी वर्णका पड़ता है और जिसमें मात्र आकृति पड़ती है 
उसे अतद्वर्णा कहते हैं, जेसे धूप अथवा चांदनोमें मनुष्य की छाया पड़ती 
है । हे 
आतप--सूर्यके प्रकाशकों आतप कहते हैं। यह मूलमें शीत हि 
प्रभामें उष्ण होता है। यह आतप, सूर्यके विमानमें स्थित बादर पृथिवी- 
काथिक जीवोंके शरीर से उत्पन्न होता है । - 
उद्योत--चन्द्रमा, मणि तथा खद्योत आदिके प्रकाशको उद्योतत कहते 
हैं ॥६॥ 
आगे पुद्गलद्रव्यके भेद कहते हैं-- 
अणस्कन्धविभेदेन प्रुदूगला द्विविधा मताः 
तत्राणुभेंदशून्यः स्यात्‌ पोढा स्कन्धस्तु भिद्चत्ते ॥७॥ 
बादराबादरा: बादराश्च बादरसश्मका; 


सुक्ष्मस्थ्लाइच दक्ष्माश्च सुश्मस॒क्ष्माश्य ते मताः ॥|८॥। 
आर्या 
*अ हक के न] 
पृथिवीसलिलूच्छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्म संघाताः 
द्रथणुकश्च तचविज्ेस्तदुदाहरणानि बोध्यानि ॥९॥ 
अर्थं--अणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गल दो प्रकारके माने गये हैं। 
उनमैंसे अणु भेदरहित है परन्तु स्कन्ध छह प्रकारका होता है ॥॥७॥ बादर- 
बादर, बादर, बादर-सृक्ष्म, सूक्ष्म-बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म-सूक्ष्म | पृथिवी, 
जल, छाया, चक्षुरिन्द्रिय को छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंक विषय, कर्म- 
समूहू, भोर इथुक ये उन छह भेदोंके उदाहरण तत्त्वज्ञ मनुष्योंको जानना 
चाहिये । 
भावार्थ--जो स्कन्ध पृथक्‌ करनेपर पुथक्‌ हो जावें परन्तु मिलानेपर 
पुनः मिल न सकें उन्हें बादरबादर कहते हैं, जैसे पृथिवी । जो स्कन्ध 
पृथक करनेपर पृथक्‌ हो जावें और मिलानेसे पुनः मिल जावें उन्हें बादर 
कहते हैं, जेसे जल । जो स्कन्ध नेत्रोंसे दिखाई देते हैं परन्तु ग्रहण करनेमें 
नही आते उन्हें बादर-सूक्ष्म कहते हैं, जेसे छाया, आतप आदि । जो स्कन्ध, 
नेन्नोंस नही दिखाई देते परन्तु अन्य इन्द्रियसे जाने जाते हैं उन्हें सूक्ष-बादर 
कहते है, जेसे स्पर्श , रस, गन्ध, शब्द । जो घात-प्रतिघातसे रहित हों उन्हें 
सूक्ष्म कहते हैं, जेसे--ज्ञानावरणादिकर्मोंका समूह । और दो परमाणओंके 
संयोगसे निर्मित द्ररणुकस्कन्ध पृक्ष्मसूक्ष्म कहुलाता;है | इससे सूक्ष्म दूसरा 


पण्चमो मयूखः १६९ 
सस्‍्कन्ध नहीं होता है। जिन आचारयोने ये छह भेद पुद्गलसामान्यके कहे 
हैं उन्होंने सृक्ष्मधृक्ष्मका दृष्टान्त परमाणुको माना है । 

अन्यत्र पुदुगलद्रव्यके स्कन्ध, देश, प्रदेश और अणु ये चार भेद भी 
कहे गये हैं।* सर्वा शमें पूर्ण पुदूगलको स्कन्ध कहते हैं। उसके आधे 
भागको देश, और देशके आधे को प्रदेश तथा अविभागी अणुको परमाणु 
कहते हैं ॥८-९॥ 
आगे परमाणुका स्वरूप कहते हैं-- 
स्कन्धानां खलु सर्वेषां योअन्त्यो भेदबहिःस्थितः । 


प्रमाण: स विज्ञेयो द्वितीयांशविवर्जितः ॥१०॥ 
आदेशमात्रमूत्तोंन्यं स्वय॑ वे शब्दवर्जितः । 
परिणामगुणो धातुचतुष्कस्यादिकारणम्‌ ।।११॥ 
नित्यो नानवकाशइ्च सावकाशोडपि नेव च। 
भेत्ता प्रदेशशः स्कन्धानां कर्ता कालमेदकः ॥१२॥ 
वर्णगन्धरसेकाढथो हिस्पशो5शब्दकारणम्‌ । 


विज्ञेयः स्कन्धतो भिन्‍नः परमाणु: स पुद्ूगलः ॥१३॥ 
अथ--निश्चयसे जो सब स्कन्‍्धोंका अन्तिम रूप है अर्थात्‌ स्कन्ध 
संज्ञा समाप्त होनेपर जिसकी उत्पत्ति होती है, जो भेदसे रहित है अर्थात्‌ 
जिसके अन्य भेद नहीं किये जा सकते और जो द्वितीय अंशसे रहित है 
उसे परमाणु जानना चाहिये ॥१०॥ यह ॒ परमाणु विवक्षामात्रसे मूतिक 
है अर्थात्‌ मूतिक पुद्गल द्रव्यका सबसे छोटा अंश होनेके कारण मूरतिक 
है वेसे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहणमें नहीं आता है। स्वयं शब्दसे रहित है। 
परिणमनशील है अर्थात्‌ अगुरुलघुगुणके कारण अविभागी प्रतिच्छेदोंकी 
हानि-वृद्धिरूप परिणमन करने वाला है। पृथिवी, जल, अग्नि और वायु 
इन धातुओंकी उत्पत्तिका आदि कारण है अर्थात्‌ अनेक अणुओंके मेलसे 
ही इनकी उत्पत्ति होती है। द्रव्यस्वभावकी अपेक्षा नित्य है अर्थात्‌ 
अणुसे छोटी अवस्थारूप परिणमन करने वाला नहीं है। अपनी अव- 
गाहनामें अनेक अणुओंको अवकाश देनेवाला है अतः अनवकाश्य नहीं है 
अर्थात्‌ सावकाश है । द्वितीयादि अंशोंसे रहित है अतः सावकाश भी नहीं 
है। पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदेश रूप विखर जानेके कारण स्कन्धोंका भेद करने 
वाला है अर्थात्‌ उनकी स्कन्ध संज्ञाको दूर करने वाला है | अनेक अणु 


१. खंघ सयलसमत्थं तस्स य अद्ध' भणंति देसो त्ति । 
अद्धद्ध च पदेसों अविभागी चेव परमाण ॥।--जोीवकाण्ड गा० ६०४। 


१७० सम्यकत्व-चिस्तामणि: 


मिलकर स्कन्धरूप हो जाते हैं इसलिये स्कन्धोंका कर्ता है। कालद्रव्यका 
भेद करने वाला है अर्थात्‌ मन्दगतसे चलने वाला परमाणु जितने समयमें 
आकाशके एक प्रदेशसे चलकर दूसरे प्रदेशपर पहुँचता है उसे कालद्रव्य- 
की समय नामक पर्याय कहते हैं। इस समयनामक पर्यायका परिज्ञान 
अणुके द्वारा होता है, इस विवक्षासे अणु कालका भेद करने वाला है। 
एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध तथा दो स्पशों (स्निग्ध-रूक्षमेंसे एक तथा 
शीत्त, उष्णमेंसे एक) से सहित है। शब्दका कारण नहीं है अर्थात्‌ अणुसे 
शब्दकी उत्पत्ति नही होती । जब अनेक अणु मिल कर स्कन्‍्ध बन जाते 
हैं तभी शब्दकी उत्पत्ति होती है अणुसे नहीं। वह परमाणुरूप पुदूगल, 
स्कन्धरंज्ञासे बहिभूंत है ॥११-१३॥ 


आगे सस्‍्कन्‍्ध और अणुओंकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यह 
कहते हैं-- 


संघातात्परमाणनां मेदात्तदुभयादपि । 
जायन्ते पृद्ूगलस्कन्धा, भेदादेवाणवस्तथा ॥१४॥ 
लोचनगोचरस्कन्धा मेदसंघातहेतुतः । 


उत्पब्न्ते, क्रमस्तस्य संघातस्याद्य लक्ष्यते ॥१५।॥ 

स्निग्धत्व॑चापि रूुक्षत्व॑ संघातस्थादिकारणम्‌ । 
एकादयस्त्वनन्तान्ताः स्निग्धरूक्षणुणा मताः ॥१६॥ 

इथधिकादिगुणानां तु बन्धोषन्योन्यं समिष्यते । 
न जघन्यगुणानां तु बन्धो भवति कुत्रचित्‌ ॥१७॥ 

सति बन्धेष्घिका हीन॑ स्निम्धेतरमुणेयुंताः । 
अणव: स्वस्वरूपेण नत॑यन्ति पर सदा ॥ १८॥ 
अथं--परमाणुओंके संघात, भेद और संघात, भेद--दो नोंसे पुदूगल 
स्कन्ध उत्पन्न होते हैं परन्तु अणुओंकी उत्पत्ति मात्र भेदसे ही होती 
है ॥१४॥ चाक्षुष स्कन्ध भेद तथा संघातसे होते हैं मात्र भेदसे नहीं । 
अब संघात होनेका क्रम कहा जाता है ॥१५॥ स्निग्धता और रूक्षता ही 
संघातका प्रमुख कारण है। ये स्निग्ध और रूक्षयुण अविभाग प्रति- 
च्छेदोंकी अपेक्षा एकसे लेकर अनन्त तक माने गये हैं अर्थात्‌ अणुओंमें 
रहने वाले स्तिग्ध और रूक्षगुणोंमें एकसे लेकर अनन्त तक अविभाग- 
प्रतिच्छेद होते है। अगुरुलघुगुणके निमित्तसे उन अविभागप्रतिच्छेदोंमें 


पञ्चमो मयूल: १७१ 


अनन्तभागवृद्धि षद्स्थानपतित वृद्धि और हानि होती रहतो है ॥१५- 
१६॥ दो अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओंका बन्ध परस्पर 
माता गया है। जघन्य गुणवाले परमाणुओंका बन्ध कहीं नहीं होता है । 
अर्थात्‌ जिन परमाणुओंमें हानिका क्रम चलनेपर स्निग्बता और रूक्षता- 
का एक ही अविभाग प्रतिच्छेद रह गया है उन परमाणुओंका बन्ध तब 
तक नहीं होता जबतक वुद्धिका क्रम जारी होनेपर एकसे अधिक नहीं हो 
जाते । 
भावाथं--यह बन्ध, दो अधिक गुणवाले परमाणओंका होता है जैसे 
एक परमाणुमें स्निग्धता या रूक्षताके दो अविभागप्रतिच्छेद हैं और 
दूसरे परमाणुओंमें चार हैं तो उनका बन्ध हो जावेगा । हीनाधिक रहने- 
पर नही होगा । परमाणुओंका यह बन्ध स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और 
रूक्ष तथा स्निग्ध और रूक्ष --दोनोंका होता है त्तथा समधारा अर्थात्‌ दो 
चार, छह आठ आदि पूर्णसंख्यक गुणवाले परमाणुओंका और विषम 
धारा अर्थात्‌ तीन पाँच, सात नौ आदि ऊनसंख्यक गुणवाले परमाणुओं- 
का भी होता है। एक गुणवाले परमाणुका तीन गुणवाले परमाणुके साथ 
बन्ध नही होगा, क्योंकि तीन गुण वाले परमाणुमें बन्धकी योग्यता होने- 
पर भी एक गुणवाले परमाणुमें बन्धकी योग्यता नहीं है ।॥१७॥ बन्ध 
होनेपर स्निग्धता और रूक्षतासे युक्त अधिक गुणवाले परमाणु, हीनगुण 
वाले दूसरे परमाणुको सदा अपने रूप परिणमा लेते है ॥१८॥ 
आगे पुदुगलद्गव्यके प्रदेशोंका परिमाण तथा उपकारका वर्णन 
करते हैं-- 
आर्या 
संख्यातासंख्यातानन्तानन्त प्रदेशसंयुक्ताः । 
पुद्गलाः सन्ति लोके वितताः सर्वत्र स्व देत्युक्तम ॥१९॥ 
शरीरवाह्मनः प्राणापानदुःखसुखानि च। 
जीवनं मरणं चापि पुदगलानाभुपग्रहा: ॥२०॥ 
अथे--संख्यात, असंख्यात तथा अनन्तानन्त प्रदेशोंसे युक्त पुद्मलू, 
लोकसें सब स्थानोंपर सदा व्याप्त हैं, ऐसा कहा गया है। भावा्थ-- 
पुद्गलद्रव्यके ये प्रदेश स्कन्धोंकी अपेक्षा हैं। जो स्कन्ध छोटा या बड़ा 
जैसा होता है उसमें उसी प्रकारके प्रदेदा होते हैं। सबसे छोटा स्कन्ध 
द्रणुक अर्थात्‌ दो प्रदेश वाला है और सबसे बड़ा स्कन्ध लोकस्कन्ध है, 
जिसमें अनन्तानन्त प्रदेश होते हैं ॥१०॥ शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ- 


१७९ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


वास, दुःख, सुख, जीवन और मरण, ये सब जीवके प्रति पुद्गलोंके 
उपकार हैं। अर्थात्‌ जीवके शरीर आंदिकी रचना पुदुगलब्रव्यके कार्य 
हैं। इसी प्रकार जीवके सुख, दुःख, जीवन और मरण भी पुदुगलके 
संयोगसे होते हैं ।।२०।॥। 
आगे धमं और अधर्मं द्रव्यका वर्णन करते हैं-- 
तरतां जलजन्तूनां तरणे सलिलं यथा। 
चरतां पारचाराणां संचरे संचरो यथा ||२०॥। 


जीवानां पुदूगलानाञज्च चलतां स्वेच्छया किल । 
साहाय्यकारकः प्रोक्तो धर्मों धर्मधनेदवरे! ॥२२॥ 
अध्बगानां यथा वृक्षः शीतलच्छायशोमितः । 
स्थितों सहायक यः स्यात्पुद्गलानां च जीवताम्‌ ॥२३॥ 
अधमः स॒ च॒ संग्रोक्तः शास्त्राकूपारपारगैः । 
व्याप्तमेतदूदयं लोके दधनीह घृत॑ यथा ॥२४॥। 
असंख्येयप्रदेशात्यममूत मनुपद्र बम । 
गतिस्थित्युपकारेण संयुतं.. सार्वकालिकस ॥२५॥ 
लोकालोकव्यवम्थानकार कं जिनभाषितम्‌ । 
धर्माधमंद्रयं होतदेकमेक विराजते ॥२६॥ 


अर्थ--जिस प्रकार जल-जन्तुओं--मछली आदिके तेरनेमें जल तथा 
मार्गमे चलने वाले पादचारी जीवोंके चलनेमें मागं सहायक होता है उसी 
प्रकार स्वेच्छारे चलने वाले जीव और पुद्गलोंके चलनेमें जो सहायता 
करता है उप घमंरूपी घनके धारक गणघरोंने घर्मंद्र्य कहा है ॥ 
र१-२र॥ 

जिस प्रकार पथिकाकों ठहरनेमे शोतल छायरासे युक्त वक्ष सहायक 
होता है उसी श्रकार जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें जो सहायक होता 
है उसे शास्त्ररूपी समुद्रके पारगामी आचार्योने अधर्मंद्रव्य कहा है। ये 
दोनों का द्रव्य, दहीमे घीके समान समस्त लोकमें व्याप्त है। असंख्यात 
प्रदेशोंसे सहित हैं, अमूर्तिक हैं, अविनाशो हैं, ऋमसे गति और स्थितिरूप 
उपकारसे सहित हैं, सदा विद्यमान रहते हैं, लोक-अलोककी व्यवस्था 


पडस्चमो सयूख:ः १७ 


करने वाले हैं, वीतराग-सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रतिपादित हैं ओर गिनतीमें 
एक-एक हैं । 
भावार्थ---वेशेषिक दर्शनमें धर्म-अधर्म द्रव्यकी सत्ता स्वतन्त्र न 
मानकर उनका कार्य आकाछद्रव्यसे लिया गया है परन्तु यह मान्यता 
ठीक नहीं है क्योंकि गति और स्थितिका कार्य यदि आकाशसे होता है 
तो आकाश, अलोकाकाशमें भी है। वहाँ भी जीव और पुदूगल चले 
जावेंगे, अतः अलोकका विभाग समाप्त हो जावेगा ॥२३-२६॥ 
आगे आकाशद्रव्यका स्वरूप कहते हैं-- 
शालिनी 
आकाशन्ते यत्र जीवादिभावा 
निर्याधं वे. सम्ततं सन्ततास्ते । 
आकाश तज्जेयमाग्न्तशुन्य॑ 
रूपस्वादस्पर्शगन्धप्र हीणम्‌ ।।२७॥। 
अद्वितीयमनाकारमखण्डं बहुद्रगम । 
गगन ड्िविधं प्रोक्‍्त॑ छलोकालोकपग्रभेदतः ॥२८॥ 
लोक्यन्ते यत्र जीवादिद्रव्याणि निखिलान्यपि | 
लोकाकाशं हि. तज्ज्ञेयमसंख्येयप्रदेशकम्‌ ।।२९॥ 
यत्रान्तरीक्षमेवास्ते सर्वती बहुविस्वृतम्‌ । 
अलोकव्योम संप्रोक्‍्त॑ तदनन्तप्रदेशकम्‌ ।।३०॥ 
लोकाम्बरस्य संप्रोक्तोड्षगाहः स उपग्रहः | 
अलोकगगनस्याप्यवगाहो जिनसम्मत: ॥३१॥ 


अथ--जहाँ जीवादि पदार्थ सुविस्तृत हो निर्वाध रूपसे निरन्तर 
स्थित रहते हैं उसे आकाश जानना चाहिये। यह आकाश आदि 
अन्तसे शून्य है तथा रूप रस गन्ध और स्पर्शसे रहित है ॥२७॥ गिनतीमें 
एक, अमूरतिक, अखण्ड और लोक-भबलोकमें व्याप्त है। लोक-अलोकके 
भेदसे आकाश दो प्रकारका कहा गया है |।२८॥ जहाँ तक जीवादिक 
समस्त द्रव्य देखे जाते हैं उसे असंख्यातप्रदेशी लोकाकाश ज्ञानना 
चाहिये ॥२९॥ और जहाँ सब ओर अत्यन्त विस्तृत आकाश ही आकाश 
है उसे अनन्तप्रदेशी अलोकाकाश कहा गया है ॥३०॥ लोकाकाक्षका 


श्छ्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


उपकार सब द्रव्योंको अबगाह देना है। यह अवगाहरूप उपकार 
मलोकाकाशका भी जिनेन्द्र भगवानूने कहा है। भावार्थ--यद्यपि अलोका- 
काहमें अवगाहन करने वाले द्रव्योंका अभाव है तथापि अवगाहन 
देनेकी शक्ति विद्यमान होनेसे उसका अवगाह उपकार माना गया 
है ॥३१॥ 


अब कालद्रव्यका वर्णन करते हैं-- 

वर्तनालक्षणो नूनमणुसात्रकलेवर: । 
लोकाकाशग्रदेशेषु रत्नराशिरिव स्थित: ॥३२॥ 
उच्यते निश्चयः काछो ह्मू्त: शाश्वतस्तथा । 
घव्यादिभेदभिन्नस्तु. व्यवहार: प्रगीयते ।।३ ३॥ 
वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वके । 
काल्स्योपग्रहाः. प्रोक्ता मनीषामण्डितैन रे! ।२४॥ 


अथे--निश्चयसे जो वर्ना लक्षणसे सहित है, एक प्रदेशी है, लोका- 
काशके प्रदेशोंपर रत्तराशिके समान स्थित है, अमूर्तिक है और झाश्वत- 
स्थायी है वह नि३चयकालद्रब्य कहा जाता है! तथा जो घड़ी, घण्टा 
भादि भेदसे विभक्‍त है वह व्यवहारकाल कहा जाता है॥३२-३ ३॥ 
बुद्धिसे सुशीभित मनुष्योंने वत्तनन, परिणाम, क्रिया, परत्व ओर अपरत्व 
ये कालद्रब्यके उपकार कहे हैं ॥३४॥ 


आगे द्वव्योंकी संख्या और स्वरूप आदिका निरूपण करते हैं-- 
जीवाक््व पुदूगला धर्मों झ्धमंः समयो<म्बरस | 


हति द्रव्याणि प्रोक्‍्तानि वीरबासरभूमृता ॥३५॥ 
अथोत्पादव्ययधौन्यस हित सत्प्रचक्ष्यते । 

द्रब्य॑ यत्सत्तदेव स्यादुकक्‍्तमित्थं जिनेन्दुना ॥३६॥ 

अथं--भगवान्‌ महावीररूपी सूर्यने जीव, पुदूगल, धर्म, अधरम, 

आकाश और काल ये छह द्रव्य कहे हैं। इनमें जीव अनन्त हैं, पुदूगल 

उनसे भी अनन्तानन्त हैं, धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक हैं तथा काल 

असंख्यात हैं। उत्पाद, व्यय भौर भ्रौव्यसे जो सहित है बह सत्‌ कह- 


लाता है और जो सत्‌ है वही जिनचन्द्रके द्वारा द्रव्य कहा गया है 
॥३५-३६॥ ह 


पथ्चसों सयूख:ः १७५ 
आर्या 


अभिनवपरिणामस्योत्पत्ति: परिगीयते समुत्पादः । 
पूर्व परिणामनाशो व्यय इति च सुसंज्ञितः सद्धिः॥३७॥ 
ः पूर्वोत्तरपरिणामहन्द्रे. युगपद़िवतते यच्च । 
तदू प्रोव्यं परिगीत॑ गीताखिलसारबरतस्वः ।।३८॥ 
अर्थे--तवीन पर्यायकी उत्पत्ति होना उत्पाद और पूर्व पर्यायका नाश 
होना व्यय, सत्पुरुषोंने कह्दा है। और जो पूर्व तथा उत्तर पर्यायमें एक 
साथ रहता है उसे समस्त श्रेष्ठ तत्वोंका कथन करने वाले गणधरादिक- 
ते ध्रौव्य कहा है ॥३७-३८॥ 


आगे इन्हीं उत्पाद, व्यय र प्रौव्यके स्वरूपको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 
करते हैं-- 
मालिनी 


यदपि मनुजभावेः संयुतः को$पि जीवों 
व्यपगतनर मावः सेन्द्रवन्देषु जातः 
अनुभवति स॒तत्रामन्दसमोदभारं 
तदपि न खलु नष्टो नेजजीवत्वभावेः ॥३९॥ 
उपजाति 
हारस्वभावेन भृतः स कश्चिच 
चामीकरो मेखलया प्रजातः 
नितम्बबिम्बेषू. नितम्बिनीनां 
विशोभते यद्यपि मन्द्ररावः ॥४०॥ 
चामीकरत्वेन यथा तथापि 
नष्टो न स स्वण॑भरो जगत्याम । 
तथा समस्त किल वस्तुजात- 


मुत्पादमावादिसुत समस्ति ॥४१॥ 
[ धुग्मसु ) 


१७ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अर्थ--जैसे कोई जीव मनुष्यभावसे सहित है वह मनुष्यभावके नष्ट 
होनेपर देवसमूहमे उत्पन्न होकर वहाँके बहुत भारी सुखसमूहका उपभोग 
करता है तो भी वह अपने जीवत्वभावकी अपेक्षा नष्ट नहीं हुआ है । 
भावाथे यह है कि यद्यपि देबपर्यायका उत्पाद और मनुष्यपर्यायका 
व्यय हुआ है तथापि जोवत्वसामान्य, दोनों पर्यायोंमे क्रौष्यरूपसे विद्यमान 
है ॥३२९॥ दूसरा दुृष्टान्त यह है कि जेसे हारपर्यायसे सहित कोई सुवर्ण 
मेखला हो गया । अर्थात्‌ हार को मिटाकर किसीने मेखला बनवा ली। 
वह मेखला यद्यपि गम्भोर शब्द करती हुई स्त्रियोंके नितम्ब स्थलोंपर 
सुशोभित होती है तथापि पृथिवीपर जिसप्रकार वह सुवर्ण, सुवर्णत्व 
सामान्यकी अपेक्षा नष्ट नहीं हुआ है उसीप्रकार समस्त वस्तुओंका समूह 
उत्पादादि पर्यायोंसे सहित है। भावार्थ--हारकी मेखछा बनवानेपर 
यद्यपि हारपर्यायका व्यय और मेखलापर्यायका उत्पाद हुआ हैं तथापि 
सुबर्णसामान्य दोनों पर्यायोंमे श्रौव्यसे विद्यमान है। 
विशेषार्थ--उत्पाद, व्यय और श्रौव्य ये तीनों एक कालमें होते हैं और 
उनका कथन पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा है। जेन सिद्धान्तमे वस्तुको न 
तो बोद्धदर्शनके समान सवंथा क्षणिक ही माना है जिससे उसमे उत्पाद 
ओर व्यय होता रहे और न ॒सांख्यदर्शनके समान स्वथा नित्य माना है, 
जिससे एक श्रौव्य ही रहे। वस्तु द्रव्य तथा पर्यायरूप है अत उसे जेन 
सिद्धान्तमे नित्यानित्यरूप स्वीकृत किया गया है। उत्पाद और व्यय, वस्तुके 
अनित्य अंशको ग्रहण करते हैं और ध्रौव्य, नित्य अंशको ग्रहण करता है। 
वस्तुमें रहनेवाले प्रदेशवत्त्वगुणकी अपेक्षा जब विचार होता है तब वस्तुके 
आकारमें परिवत॑न दृष्टिगोचर होता है । इसी परिवतंनकी अपेक्षा उत्पाद 
व्ययका व्यवहार होता है। और जब बस्तुमें रहनेवाले अस्तित्वगुणकी 
अपेक्षा विचार होता हे तब ध्रौव्यका व्यवहार होता है ॥३९-४१॥ 
आगे ये उत्पादादिक समस्त द्रव्योंमें प्रतिसमय होते हैं, यह कहते हैं-- 
समये समये नूनं सर्वभावेष जायते। 
सत्र युगपल्‍लोके हा दुभूतिप्रभृतित्रयम्‌ ॥४२॥ 
धर्मेष्थम॑ तथा काले युक्तजीवविद्दायसो: । 
इतरत्रापि द्रव्येष्वालम्म्य कालसहायताम ॥४३॥ 
उत्पादादित्रय॑ लोके स्यादगुरुलघुत्वतः । 
एवं न वतंते कश्चिदृत्पादादित्रयोब्शितः ॥४४॥ 


फ््यमों मयलः १७७ 


अरथ--जगत्‌में ये उत्वादादि तोन सत्र समस्त द्रव्योंमें प्रत्येक समय 
एक साथ होते रहते हैं ॥४२॥ धर्म, अधरम, काल, मुक्तजीब और आकाश 
तथा संसारी जीव और पुद्गल द्रव्यमें काल द्रव्य को सहायता पाकर 
अगुरुलघुगुणके कारण उत्पादादि तीनों प्रतिसमय होते हैं। इस प्रकार 
लोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे जो उत्पादादि त्तीनसे रहित हो। 
भावाथं--पुदूगल और उससे सहित संसारी जीवद्रब्यमें उत्पाद, ब्यय, 
ध्रौब्य सरलतासे समझमें आ जाते हैं परन्तु धर्म, अधर्ं, काल, मुक्तजीव 
और आकाश इन अमूतिक द्रव्थोंमें होनेवाला उत्पादादिक सरलतासे 
बुद्धिमें नहीं आते। उनके लिये आचार्योने कहा कि प्रत्येक द्वव्यमें रहनेवाले 
अगुरुलघुगुणके कारण उनमें प्रत्येक समय जी षड्गुणी हानि-वृद्धि चलती 
है उसकी अपेक्षा उत्वादादि तीनों सिद्ध होते हें । अमूलिक द्रव्धोंके परि- 
णमनका ज्ञान आगमप्रमाजले होता हे |।४२-४४॥ 
आगे शद्भा-समाधानके द्वारा अछोकाकाशमें भो उत्पाद, व्यय ओर 
प्रौव्यका सद्भाव दिखाते हैं-- 
शंका 
कालामावे कथ्थ तत्स्यान्नन्वलोकविद्दायसि । 
न कालमन्तरा लोके यस्माद्धावः प्रजायते ॥४५॥। 
उत्पादादित्रयाभावे द्वव्यत्व॑ जायते कथम्‌ | 


द्रव्याभावे च शृम्यस्वं तस्य केन निवायताम्‌ ।४६॥ 
अथं--कोई प्रदन करता हे कि अलोकाकाशमें कालद्रव्यका अभाव 
होनेपर उत्पादादि केसे हो सकते हैं ? क्योंकि लोकमें कालकी सहायताके 
बिना कोई पर्याय होती नही है। उत्पादादित्रिकके बिना अलोकाकाशमें 
द्रव्यत्व कैसे हो सकता हे और द्र॒व्यत्वके बिना उसकी शुन्यत्ता किसके 
द्वारा रोकी जा सकती हे ? ॥४५-४६॥ 
- समाधान 
नेव॑ यतो नभो<5खण्ड द्रव्यमेक॑ विराजते । 
तेनेकांशे. परीणामादन्यत्रापि. से जायते ॥४७॥ 
अखण्डवेणुदण्डस्येकप्रदेशे प्रकम्पनात्‌ । 
प्रकम्पन्ते न कि तस्य सर्वे इच्चा! किल॒सबंतः ॥४८॥ 
अथ--ऐसा नहीं हे, क्योंकि आकाश एक जखण्ड द्रव्य हें अतः उसके 
एक देशषमें परिणमन होनेसे उसके अन्य श्रदेशोंमें भी परिणमन होता हे । 
१२ 


१७८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


जैसे अखण्ड बाँसके एक देशमें कम्पन होनेसे क्या उसके समस्त अंश 
कम्पित नहीं हो जाते ? अर्थात्‌ अवश्य हो जाते:हैं । 

भावा्ं--लोकाकाश और अलोकाकाशका भेद होनेपर भी आकाश 
एक ही अखण्ड द्रव्य है। अतः: लोकाकाशमें जो कालद्रव्य है उसीकी 
सहायतासे अलोकाकाशमें भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य सिद्ध हो जाते हैं । जिस 
प्रंकार अखण्ड बाँसके एक देशमें आघात होनेसे उसके सब प्रदेश कम्पित 
हो जाते हैं उसीप्रकार लोकाकाशमें कालद्रव्यके सडद्भावसे ही अखण्ड 
अलोकाकाझमें उत्पादादि सिद्ध हो जाते हैं ।।४७-४८ 


आगे गुणोंका लक्षण कहते हैं-- 
( ने 
गुणा द्रव्याश्रया: प्रोक्ता निमुणाहच प्रनीश्वरः | 
सामान्येतरमेदेन ते पूृनर्दिविधा मताः ॥४९॥ 
अस्तित्व चापि वस्तुत्व॑ द्रव्यत्वं प्रमेयता । 
अमूतत्व॑च मू्तत्व॑ चेतनत्व॑ प्रदेशिता ॥५०॥ 
चेतनारहितत्वव्च ह्गुरुलघुतादयः । 
कक 
गुणाः साधारणाः प्रोक्ता निरन्ता अन्तकान्तकः ।५ १॥ 
शप्तिदृष्टिस्सस्पर्शादयो 5साधारणास्तु ते। 
त एवं वस्तुनों वस्तु परथक्‌ कतुं किलेश्वराः ।।१२॥ 
अर्थ--जो द्रव्यके आश्रय रहें तथा ,स्वयं दसरे गुणोंसे रहित हों उन्हें 
मुनिराजोंने गुण कहा है। वे गुण, सामान्य और विशेषके भेदसे दो 
प्रकारके माने गये हैं ।४५॥ अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अमूर्तत्व, 
मूतंत्व, चेतनत्व, प्रदेशवत्त्त, अचेतनत्व ओर अगुरुलघुत्व आदि अनन्त 
साधारण गुण, मृत्युको जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे गये हैं । 
भावा्थ--जिस गुणके द्वारा वस्तु सत्‌ रूप रहे उसे अस्तित्व गुण 
कहते हें । जिसके द्वारा वस्तु्में परस्पर विरोधी अनेक धर्म रहें तथा 
जिसके निमित्तसे वस्तुमें अर्थक्रियाकारित्व रहे उसे वस्तुत्व गुण कहते 
हें । जिससे वस्तु उन्पाद, व्यय और ध्रोव्य रूप हो उसे द्रव्यत्व गुण कहते 
हैं। जिसके कारण वस्तु किसी न किसी प्रमाणका विषय हो उसे प्रमेय- 
त्त गुण कहते हैं। जिसके निमित्तसे वस्तु रूप, रस, गन्ध और स्पदासे 
रहित हो उसे अमूतत्व गुण कहते हैं। जिसके कारण वस्तु रूप, रस. गन्ध 
ओर स्+दांसे सहित्त हो उसे मूतंत्व गुण कहते हैं। जिसके कारण वस्तु 


पथ्चमों मय: १७९ 


ज्ञानदर्शंनरूप चेतनासे युक्त हो उसे चेतनत्व गुण कहते हैं। जिसके निमित्त 
से बस्तु एक अथवा अनेक प्रदेशोंसे सहित हो उसे प्रदेशवत्त्त गुण कहते 
हैं। जिसके निर्मित्तसे वस्तु चेतन्यगुणसे रहित हो अर्थात्‌ ज्ञान-दर्शनसे 
रहित हो उसे अचेतनत्व कहते हैं और जिसके निमित्तसे द्रव्यमें षडगुणी 
हानि-वृद्धि हो अथवा द्रव्य अपने स्वरूपमें स्थिर रहे, अन्य रूप न हो उसे 
अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं। इनमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, 
प्रदेशवत्तत और अगुरुलघुत्व ये छह गुण सब द्रव्योंमें व्याप्त होनेसे साधारण 
गुण हैं। अमूतंत्व, जीव, घमं, अधमं, आकाश और काल इन पाँच द्रव्यों 
में व्याप्त होनेसे साधारण गुण कहलाता है। मूर्तत्व गुण परमाणुरूप 
अनन्त पुद्गलद्रव्यमें व्यात रहनेसे साधारण गुण है और अचेतनत्व, 
पुद्गल, धर्म, अधमं, आकाश तथा कालमे व्याप्त रहनेसे साधारण गुण 
माना गया है ॥५०-५ १॥ ज्ञान-दर्शंन तथा रस-स्पर्श आदि असाधारण गुण 
हैं। ये असाधारण गुण ही वस्तुको अन्य वस्तुसे पृथक्‌ करनेमें समर्थ हैं। 
भावा्--चेतनत्व जीवद्रव्यका असाधारण गुण है। स्पर्श, रस, गन्ध 
और वर्णसे सहित होना पुद्गलद्रव्यका असाधारण गुण है। जीव तथा 
पुद्गल द्रव्यके लिए गतिमें सहायक होना धर्मंद्रव्यका असाधारण गुण 
है। जीव और पुद्गलके लिये ठहरनेमें सहायक होना अधर्मंद्रव्यका 
असाधारण गुण है। सब द्रव्योंको अवगाह देना आकाशका असाधारण 
गृण है तथा सब द्रव्योंकी अवस्थाओंके परिवर्तित होनेमें सहायक होना 
काल द्रव्यका असाधारण गृण है। इन असाधारण गुणोंके द्वारा ही एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यसे पृथक्‌ भावको प्राप्त होता है ॥५२॥ 
आगे पर्यायका लक्षण कहते हैं-- 
परिणामाः पुनः प्रोक्‍्ता भावा द्रव्यस्थ च क्रमात्‌ । 
जायमाना  मनुष्याद्या घटमौलिपटादयः ।॥५३॥ 
तत्रादिवर्जिताः केचित्‌ केचन सादयों मताः । 
इत्याद्मनादिमच्वेन पर्याया द्विविधा! स्थताः ॥५४॥ 
अर्थ-द्रव्यकी ऋमसे होने वाली अवस्थायों को पर्याय कहते हैं । जेसे 
जीवकी मनुष्यादि और पुद्गलकी घट, मुकुट तथा वस्त्र आंदि। उन 
पर्यायोंमें कितनी ही पर्यायें अनादि हैं और कितनी ही सादि मानी गयी 
हैं। इस प्रकार सादि और अनादिकी अपेक्षा पर्यायें दो श्रकारकी कही 
गई हैं । पा पा ः 


१८० सम्यक्‍्त्व-चिस्तामणि: 


भावायं--मूलमें पर्यायके दो भेद हैं--अर्थ पर्याय और व्यण्जस* 
पर्याय । समय-समयमें होने वाली द्रव्यकी सूक््म परिणत्तिको अथंपर्याय 
कहते हैं ओर अनेक समयमें होनेवाली स्थल पर्यायकों व्यञ्जनपर्याय 
कहते हैं । अथवा प्रदेशवत्त्व गुणके कारण द्रव्यकी जो आकृति विशेष होती 
हैं उसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैं ओर अन्य गुणोंका जो परिणमन है उसे 
अध॑पर्याय कहते हैं । इन दोनों पर्यायोंके स्वभाव और विभावके भेदसे 
दो-दो भेद होते हैं अर्थात्‌ स्वभाव अर्थपर्याय और विभाव अथ॑पर्याय | 
स्वभाव व्य>जनपर्याय और विभाव व्यज्जनपर्याय । जोव और पुद्गल- 
को छोड़कर शेष चार द्रब्योंकी स्वभाव अधथ॑पर्याण तथा स्वभाव व्यज्जन 
पर्याय ही होती है उनमे विभावरूपता कभी नहीं आती है। परन्तु जीव 
और पुद्गल द्रव्यमें दोनों प्रकारकी पर्याय होती है। सिद्ध परमेष्ठीके 
आत्मप्रदेशोंका जो चरम शरीरसे किश्न्चित्‌ न्‍्यून पुरुषाकार परिणमन 
है यह उनकी स्वभाव व्यञ्जन पर्याय है और संसारो जीवका जो नर- 
नारकादिरूप परिणमन है यह उनकी विभाव ब्यअ्जन पर्याय है। अरहन्त 
तथा सिद्ध भगवान्‌के केवलज्ञानादि गुणोंमें जो अविभाग प्रतिच्छेदोंकी 
अपेक्षा हानिवृद्धि रूप परिणमन होता है वह स्वभाव अर्थ॑पर्याय है और 
संसारी जीवोंके मतिज्ञानादि गुणोंमें जो हानिवृद्धिरूप परिणमन होता है 
वह विभाव अथंपर्याय है। इसी प्रकार पुदुगलकी पर्यायोंमे भी स्वभाव 
ओर विभावका भेद लगा लेना चाहिये ॥५३-५४॥ 


आगे अस्तिकायका स्वरूप कहते हैं-- 
अस्तित्वे सति काया ये काया इब॒भवन्ति हि। 
अस्तिकाया निरूप्यन्त तेडखिलज्ञजिनेश्वरे: ॥५७॥ 
अस्तिकायाः पुनः पश्च भावा जीवादयों मताः । 
कालस्त्वणुस्वरूपत्वान्नास्तिकायः प्रचछयते ॥५६॥ 


जंका 
एवमेकग्रदेशिस्वादशनामस्तिकायता | 
कर्थ संघटते नाम ब्रहि में कुपयाधुना ॥५७॥ 
सम्राधान 
शकक्‍्त्या बहुप्रदेशित्वमणूनामपि. वर्तते । 
ततो विरुष्यते तेषां न बुन्नाष्यस्तिकायता ॥५८॥ 


पण्म्वमों मयूल॑: १८१ 


इत्यजीवामिधं तस्वं यः श्रद्धत्ते सुधी: सवा। 
दृढ़ता तस्य सदूदृष्टेमंबतीति निरूपितम्‌॥«५९॥ 


अर्थ--जो द्रव्य अस्तिरूप रहते हुए काय--शरी रकी तरह बहुप्रदेशी 
होतेहैं वे स्वज्ञ जिनेन्द्रदेवके द्वारा अस्तिकाय कह्टे जाते हैं ॥५५॥ जीवा- 
दिक पाँच पदार्थ अस्तिकाय माने गये हैं किन्तु काल द्रव्य अणुरूप--एक- 
प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कहलाता है ॥५६॥ 
शंका 
इस तरह एकप्रदेशी होनेसे अणुओंमें अस्तिकाथपना किस प्रकार 
घटित होता है ? कृपाकर अब यह कहिये ॥५७॥ 
समाधान 
शक्तिकी अपेक्षा अणुओंमें भी बहुप्रदेशीपना विद्यमान है, इसलिये 
उनका अस्तिकायपन विरुद्ध नहीं है ॥५८॥ इस प्रकार जो बुद्धिमान 
सदा अजोवतत्त्वका श्रद्धान करता है उसके सम्यग्द्शनकी वृढ़ता होती 
है ॥५९॥। 


इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमें अजीबतत्वका वर्णन करने 
वाला पठुचम मयूख समाप्त हुआ ॥ 


षष्ठो मयूखः 
आगे आखवतत्त्वका वर्णन करनेके पूर्व मद्भलाचरण करते हैं-- 
सकलसुरेन्द्रसमूहवन्दितो 
विशदविबोधविदोकितावनिः । 
, घवलयशोभरपूरिताम्बरो 
जयति स को5पि जिनो जनाधिपः ॥१॥ 


अथं--जो समस्त इन्द्रसमूहके द्वारा वन्दित है, निर्मल ज्ञानके द्वारा 
जिन्होंने समस्त पृथिवीकों देखा है और शुक्लकोति समूहके द्वारा जिन्होंने 
आकाशको परिपूर्ण किया है वे अनिवंचनोय जननायक जिनेन्द्र भगवान्‌ 
जयवंत प्रवतंते हैं ।१॥ 


अब आख्रवका लक्षण तथा उसके भेद बताते हैं-- 

येनास्रवन्ति. कर्माणि जलान्यात्मजलाशये । 
आख्रवः सच संप्रोक्तोी निर्गताखवबन्धने: ॥२॥ 
कश्चिच्छुभासवः कश्चिद्‌ बतंते श्शुभाख॒वः । 
शुभोश्शुभो निजो भावः कारणं च तयोः क्रमात्‌ ॥३॥ 
जीवानां सकषायाणामास्रव: साम्परायिकः । 
ईर्यापथश्च विज्ञय) कपायरद्वितात्मनाम्‌ ॥।४॥ 
उपशान्तकपायादेभ वे दी या पथासरव: ] 
ततोष्धश्चाख्वः प्रोक्तः साम्परायिकर्संज्ञकः ॥।५॥ 
पञ्चेन्द्रियणि चत्वार: कषायाः पञ्चविंशतिः । 
क्रियाणामब्रतानां च्‌ पञ्चकं॑ चेति संभिदाः ॥६॥ 
साम्परायिकसंज़्स्य हथास्रवस्य निरूपिताः | 
ईर्यापथस्तु निर्भदी मेदातीतै: प्रकीर्तित: ॥७॥ 
तीव्रभावात्तथा मन्द-भावतोीं. ज्ञातमावतः 
अज्ञातभावतो द्रव्यवीयस्यापि. विशेषतः ॥८॥ 


षष्ठो मयूल: १८३ 


विशेषो जायते तस्थ  अभविनामात्रवस्य वे | 
कार्यमेद: कथं न स्याद्वेत॒भेदेष सत्स्वषि ॥९॥ 
अरथ--जिसके द्वारा आत्मारूपी सरोवरमें कर्मंरूपी जल आता है 
उसे बन्धसे रहित जिनेन्द्र मंगवानने आस््रव कहा है ॥२॥ कोई आख्रव 
शुभास्नव है और कोई अशुभास्रव है अर्थात्‌ आख्रवके शुभ और अशुभके 
भेंदसे दो भेद हैं और उन दोनों भेदोंका कारण क्रमसे आत्माका शुभ 
अशुभ भाव है ॥३॥ कषायसहित जीवोंका आखसत्रव साम्परायिक और 
कषायरहित जीवोंका ईर्यापथ जानना चाहिये ॥४॥ उपशान्त कषायको 
आदि लेकर तेरहवें गुणस्थान तक ईर्यापथ आख्रव होता है और उसके नीचे 
साम्परायिक आख्रव कहा गया है। योग और कषाय--दोनों का अभाव 
हो जानेसे चौदहवें गुणस्थानमें कोई भी आखव नहीं होता है ॥५॥ पाँच 
इन्द्रिय, चार कषाय, पल्चीस क्रियाएँ और पाँच अक्नत ये सांपरायिक 
आखबके भेद कहे गये हैँ। भेदसे रहित जिनेन्द्र भगवानुने ईर्यापथ आख्रव- 
को भेदातीत कहा है ॥॥६-७॥ 
तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, द्रव्य--अधिकरण और 
वीर्यकी विद्येषतासे संसारी जीवोंके भास्रवमें विशेषता होती है । ठीक ही 
है क्योंकि कारणभेद होनेपर कार्यमेद क्‍यों नहीं होगा ? अवश्य ही 
होगा ॥८-९॥ 
अब अधिकरणके दो भेद कहते हैं-- 
आर्या 
जीवाजीवा:ः प्रोक्ता अधिकरणञ्चास्रवस्य तत्राद्यम्‌ | 


संरम्भसमारम्भारम्भयों गैस्त्रि मिस्त्रिमिः पुंसाम्‌ ॥१०॥ 
कृतकारितानुमोदैस्त्रिमि: कषायेइचतुर्भिरागुणितम्‌ । 
अष्टोत्तरशतमेदे: सुभृत॑ गीत॑ जिनेन्द्रचन्द्रेण ॥११॥ 
उपजाति 
निक्षेपसंयोगनिवतंनाइच 
पयोधियुर्म द्विकभेदयुक्ता » । 
त्रिधा विभिननइच तथा निस्ग- 


आधार एव प्रमतो द्वितीय: ॥१२॥ 
अर्थ--आस्रवका जो अधिकरण भेद है उसके जीवाधिकरण और 
भ्रजीबाधिकरणके भेदसे दो ग्रेद कहे गये हैं। उनमें प्रहला जो जीवाधि- 


१८४ सम्यकषथ-चघिर्काबणि: 


करण आख्रव है उसे जिनचन्द्रने संरभ्भ समारम्ब, आरम्भ, सन, वचन, 
काय ये त्तीत मोग, कृत, कारिल, अनुमोदना ये लीन और क्रोधादि चार 
कषायोंके द्वारा गुणित होनेपर एक सौ आठ प्रकारका कहा है ॥१०-११॥ 
दूसरा जो अजीवाधिकरण आख्रव है उसके चार निक्षेप, दो संयोग, दो 
निवतंता और तीन निसमंके भेदसे ग्यारह भेद कहे गये हैं। भावाथे-- 
अप्रमृष्ट निक्षेप, दुष्प्रमृष्ट निक्षेप, सहसानिक्षेप और अनाभोग निक्षेप, ये 
निक्षेपके चार भेद हैं। भक्‍्तपान संयोग और उपकरण संयोग ये संयोगके 
दो भेद हैं। मूलगुणनिवंतंना और उत्तरगुणनिवंतंना, ये निव॑तंनाके 
दो भेद हैं। और मनोनिसर्ग, वाह्टिनसगग और कायनिसर्ग ये निसर्गके तीन 
भेद हैं ॥१२॥ 
भागे आख्वके विस्तृत और संक्षेप भेद कहते हैं-- 
आर्या 
पञ्चविधं मिध्यात्वं द्वादशमेदेयुंता तथाइविरतिः । 
पञ्चदशभेदभिन्नस्तथा प्रमादस्तथादृशों योगः ॥१३॥ 
पञ्चर्विश्वति कपायाइचेति व्यासो निरूपितस्तस्य । 
योगयुतश्व कषायस्तथाखरवस्यायमस्ति संक्षेप: ॥।१४॥ 


अथं--पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पन्द्रह 
प्रकारका प्रमाद, पन्द्रह प्रकारका योग, और पच्चीस कषाय, यह उस 
आख्रवका विस्तार है तथा योग और कषाय, यह उस आखवका संक्षेप 
है ॥१२-१४॥ 


आगे मिथ्यात्वके पाँच भेदोंका वर्णन करते हैं-- 

एकान्त॑ विपरीत चाज्ञानं संशयसंयुतम्‌ । 
बेनयिकमिति श्रोक्त॑ मिथ्यादर्शनपञ्चकम्‌ ॥१०।| 
इदमेवेत्थमेबेति धर्मंधमि विनिश्चय: । 
एकूान्ततां. सम्ादायेकान्तमिध्यात्वमिष्यते ॥१६॥ 
निखिल. नित्यमस्तीदमनित्यं हांकमेव वा। 
सर्वो बह्ममयक््चेच लोकस्तत्रेति भावना ॥१७।॥ 
केवली कवलाहारी नारीमोक्षोईपि जायते। 

एवं विरुद्धविश्वासो विपरीत तदिष्यते ॥१८॥ 


फच्ठो मयूल: १८५ 


हिताहितपरीक्षाया विरहो यत्र. वतंते। 

आज्ञानिकत्वप्रिथ्यात्व॑ विगौत॑ तन्महागमे ॥१९॥ 

सच्छद्धा. बोधचारित्रत्रितयं मोक्षपद्धतिः । 

भवेन्न वेति संशीतिर्जायते यत्र चेतसि ॥२०॥ 

समीरेरितकल्लोलबत्‌. स्थिर न ॒मनो भवेत्‌ । 

यत्र तत्‌ किल भमिथ्यात्वं सांशायिकं सम्मुच्यते ॥२१॥ 

सर्वे देवास्तथा धर्मा; समानाः सौख्यकारकाः | 

रुचिरेवे. भवेद्यत्र॒ वेनयिक॑ भवेत्त तत्‌ ॥२२॥ 

अर्थ--एकान्त, विपरीत, अज्ञान, संशय और बेनयिक, थे मिथ्या- 

दर्शनके पाँच भेद कहे गये हैं ।१५॥। 'यह ही है, ऐसा ही है” इस प्रकार 
एकान्तपनको लेकर धर्म और धर्मीका निश्चय करना एकान्त भिथ्यात्व 
माना जाता है ॥१६॥ इस भिथ्यात्वमें ऐसी भावना होती है कि 'समस्त 
वस्तु नित्य हो है, अथवा अनित्य हो है, एक ही है अथवा भनेक ही है 
और यह सर्वलोक ब्रह्ममय ही है ॥१७' केवली कवलाहारी है और द्रव्य 
स्त्रीको मोक्ष भी होता है” इस प्रकारका विरुद्ध विश्वास रखना विपरीत 
मिथ्यात्व माना जाता है। जिस मिथ्यात्वमें हित-अहितकी परीक्षाका 
अभाव होता है उसे परमागममें अज्ञानमिथ्यात्व कहा है ॥१९॥ सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्पक्चारित्र ये तीनों भमोक्षके मार्ग हैं या नहीं, 
इस प्रकारका संद्यय जहाँ चित्तमें होता है तथा वायुसे प्रेरित तरज्भुके 
समान जहाँ मन स्थिर नही होता है वह सांशयिक मिथ्यात्व कहा जाता 
है ॥२१॥ सब देव और सब धमं समान हैं तथा सुखके करने वाले हैं ऐसी 
रुचि जिसमें हाती है वह वेनयिक मिथ्यात्व है ॥२०-२२॥ 


आगे बारह प्रकारकी अधिरति कहते हैं-- 
इलाजलाग्निवातक्ष्माजातज ड्र मजीवतामस्‌ | 
हिंसनात्‌ खोतसां षण्णां विषयेष च वर्तनात्‌ ॥२३॥ 
अविरतिः  कषायाणामुदये बायते हिया। 
दादशधा सम्ुक्ता साइबिरति: खरिसंचयें: ॥२४॥। 


अर्थ-- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस इन छहकामके 
जीवोंकी हिसा तथा छह इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवुत्तिसि विरत नहीं द्वोना, 


१८६ सम्यकत्व-चिन्तामणिः 


यह कषायके उदयमें होनेवाली बारह प्रकारकी अविरति आचार्योने कही 
है ॥२३-२४।। 
अब पन्द्रह प्रकारके प्रमादका वर्णन करते हैं-- 
चतस््रो विकथाः प्रोक्‍्ताइचत्वारश्च कषायकाः । 
पञ्चाक्षी प्रणयो निद्रा प्रमादा दश पञुच च ॥२५॥ 
नारीणां नृपतीनां व भकक्‍तस्य विषयस्य च। 
रागद्वेषविशिष्टा या: कथास्ता विकथा मता; ॥२६॥ 
क्रोधी मानस्तथा माया लोभश्चेति कपायका: । 
त्वगूजिद्याप्राणकर्णाक्षीणीन्द्रियाण मतानि च ॥२७॥ 
निद्राकर्मोदयोत्पन्ना नेत्रमोलनकारिणी । 
देहशेथिल्यसंयुबतावस्था. निद्रा. समुच्यते ॥२८॥ 
रतिकमसमुद्धुता प्रीतिजीवस्य या भवेत्‌ । 
सा प्रीतिः प्रणयः स्नेहों दाद रागः सम्॒च्यते ॥२९॥ 
अर्थ--चार विकथा, चार कषाय, पॉच इन्द्रिय, निद्रा और स्नेह ये 
पन्द्रह प्रमाद हैं ॥२५॥ स्त्रियों, राजाओं, भोजन और देशकी जो रागद्वेष 
युक्त कथाएँ है वे चार विकथाएँ मानी गई हैं ॥२६॥ क्रोध मान माया और 
लोभ ये चार कषाय हैं। स्पशंन रसना प्राण चक्षु और कर्ण ये पाँच 
इन्द्रियाँ मानी गई है ॥२७॥ निद्रा कमंके उदयसे उत्पन्न, नेश्नोंको निमी- 
लित करने वाली, शरीरकी शेथिल्य युक्त अवस्था निद्रा कहलाती है 
॥२८॥ रतिकमंके उदपसे उत्पन्न जीवकी जो प्रीति है वह प्रीति, प्रणय, 
स्नेह, हादं अथवा राग कहलाती है ॥२५॥ 
अब पच्चीस कषायोका वर्णन करते है-- 
कोपादयदच हास्याद्याः कपायाः पश्चविश्ति: | 
सनन्‍्तीत्थं निगदन्तीह गाहितग्रन्थसिन्धुभिः ॥३०॥ 
सामान्यतों भवेदेक्य॑ कषायानवधानयोः । 
नानात्व॑ तत्र पश्यन्ति पग्रपञण्चाज्चितचक्षुप: ॥३१॥ 
अथं--क्रोधादिक सोलह और हास्यादिक नौ-दोनों मिलकर 


पच्चीस कषाय हैं ऐसा शास्त्ररूपी समुद्रमें अबगाहन करने वाले-ज्ञानी 
जन कहते हैं। 


षष्ठो मयूख: १८७ 
भाषायं--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानचरण, प्रत्याख्यानावरण 
और संज्वलन इन चा रके क्रोध मान माया और लोभकी अपेक्षा चार-चार 
भेद होते हैं अतः कषायके सोलह भेद हुए । तथा हास्य रति अरति छक्योक 
भय जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये नोकषायके भेद है। 
दोनों मिलकर कषायके पच्चीस भेद होते हैं ॥३०॥ 
सामान्यसे कधाय और प्रमादभे एकरूपत्ता है परन्तु विस्तारकी 
रुचि रखनेवाले नानारूपताको देखते हैं ॥३१॥ 
आगे योगके पन्द्रह भेद कहते हैं-- 
चत्वाररचेतसी योगाश्चत्वारोा वचसस्‍्तथा | 
काययोगाश्च सप्तेते योगा: पश्चदश स्मृताः ॥३२॥ 
अर्थ- सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय 
मनोयोग, इस प्रकार मन।योगके चार भेद हैं। सत्यवचनयोग, असत्य 
वचनयोग, उभयवचनयोग, अनुभयवचन योग, इस प्रकार वचनयोगके 
चार भेद हैं। और आओऔदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, 
वेक्रियिककाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारक- 
मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग, ये काययोगके सात भेद हैं। सब 
मिलकर योगके पन्द्रह भेद है ॥३२॥ 
आगे गुणस्थानोंकी अपेक्षा आख्रवके भेदोंका वर्णन करते हैं-- 
तत्रादिमि गुणस्थाने सन्त्येतान्यखिलान्यपि । 
चत्‌थान्तेषु विद्यन्तेषबिरतिप्र भुतीनि च ॥३३॥ 
प्रमादादीनि पष्ठान्ते सक्ष्मान्तीपू च धामसु । 
कषाययोगी . विद्येत शान्तमोहादिधामसु ॥३४॥ 
योगमात्रमयोगे तु नास्ति बन्धस्यथ कारणम्‌। 
एवं सामान्यतो भेदा हथास्रवस्थ निरूपिता। ॥३०॥ 
अर्थ--आस्रवके उपयुक्त भेदोंमेंसे प्रथम गुणस्थानमें सभी भेद हैं । 
अविरति आदि चतुर्थ गुणस्थान तक हैं, प्रमादादि, छठवें गुणस्थान तक 
है, सृक्ष्मसाम्पराय तक कषाय और योग दो भेद हैं, उपद्यान्तमोह आदि- 
में योग मात्र है और अयोगकेवर्लीके बन्धका कारण सर्वथा नही हैं । इस 
प्रकार सामान्यसे आखसत्रवके भेद कहे गये हैं ॥३३-३५॥ 


५८८ सम्यक्त्व-चिन्तामनि: 
अब विशेषरूपसे ज्ञक््माव रणकमंके आख््रव कहते हैं-- 


प्रदोषनिहवासादनोपघातान्तरायकाः | 
ईर्ष्या च बोधविषये साभित्रायं विनिर्मिता ॥३६॥ 
अकालाध्ययनश्रद्धा5भाबो पाध्यायशत्रुता । 
अभ्यासानवधानत्वं अ्रवणानादरस्तथा ।॥।३७॥ 
तीथरोधो बहुज्ञत्वगर्वों.. मिथ्योपदेशनम्‌ | 
विदुषाष्च तिरस्कारः. प्रलापोत्मत्रमाषणे ॥३८॥ 
लोकोत्तरश पाण्दित्यमात्मपक्षपरिग्रहे । 
आत्मपक्षपरित्यागाबद्ध:  ज्ञास्त्रस्य विक्रिया ॥३९॥ 
साध्यपूर्व कबोघाधिगमप्राणातिपातने । 
इत्यादयक्व. विज्ञेया आख्रवा बोधवेरिणः ॥४०॥ 
अर्थं--ज्ञानके विषयमें किये गये प्रदोष, निक्वव, आसादन, उपचघातत, 
अन्तराय, अभिप्रायपुर्वक की गई ईर्ष्या, अकाल अध्ययन, श्रद्धाका अभाव, 
गुरुजनोंके साथ शत्रुता, अभ्यास करनेमें असावधानी, शास्त्रश्नवणमें 
अनादर, धर्मप्रवृत्तियोंमें बाधा, अपनी बहुज्नताका अहंकार, मिथ्या उप- 
देश, ज्ञानीजनोंका तिरस्कार, निष्प्रयोजन बकवास, शास्त्रविरुद्धभाषण, 
अपना पक्ष समर्थन करनेमें अत्यधिक पाण्डित्य, अपना मिथ्यापक्ष छोड़ने- 
में अतत्परता, शास्त्रोंका खराब करना अथवा शास्त्रविक्रय--शास्त्रोंको 
बेचना, किसी खास वस्तुकी सिद्धिका अभिप्राय रखकर कोई बात 


बताना और ज्ञानप्राप्तिके उद्देश्यसे प्राणात्तिपात-जीवधात करना इत्यादि 
काय ज्ञानावरण कमंके आखस््रव जानना चाहियें ॥३६-४०॥ 


आगे दर्शनावरण कमके आख्रव बतलाते हैं--- 

दशने निह्ववासादनोपघातान्तरायकाः । 
प्रदोषो हथनुद्रया चर लोचनोत्पाटनं तथा ॥४१॥ 
इन्द्रियप्रत्यनीकत्वमायतं शयनं पुनः । 
दिवास्वापस्तथालस्यं नास्तिक्यस्यथ परिग्रह: ॥॥४२॥ 
स्व॒दृष्टेगी रव॑ सम्यरदृष्टे: संदूषणं तथा । 
कुतीर्थानां प्रशंसा चप्लाणानां व्यपरोपणम्‌ ॥४३॥ 


थष्ठो मयूल: १८९, 
जुगुप्सा. साधुसंघस्येत्यादयों दशनावुते: । 
आखस्रवा _गदिता:ः सम्यश्ज्ञानरत्नाकरेजिनेः ॥४४॥ 

अथ--दर्शनके विषयमें किये गये, निक्वव, आसादन, उपघात, 
अन्तराय, प्रदोष, अनुसूया, नेन्नोंका उत्पाटन, इन्द्रियोंकी शत्रुता-नाश, 
दीघंकाल तक शयन, दिनमें सोना, आलस्य, नास्तिकताकों स्वोकृत 
करना, अपनी दृष्टिका गव॑ करना, सम्यग्दृष्टिको दूषण लगाना, मिथ्या 
धर्मोकी प्रशंसा करना, प्राणाघात और साघुसमूहकी निन्‍दा करना 
इत्यादि काये, सम्यग्ज्ञानके सागर जिनेन्द्र मगवानने दर्शनावरणकमंके 
आख्व कहे है ॥४१-४४॥ 

आगे असद्वेद्यके आख्रव कहते हैं-- 

दुःखं शोको वघस्तापः क्रन्दनं परिदेवनम्‌ । 

आत्मेतरोभयस्थानं. प्रयोगोडह्माशुभस्य च ॥४५॥ 

परनिन्दातिपेशुन्यानुकम्पाविरहा: पुनः । 

परेषपां परितापश्च तदज्लीपाड्सन्ततेः ॥४६॥ 

छेदनं॑ भेंदनं किश्व॒ ताडन॑ त्रासनं तथा । 

तन भत्सनं तक्षणं. विशंसनवन्धनम्‌ ॥४७॥। 

रोधनं॑ मर्दन॑ चापि दमन वाहन तथा। 

हेपणं. इंडनं कायरीष्यश्वात्मप्रशंसनम्‌ ॥४८॥ 

संक्लेशस्य सप्रत्पादों विदया सत्त्वघातनम्‌ | 

महारम्भी महाग्रन्थोी विस्रम्मस्योपघातता ॥४९॥ 

मायाविशीलतापापजी वित्वानथंदण्डनम्‌ ] 

विषस्थ मिश्रणं.. पाशपञ्जरोपायसज॑नम्‌ ।।५०॥ 

तथाचलामियोगश्वेत्यादयो श्रवि विश्रुता: । 

शेया अशुभवेद्यस्थ हाल़वा बहुदुःखका ॥५१॥ 


अर्थ--निज और परके विषयमें किये गये दुःख, शोक, बध, ताप, 
क्रन्‍्दन, परिदेवन, अशुभप्रयोग, परनिन्दा, अतिपेशुन्य, अनुकम्पाका 
अभाव, दूसरोंको सन्ताप उत्पन्त करना, उनके अज्भोपाज़ोंका छेदना 
भेदना, ताडना, त्रास करना, त्जना, तिरस्कृत करना, छीलना, घात 


१९० सम्पक्त्व-चिन्तामणि: 


करना, बन्धन करना, रोकना, सदंत करना, दमन करना, वाहन करना, 
लज्जित करना, अनादृत करना, शरीरको रूक्ष करना, अपनी प्रशंसा, 
संक्लेशकी उत्पत्ति, निदंबता, जीवधात, बड़े-बड़े आरम्भ, अत्यधिक 
परिग्रह, विश्वासंघात, मायाचारी, पापपूर्ण व्यापार, अनर्थ॑ंदण्ड, विष 
मिलाना, जाल तथा पिजड़ा आदिके उपाय बताना और उपयोगकी 
चपलता आदि जगत्‌ प्रसिद्ध, बहुदु खदायक असद्देयके आख्रव जानना 


चाहिये ।।४४-५१॥ 

आगे सद्वेद्यके आख्रव दिखाते हैं--- 

भूतव॒त्यनुकम्पा च॑ दान वे रागिसंयमः । 
संयमासंयमोध्कामनिजरा बालसंयमः ।।५२॥। 
एपां योगस्तथा क्षान्तिः शौच वृद्धतपस्विनाम्‌ । 
वैयावृत्य॑ नमस्या च भूरिभक्तिभृताःहतासू ।५३॥ 
आर्जबो. विनयश्चेत्यादयः. सह्ेद्यकर्मणः 
आखसत्रवा गुरुभिगीता भवसोख्यनिबन्धनाः ॥५४।। 


अथ--संसा रके समस्त प्राणी तथा ब्रती जनोंपर अनुकम्पा, दान, 
सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजंरा, बालसंयम (बालतप) इन 
सबका योग तथा क्षान्ति, शोच, वृद्ध त्पस्वियोकी सेवा, अरहन्तोंको 
भक्तिपूर्ण पूजा, आजंब और विनय इत्यादि सद्देद्यके आस्रव, गुरुजनोंने 
कहे हैं । ये आस्रव सांसारिक सुखको प्राप्त करानेवाले हैं ॥ ५२-५४।॥ 


अब दर्शनमोहके आख्रव कहते हैं-- 


केवलिश्रतसदघानां धर्म नाकनिवासिनाम । 
अवणवाद. हत्युक्ता दशशनमोहनासत्रवा: ॥५५|। 
अन्तःकालुष्यदोषेण झसद्भ तमलस्य च । 


उद्भावनं भवद्वक्रोब्वण वाद खलग्रियः ॥॥५६॥। 


अर्थ--केवली, श्रुत, सद्धृ, ध्मं ओर देव, इनका अवर्णवाद करना 
दर्शनममोहके आखव हैं ॥५५॥ अन्तरज्भुकी कलुषताके कारण दूसरेके 
अविद्यमान दोषको प्रकट करना अवण्णंवाद है। यह अवरणबाद, कुटिल 
तथा दृष्टजनोंको प्रिय होता है ॥५६॥ 


पष्ठ मयूखः १९१ ' 
आगे कषायवेदनीयके आखस्रव कहते हैं-- 


लोकानुग्रहतन्त्राणां. सच्छद्धाभावितात्मनाम्‌ । 
तपस्विनां विनिन्दा च धर्मविध्यंसनं तथा ॥५७॥ 
एकदेशव्रताधारशीलादिगुणशालिनाम्‌ ॥ 
व्रतात्पच्यावनं मद्यमासमाक्षिक मोचिनाम्‌ ॥५८। 
मनोविश्रमकारित्व॑ वृत्तसंद्ष्ण तथा । 
संक्लिष्टलिड्डवृत्तादिधारणं स्वपरात्मनाम्‌ ॥५९॥ 
कषायोत्पादनं चेते . संसारारण्यवारिदाः । 
कपायवेदनीयस्य ह्याखवा विनिरूपिताः ॥६०॥ 
अर्थ--लोको पका रमें तत्पर तथा समोचीन श्रद्धासे युक्त तपस्वियोंकी 


लिन्दा करना, धमंका विध्वंस करना, एकदेशब्रतके धारक तथा शीलादि 
गुणोंसे सुशोभित पुरुषोंको ब्नतसे च्युत करना, मद्य मांस मधुके त्यागी 
पुरुषोंके मनमें व्यामोह उत्पन्न करना, चारित्रमें दूषण लगाना, सक्लेशको 
बढ़ाने वाला वेष तथा कुचारित्रको धारण करना, और निज तथा परको 
कषाय उत्पन्न करना, ये सब, संसार रूपी बनको हराभरा रखनेके लिये 
मेघ स्वरूप, कपायवेदनी यके आखस्त्रव कहे गये हैं ॥५७-६०॥ 


अब अकषायवेदनोयके आख््रव कहते हैं-- 


उत्प्रह्यसोध्थ दीनानामभिद्दा सित्वसंयुतः । 
मारोपहसनं भूरिप्रलापश्चापह्सिता ॥६१।॥ 
इति प्ररूपिता हास्य-वेदनीयस्य चाखत्रवाः । 
विचित्रक्रीडनोगद्ोगः परावजनशीलता ॥६२॥ 
रत्याख्यवेदनीयस्य दहेतवो. जिनदशिताः । 
परेषामरतिप्रादुर्भावनं रतिनाशनम्‌ ॥६३॥ 
पापात्मजनसंसगेः पापकाय प्रवतंनम्‌ । 
प्रोत्साहो. दुष्टकार्याणमका्यकरणे. रतिः ॥६४॥ 
अरतेनोंकषायस्य हेतवी भवद्देतवः । 


स्वकीयमोदसंगर्व: परदुःखविधायनम्‌ ।।९५॥। 


१९३ सम्यवत्व-चिन्ता्माणिः 


परशोके  समानन्दः शोकमोहस्य कारणम्‌ । 
आत्मनो हि. भयावेशः परस्य भयहेतुता ॥६६॥ 
भयमोहस्य मूलानि भाषितानि महर्षिमि: । 
रुजादिक्लिन्नजीवानां.. जुगुप्सागईणादयः ॥६७॥ 
जुगुप्सावेदनीयस्थ ह्याखवाः समुदीरितः । 
प्रकुष्टक्रोधमावस्य परिणामोइतिमानिता ॥६८॥। 
ईष्याव्यापारमिथ्यामिधायिता बहुमायिता । 
परस्त्रीसज्जसंग्रीतिर्वा माभावानुरूपिता ॥६९॥ 
भूरिरगइच विज्ञेया वामावेदस्य हेतवः । 
ऋजुत्व॑ चाल्पकोपित्वमनहंकारवृत्तिता ।७०॥ 
अलोभत्वाडनासडूमन्दरागसुशीलताः | 
अनीर्षियत्वं बहुस्नानगन्धमालायुपेक्षिता ।।७१॥ 
एते. ट्ंतादृशव्चान्ये.. मारव्यथनहेतवः । 
पुंवेदवंदनीयस्यथ हेतबो मुनिभाषिताः |७२॥ 
प्रचुरक्रोधमानादा गुहथन्द्रियविघातनस्‌ | 
परस्त्रीरतिनेपुण्य॑ तीव्रानाचारयुक्तता ।।७३॥ 
इत्याद्याः क्लीववेदस्य हेतवो$भिह्विता जिने: । 
इत्थं. चारित्रमोहर्य हथास्रवा विनिरूपिता: ७४॥ 
अथे--दीन भनुष्योंकी हँसी उड़ाना, निरन्तर हास्यसे संयुक्त रहना, 
कामको उत्तेजित करनेवाले हास्य वचन बोलना, अत्यधिक बकवास 
करना, ओर दु.ख-दायक हँसी करना, ये सब हास्यवेदनीयके आखव हैं । 
नाना प्रकारकी विचित्र क्रीडाओंमें तत्पर रहना तथा दूसरोंको अपनी 
ओर आक्ृष्ट करनेका स्वभाव होना, रतिनोकषायके आख्रव जिनेन्द्र 
भगवानने कहे हैं। दूसरोंको अप्रीति उत्पन्न करना, उनकी प्रीतिको नष्ट 
करना, पापी जनोंका संसर्ग करना, पापकार्योमें प्रवृत्ति करना, दुष्ट कार्य 
करने वालोंको प्रोत्साहित करना, और न करने योग्य कार्योमें प्रीति 


रखना, अरतिनोकषायके हेतु हैं । ये सब हेतु संसारके कारण हैं। अपने 
हषंका गयव॑ करना, दूरसरोंकी दुःख उत्पन्न करना, और परके शोकमें 


षष्ठो मयूख: १९३ 


आनन्द मानना, शोकवेदनोयके आखव हैं। स्वयं अपने आपको भयभीत 
रखना तथा दूसरोंकोीं भय उत्पन्न करना, भयनोकषायके कारण महर्षियों- 
के द्वारा कहे गये हैं। रोग आदिसे पीड़ित जीवोंपर ग्लानि तथा उनकी 
निन्‍्दा आदि करना, जुस॒प्सावेदनीयके आखस्रव कहे गये हैं। तीब्न-क्ोधका 
भाव रखना, अत्यधिक मान करना, ईर्ष्यापूर्ण कायं करना, मिथ्या भाषण 
करना, बहुत मायाचार करना, परस्त्रीके समागममें प्रीति करना, स्त्रियों- 
के समान हावभाव करना, और अत्यधिक राग करना; स्त्रीवेदके कारण 
हैं। मन, वचन, कायकी सरलता होना, अल्प क्रोध होना, अहंकार नहीं 
करना, लोभ नहीं करना, स्त्रीसमागममें मन्‍्द रागका होना, ईर्ष्यालि 
नहीं होना, अधिक स्तान, गन्ध तथा माला आदियें उपेक्षाभाव होना, 
ये तथा इनके समान कामपीडाके कारणभूत अन्य काये पुंवेद नोकषाय- 
के कारण मुनियोंके द्वारा कहे गये हैं। अधिक क्रोध त्तथा मान आदि 
करना, गुह्येन्द्रियका विधात करना, परस्त्रीके साथ रति करनेमें निपुणता 
होना, और तीत्र अनाचारसे युक्त होना इत्यादि नपुंसक्वेदके 
आखव जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गये हैं। इस प्रकार चारित्रमोहके 
आख्रव कहे गये ॥६१-७४॥ 
अब नरकायुक्ेे आख््रव कहते हैं-- 
मिथ्यादश नसंहिलष्टाचारतोल्कृष्टमानता । 


शेलभेदनिभः क्रोधस्तीव्र लोभानुरागिता ।७०॥ 
दैन्यं परस्य संतापवधबन्धन भावना । 
अजख जीवसंघातपरिणामप्रवतनम्‌ ।।७६॥ 
अलीकवचनालाप; परस्वहरणं तथा । 
अन्यकान्तारतिस्तीव्रमूष्छा स्वच्छन्दचारिता ॥७७॥ 
निरनुग्रहशीलत्वं बह्ारम्भपरिग्रहः । 
कृष्णलेश्याभिसंजा तरोद्र ध्याना भिष्धिता ॥७८॥ 
मृत्युवेलानुशंसत्व साधुसिद्धान्तभेदनम्‌ । 


नारकस्यायुष: प्रोक्ता इंति क्लेशप्रदालवाः ॥७९।। 
अथ॑--मिथ्यादंन सहित आचारका परिपालन करना, उत्कृष्ट मान 
रखता, शलभेदके समान क्रोधका होना, तीव्रलोभमें अनुराग रखन्ग, 


द्वीनता करना, दूसरेके संताप, वध और बन्धनकी भावना रखना, निरन्तर 
१३ 


१९४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


जीवधातके परिणाम करना, असत्य वचन बोलना, परधन हरण करना, 
परस्त्रीके साथ रति करना, तीवमूर्च्छा, स्वच्छन्द प्रवृत्ति, स्वभावसे किसी 
का उपकार नही करना, बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह रखना, क्ृष्ण- 
लेश्यामें होने वाले रोद् ध्यानमें लीन रहना, मृत्युके समय कऋरपरिणाम 
होना, और उत्तम-निर्दोष शास्त्रका खण्डन करना, ये सब, नरकायुके 
क्लेद्दायक आसख्रव हैं अर्थात्‌ उपयुंक्त कारणोंस नरकायुका बन्ध होता 
है ॥७५-७९॥। 
आगे तियंगायुके आस्रव कहते हैं-- 
मायामिथ्यात्वसंयुक्तकुधमंस्पातिदेशना । 
अनन्पारम्भस्डत्वं मुग्धभानववश्च नम ॥८०॥ 
कूटकर्ममही | #_ 

गरीभेदनिभरोषाग्निदग्घता । 

निःशीलतातिसन्धाने पटुत्व॑ सन्धिमेदनस्‌ ॥<८१॥ 

अनर्थेद्धावनं वर्णवैपरीत्यविकाशनम्‌ । 

| 
जाते! कुलस्य शीलस्य गयवेः पूज्यव्यतिक्रमः ||८२॥। 


सहधर्म विसंवादो मिथ्याजीवित्मेव च। 


सद्गुणव्यपलापशचासदगुणस्थापनं तथा ॥८३॥। 
कक | ८. 

नीलफापोतलेश्यामिजातात ध्यानद्‌ षितम्‌ । 

मरणं चेति विज्ञेयास्तियंगायुष आस्रवः ॥८9॥ 


अर्थ--माप्रा और भिथ्यात्वसे सहित कुधर्का अधिक उपदेद्ष देना, 
बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रहका होना, भोले मनुष्योंको ठगना, कूट- 
कम अर्थात्‌ कपटपूर्ण कार्य करना, पृथिवीभेदके समान क्रोधाग्निसे दन्ध 
रहना, शीलका अभाव, अधिक ठगनेमें निपुणता, सन्धिको तोड़ना, अर्थ- 
का अनथे करना--विपरीत अथें प्रकट करना, किसी वस्तुके बर्ण बदल 
कर नकलीको असलीका रूप देना, जाति, कुल और शीलका गव॑ करना, 
पृज्यपुरुषोंका अपमान करना, सहधर्मा बन्धुओंसे विसंवाद करना, मिथ्या 
कर्मोसे जोविका करना, दूसरेके विद्यमान गुणोंकों मेंटता और अपने 
अविद्यमान गुणोंकों स्थापित करना, तथा नील और कापोत लेश्यामें 
होने वाले आत्तंध्यानसे मरणका दृषित होना ये, सब तिय॑ञच आयुक्के 
आख़वब जानना चाहिये ॥८०-८४॥ 


षष्ठो मयूख: १९्थ्‌ 


अब मनृष्यायुके आख़व कहते है-- 

प्रकृतया भद्रता नम्नशीलता खदुता तथा । 
सुखप्रज्ञापनी यत्वमाजवोचितमानसम्‌ ॥८५॥ 
वालुकाराजिसदृक्षको पस्तथ्यगवेषिता | 
प्रभुणव्य वहारशच तुच्छारस्मपरिग्रह: ।।८4॥ 
संतोषाभिरतिः प्राण्युपघातादिरति: पुन! । 
दुष्टकर्म निषृत्तत्वं स्वागताद्यमिभाषणम्‌ ।।८७॥ 
अमौखय निसर्गेण माधुयं. लोकरज्जनम्‌ । 
औदासीन्यमनीष्यित्वमल्पसंक्लेश्रशालिता ॥८८॥ 
अतिथेः. सविभागरच॒ गुरुदेवतपूजनम्‌ । 
कपोतपीतलेश्याजधम्य ध्यानसुसं गतम्‌ ॥८९॥ 
मरणं चेति विज्ञेया मानुषोत्पत्तिददेतवः । 


अर्थ--स्वभावसे भद्रपरिणामी होना, नम्न स्वभावी होना, कोमल 


परिणामी होना, सुखसे समझाये जानेकी योग्यता, मनका आर्जव, धर्मंसे 
युक्त होना, धूलिरेखाके समान क्रोधका होना, सत्यका अन्वेषी होना, 
सरल व्यवहार वाला होना, अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रहका होना, 
संतोषमें प्रीति रखना, प्रार्णाहिसासे विरत रहना, खोटे कार्योसे दूर रहना, 
स्वागत” आदि छाब्दोंके द्वारा वार्तालाप करना, कम बोलना, स्वभावसे 
मधुरता तथा लोकोंको अनुरश्जित करना, उदासीनता, ईर््याका अभाव, 
अल्प संक्लेशसे युक्त होना, अतिथिको दान देना, गुरु और देवकी पूजा 
करना, तथा कापोत भौर पीत लेश्यामे उत्पन्न होनेवाले धम्यंध्यानके 
साथ मरण होना, ये मनुष्यायुके आख्रव हूँ ॥८५-८०॥ 


आगे देवायुके आखत्रव कहते हैं-- 
सरांगसंयमः किश्व॒ संयमासंयमो$पि च ॥॥९०॥ 
अकामनिजरा बालतपांसि_ स्वगिहेतवः । 
हतशीलव्रतत्व॑ च सम्यक्त्व॑ चापि नाकिनास्‌ ॥९१॥ 
आयुष: कारणं प्रोक्त॑ तह्चुविद्धिमंहपिमिः । 


१९६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अर्थ--सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजरा, और बालतप ये 
देवायुके कारण हैं । इनके सिवाय निःशीलब्रतत्व और सम्यक्त्व भी देवायु 
के कारण तत्त्वज्ञ महर्षियोंके द्वारा कहे गये हैं। ५०-९१॥ 
शंका 
ननु सम्यवत्वमस्तीदमात्मनः प्रममुखों शुणः ।९२॥ 
नेष्कम्यंहेतुतापन्नः शिवपग्रासादपद्धतिः । 
कथं संसारहेतुत्वमिद्द तस्यथापि युज्यते ॥९३॥ 
ध्वान्तारिष्वान्तकर्ता स्थादहों तप्त्वविडम्बना । 
प्रइ्न--कोई प्रश्न करता है कि यह सम्यक्त्व तो आत्माका प्रमुख गुण 
है, कमंरहित अवस्थाकी प्राप्तिका कारण है तथा मोक्षमहलका मार्ग 
है फिर वह संसारका कारण केसे हो सकता है ? अन्धकारका शन्रु-सूय, 
अन्धकारका करनेवाला हो, यह तत्त्वकी विडम्बना है ॥९२-९३॥ 
समाधान 
सत्य, सम्यक्त्वकाले यो रागांशो बर्तते नृणाम्‌ ॥९४॥ 
से एव देवहेतुः स्यात्सम्यक्त्वं॑ तूपचारतः । 
मुख्याभावे च सत्यर्थे ब्यूपचारः प्रबतेते ॥९५॥ 
येनांशेनास्थ सद्दृष्टिस्तेनांशेनास्थ. बन्धनम्‌ । 
जायते जातुचिन्नेव जगत्यामपि कस्यचित्‌ ॥९६॥ 
येनांशेनास्यथ रागांशस्तेनांशेनास्थ. बन्धनम्‌ । 
जायते सतत पुंसामत्र का नु विडम्बना ।९७॥ 
अथं--प्रश्न ठीक है, परन्तु सम्यक्त्वके कालमें मनुष्योंके जो रागांश 
होता है वही देवायुका आखव है, सम्यक्त्व तो उपचारसे देवायुका कारण 
कहा जाता है, क्योंकि मुख्यके अभावमें प्रयोजन रहते हुए उपचार प्रवरतता 
है । जिस अंडसे इस जीवके सम्पकत्व है उस अंशसे कभी बन्ध नहीं होता 
परन्तु जिस अंशसे रागांश होता है उस अंशसे निरन्तर पुरुषोंके बन्ध 
होता है, इसमें तत्त्वकी क्या विडम्बना है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
भावाथं--किन्हीं किन्‍्हीं आचायोने जघन्य रत्नत्नयकों वन्धका 
कारण कहा है परन्तु वेसा कहनेमें उनकी यही विवक्षा है कि जघन्य 
रलत्रयके कालमें ज़ो रागांश होता है वही बन्धका कारण है, रत्नत्नय 


षष्ठो मयूख॑: १९७ 


नहीं । जिस प्रकार गर्म॑ घीसे जल जानेके कारण कहा जाता है कि यह 
घोसे जल गया परन्तु परमार्थते घी जलनेका कारण नहीं है घीके साथ 
संयुक्त अग्नि ही जलनेका कारण है। मात्र साहचर्य सम्बन्धसे धीको जलने 
का कारण कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये। बन्धके 
कारण तो योग और कषाय हैं। जधन्य रत्नत्रय न योग रूप है और न 
कषायरूप, फिर इससे बन्ध केसे हो सकता है ? परपदार्थंसे भिन्‍न आत्म- 
तत्त्वकी श्रद्धा होना सम्यक्त्व है। परपदार्थसे भिन्‍न ज्ञायकस्वभाव 
आत्माका ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और आत्मस्वरूपमें स्थिर रहना 
सम्यक्‌-चा रित्र है। इनमें बन्धका कारण है ही क्या ? ॥॥९४-९७॥। 
आगे अशुभनामकमंके आख्रव बताते हैं-- 
विसंवादस्तथा . योगत्रयाणां कापि वक्रता । 
मिथ्यादशनपेशुन्य चलचित्तस्वभावताः ॥९८॥ 
कूटमानतुलादीनां साधनानां बिनिमितिः | 
सुवणमणिरत्नानामनुकारो दराशया ॥९९॥ 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदायित्य॑ यन्त्रपञ।्जरसर्ज नम्‌ । 
वर्णगन्धरसस्पर्शान्यथा भावन मेब च्‌॥१००।॥ 
वस्तुष्वितरवस्तूनां सम्बन्धी. बहुमायिता । 
अन्यनिन्दा यशोगानमात्मनो5न तमाषणस्‌ ॥१०१॥ 
परवित्तापहाररच महारम्भपरिग्रहः । 
(0७ घु 
उज्ज्वलवेषरूपाणां मदः ककशकीतंनम्‌ ॥१०२॥ 
मौखर्याक्रोशसो भा ग्योपयोगा भूषणादर: । 


वशीकारप्र योगश्च परकोतुकनिर्मितिः ॥१०३॥ 
मन्दिर्माल्यधपादिमोषणं च _, विडम्बनस्‌ । 
उपहासेष्टिकापाकदावपावकयो जनम ॥१०४॥ 


प्रतिमायतनादीनां विनाशेष्वमियोगिता । 
क्रोधाहंकारमायित्वं . छोमिता पापकर्ममि: ॥१०५॥ 
जीविकाया विधानं चेत्यसतोी नामकमंणः | 
कारणानि समक्तानि जिनचन्द्रमसा कि ॥१०६॥ 


१९८ सम्यक्‍त्व-चिन्तामणि: 


अरथथ--सहधर्मा बन्धुओंस कलह करना, तीनों योगोंकी कोई 
अनिव॑चनीय कुटिलता, मिथ्याद्शंन, चुगलखोरी, चित्तकी चडचलताका 
स्वभाव होना, कमती-बढ़ती मानोन्मान तथा त्तराजू आदि साधनोंका 
निर्माण करना, ठगनेकी आशासे सुवर्ण, मणि तथा रत्नोंका कृत्रिम रूप 
बनाना, झूठी गवाही देना, यन्त्र तथा पिज्जरोंका बनाना, वर्ण गन्ध रस 
तथा स्पर्शंका परिवर्तन करना, अन्य वस्तुओंमें अन्य वस्तुओंका मिलाना, 
अधिक मायाचारी करना, दूसरेकी निन्‍दा करना, अपना यशोगान करना, 
मिथ्या भाषण करना, दूसरेके धनका अपहरण करता, अत्यधिक आरंभ 
वाले परिग्रहका रखना, अपने उज्ज्वल बेष तथा रूपका गव॑ करना, कठोर 
वचन बोलना, बकवास करना, गाली आदि कुवचन बोलना, अपने 
सौभाग्यका प्रकाशन करना, आभूषण धारण करनेमे आदर रखना, 
वशीकरण मन्त्रका प्रयोग करना, दूसरोंको कोतूहल उत्पन्न करना, मंदिर 
की माला तथा धूप आदि सामग्रीका चुराना, किसीकी नकक करता, 
हँसी उड़ाना, ईट पकानेका भट्ठा लगवाना, वनमें आग लगाना, प्रतिमाओं 
के आयतन-मन्दिरोंके नष्ट करनेमें तत्पर रहना, क्रोध, अहंकार और 
और मायाचारी करना, तीन लोभ करता और पापकार्योसे आजी- 
विका करना, ये सब अशुभ नासकर्मके आख्रव जिनेन्द्रचन्द्रने कहे 
हैं ।९८-१०६॥। 
आगे शुभनामकर्मके आखत्रव कहते हैं-- 
ऋजुयोगो5विसंबादों धार्मिकाणां विलोकनम्‌ । 
संश्रमः शुभभावानां धारणं भवभीरुता ॥|१०७)॥। 
प्रमाववर्जन चेति._ शुमनामाखवा मताः । 


भर्वद्येषां. प्रभावेण गतिजात्यादिसौष्ठवम्‌ ॥|१०८॥ 
अथे--योगोंको सरलता, कलहका अभाव, घामिक जनोंका आदर 
पूर्वक साक्षात्कार करना, उनके प्रति हु प्रकट करना, अच्छे भावोंका 
धारण करना, संसारसे भयभीत रहना और प्रमादका छोड़ना ये सब 
शुभनामकर्मके आस्त्रव माने गये हैं। जिनके प्रभावसे उत्तम गति तथा 
जाति आदिकी प्राप्ति होती है ॥(०७-१०८॥ 
आागे तीर्थंकर प्रकृतिके आख्त्रव कहते हैं-- 


अथ  वच्मि महापृण्यता्थंकृत्कमकारणम्‌ । 
(0 ]  क 
दृष्टिशुद्धिवि नीत तब ब्रतश्ञीलाव्यतिक्रमः ॥१०९॥ 


षष्ठो मथूख: १९९ 
नित्य ज्ञानोपयोगइच संवेगः शक्तितस्तषः । 
त्थागः साधुसमाधिर्व वेयाबृतत्यविनिर्भितिः ||११०॥ 
0 बः 
अहृदाचायंविज्षेष्‌ भक्ितिः अवचनेष च। 
रे 0 
आवश्यकाक्षति: सम्यग्‌ जनधमंग्रभावनाः ॥ ११ १॥ 
सधरमंवत्सलत्व॑ चेत्येताः पोडश भावषनाः । 
व्यस्ता वाथ समस्ता वा तीथंकृन्नामकर्ंण: ॥११२॥ 
छम्म स्थाचिन्त्यमाहात्म्यवरवेभवकारिणः | 
आखस्रवा पम्ुनिभिर्गीता लोकाभ्युदयसाधकाः ॥|११३॥ 
अर्थे--दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीलब्नतानतिचार, नित्य 
ज्ञानोपयोग, संवेंग, शक्तितस्तप, शक्तितस्त्याग, साधुसमाधि, वेयावुत्य, 
अहँड्भूविन, आचार्यभक्ति, विज्ञ -बहुश्रुतभक्ति, प्रवचन-भक्ति, आवब- 
इयकापरिहाणि, मार्गप्रभावनगा और सधघधर्म-वात्सल्य, ये सोलह भावनाएँ 
पृथक्‌ पृथत््‌ अथवा सब मिलकर छद्यस्थ जोबोंके द्वारा अचिन्तनीय 
माहात्म्यसे युक्त उत्कृष्ट बैभवकों करनेवाले तीर्थकर नामकमंके आख्रव 
मुनियोंके 8 कहे गये है। ये भावनाएं सांसारिक अभ्युदयको प्राप्त 
कराने वाली हैं॥१५०९-११३॥। हे 
आगे नीचगोत्रकर्मके आख््रव कहते हैं-- 
जातेः कुलस्य रूपस्य बलवित्ततपस्तते : । 
श्रुतप्रभावयोइचापि मदोउन्येषामनादरः: ॥११४॥ 
उस््रहासो5यशोगान॑ धार्मिकजननिन्दनम्‌ । 
परकीर्तेविलोपशच निजासत्कीतिकीतंनम्‌ ॥११५॥ 
गुरूणां च. परीभावो दृषणख्यापनं तथा | 
विहेडनावमाने च भत्सन गुणसादनम्‌ ॥११६॥ 


अग्जलिस्तुतिसंत्यागो5नमिवादन मेष च्‌। 
अन्यदीयगुणद्वेषो निजतुच्छगुणादरः ॥|११७॥। 
: निर्देतुतीर्थनाथाक्षेपश्चेत्थादयः पुनः । 


आखस्रवा सुनिभिर्गीता नीचेमोत्रस्य कमंण:ः ॥११८।। 
अथं--जाति, कुल, रूप, बल, धन, तप, ज्ञान और प्रभावका मद 
करना, दूसरोंका अनादर, उपहास, अकीतिगान, धामिकजनोंकी निनन्‍्दा, 


२०० सम्यक्त्व-चिन्तासणि: 


दूसरेकी कीतिका लोप, अपनी असत्कीतिका कथन, गुरुओंका पराभव, दोष- 
कथन, अनादर, अपमान, भर्त्सन, गुणोंका नाश, अज्जलिबन्धन तथा 
स्तुतिका त्याग, नमस्कारका अभाव, दूसरोंके गुणोसे द्वेष, अपने तुच्छ 
गुणोंका आदर और तीर्थंकर आदिकी अकारण निन्‍्दा, इत्गादि नीचगोत्र 
कमके आस्रव मुनियोंके द्वारा कहे गये हैं ॥११४-११८॥॥ 
आगे उच्चगोत्रकमंके आखसत्रव कहते हैं-- 
४ च्ैे 
जातिरूपकुलज्ञानतपोव भवशालिनः । 


आत्मोत्कर्ष परित्याग: परनिन्दादिवजनम्‌ ॥११९॥ 
धमात्मनां  सुसत्कारों वन्दना प्रणतिस्तथा । 
लोकोत्तरशुणेयुक्तस्याप्यनुत्सिक्तव॒त्तिता ॥१२०॥ 
अहंकारात्ययो. नीचेव॒ त्तिता सदयात्मता । 
वहं भेस्माव तस्येव निजमाहात्म्यगोपनम्‌ ॥१२१॥ 
घमंेसाधनवन्देष  परमः संभ्रमस्तथा | 


इस्येते ह्मास्रवाः  प्रोक्‍्ता उच्चग्रोत्रस्य कमण; ॥१२२॥ 
अथं--जाति रूप कुल ज्ञान तप तथा धन सम्पदासे सुशोभित होनेपर 
भी अपने आपके उत्कर्षका परित्याग करना, दूसरेकी निन्‍दा आदिको 
छोड़ना, धर्मात्माओंका उत्तम सत्कार करना, उन्हें वन्दना तथा प्रणाम 
करना, लोकोत्तर गुणोंसे युक्त होनेपर भी नम्नवृत्ति घारण करना, 
महंकार नहीं करना, विनयसे रहना, दयालु होना, भस्मसे छिपी हुए 
अग्निके समान अपने माहात्म्यको छिपा कर रखना और घधर्मात्माओंके 
समूहमे परम हषभाव प्रकट करना, ये सब उच्चगोन्रकर्मके आद्रव कहे 
गये हूँ ॥११५-१२२॥ 
आगे अन्तरायकमके आल्व कहते हैं-- 
बोधरोधः सुसत्कारोपघातो दानलाभयोः । 
भोगोपभोगवीर्यय विध्नोघस्थ विनिभिति। ॥१२१॥ 
उत्तमाचारसम्पन्नगुरुचत्यतपस्विनाम्‌ । 
नमस्थोपद्रवों दीनानाथवस्तुविराधनम्‌ ॥१२४॥ 
परेषां बन्धनं रोधो गुृहथाड़स्य विभेदनम्‌ । 
नासिकाचमंकणो ष्ठपिच्छानां. कर्तनादिकम्‌ ॥|१२५॥। 


षष्ठो मयूलः २०१ 


विस्मयो भवसम्पत्ती याचनात्यागवजनम्‌ । 
देवद्रव्यपरिग्राहो धर्मतीर्थ विनाशनम्‌ ॥१२६॥ 
निर्दोषिवस्तुसंत्याग: परवीर्यापद्दारणम्‌ । 
0 
निरूपिता जिनेरेते हथात्रवा विध्नकर्मणः ॥१२७॥ 
अर्थ--दूसरेके ज्ञानमें बाधा करना, सत्कारका बिनादा करना, दान 
लाभ भोग उपभोग और वीय॑में विध्नसमूहका उत्पन्न करना, उत्तम 
आचारसे सहित गुरु तपस्वी तथा प्रतिमाकी पूजामें विष्न डालना, दीन 
तथा अनाथ लोगोंकी वस्तुओंकी विराधना करना, दुसरोंको बन्धनमें 
डालना, किसी स्थानमें उन्हें रोकना, गुह्म अज्भोंका भेदन, करना, नाक, 
त्वचा, कान, ओंठ तथा पूंछका काटना आदि, सांसारिक सम्पत्तिमें 
आश्चये करता, याचना त्यागको छोड़ना अर्थात्‌ याचना करना, देव- 
द्रव्यको हड़पना, धर्मतीथंका विनाश करना, निर्दोष बस्तुओंका त्याग 
करना और दूसरोंके वीयंका विधात करना, ये सब अन्तरायकमंके 
आख्रव जिनेन्द्र भगवानने कहे है ॥| १२३-१२७॥ 


आगे संक्षेपसे शुभास्रवका कथन करते हैं-- 
जिनपूजाविधानेन विधिवत्पात्रदानतः 
गुरूणां मक्तितो नित्य शास्त्रस्वाध्यायकमंणः ॥१२८॥ 
हिंसादिपञचपापानां. देशतः . सर्वतस्तथा । 
त्यागेन जायते. पुंसामास्तवः शुभकमंणाम्‌ ॥१२९॥ 
अरथ--जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे, विधिवत्‌ पात्रदान देनेसे, गुरुओं- 
की भक्तिसे, नित्य स्वाध्याय करनेसे तथा हिंसादि पाँच पापोंका एकदेश 
अथवा स्वदेश त्याग करनेसे पुरुषोंके पुण्यकमंका आख््रव होता है ॥ 
१२८-१२९॥ 
आगे भिन्‍न-भिन्‍न आख्रव बतलानेकी सार्थकत्ता कहते हैं-- 
आयु:ःकर्मान्तरा पुसाँ सततं सप्तकमंणाम्‌ । 
आखत्रवी जायते हन्त दुरन्तव्याधिकारणम्‌ ॥|१३०॥ 
कथं तह प्रदोषादेज्ञानरोधादिद्ेतुता । 
विपाकबन्धवैशिष्टथकारणाबुज्यते हि. सा ॥१३१॥ 


२०२ सम्यक्त्व-च्षिन्तामणि: 


अर्थ--कोई प्रदन करता है कि जब प्रत्येक समय आयुकर्मको छोड़- 
कर सात कर्मोका अत्यधिक दुःखका कारणभूत आख्व हो रहा है तब 
प्रदोषादिक ज्ञानावरणादि कर्मेके आखब हैं, यह कैसे बनता हैं ? इस 
प्रशनका उत्तर है कि प्रदोषादिक ज्ञानावरणादि कर्मोंके अनुभागबन्ध- 
में विशेषताके कारण है, इसलिये सब कर्मोके भिन्‍न-भिन्‍न आख्रवोंका 
वर्णन करना साथंक है । 

भावाथं--जब आयुकर्मका बन्ध होते समय आठों कर्मोका और 
शोष समय सात कर्मोका बन्ध होता रहता है त्तन अमुक कार्य अमुक 
कमके बन्धमें कारण है अथवा उसका आख़ब है, यह कथन केसे संगत 
होता है, ऐसा प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया गया है कि जिस समय 
जिस कमंके विशेष आखव होते है उस समय उस कमंका स्थिति और 
अनुभाग बन्ध विशेष होता है। शेष कर्मोका साधारण होता है ॥।१३०- 
१३१ ॥ 


आगे आख््रवकी हेयताका वर्णन करते हैं-- 
वंशस्थ 
सरन्ध्रनौकावरपष्ठशायिनो 


जना ब्रुडन्त्येव यथा महास्वुधो। 
तथाख्रवा5ब्वजितचेतसो जना 


भुवं झडन्तीहई महाभवास्बुधो ॥१३२॥ 


उपजाति 
यथा जनानामणुभाखवोयं 
संसारकान्तारनिपातहेतुः | 
निरूपितो वीतभलेमुनीन्‍्द्रै- 


स्तथास्रवोई्य॑ गदित:.. शुभोषषि ॥१३३॥ 
शुम्भत्कनत्काञ्चननिर्मितोईषि 
विचित्रनानामणिचित्रितोषपि । 
ब्रृद्दीद पुसां निगडो न किं स्थाद्‌ 
दुःखाय लोहा निगडा यथा वें ॥१३४॥ 


षष्ठो मयूख: २०३ 


* ततो निरन्तं भवसागर ये 
जनास्तितीषन्ति निजोद्ममेन । 
मुज्चन्तु शीघत्षं द्विविधासर॑ ते 
सत्यास्रवे नास्ति हितस्थ पन्‍्थाः ॥१३५०॥ 


अरथ॑--जिस प्रकार छिद्र सहित नौकाके उत्तम पृष्ठपर शयन करने 
वाले मनुष्य नियमसे समुद्रमें डूबते हें उसी प्रकार आख्रवसे युक चित्त- 
वाले जीव नियमसे इस संसाररूपी महासागरमें डूबते हैं॥१३२॥ जिस 
प्रकार यह अशुभाखव प्राणियोंको संसाररूपी अटवीमें पड़नेका कारण है 
उसी प्रकार यह शुभासख्रव भी वीत्तराग मुत्रियोंके द्वारा संसाररूपी अटवी 
में पड़नेका कारण कहा गया है ॥१३३॥। शोभायमान तथा देदीप्यमान 
सुवर्णती निम्ित होकर और नाना प्रकारके मणियोंसे चित्रित भी बेड़ी 
क्‍या पुरुषोंके लिये लोहकी बेडीके समान निश्चयसे दुःखके लिये नहीं 
होती ? अर्थात्‌ अवश्य होती है !३४॥ इसलिये जो मनुष्य अपने उद्यम- 
से अनन्त संसारसागरकों पार करना चाहते हैं वे भीघ्न ही दोनों प्रकार- 
के आस््रवकों छोड़ें, क्योंकि आखत्रवके रहते हुए हितका मार्ग प्राप्त नहीं 
होता है॥ भावार्थ-यहाँ मोक्षप्राप्तिमें बाधक होनेसे शुभाख्वको हेय 
कहा है परन्तु सांसारिक सुख-सुविधाको प्राप्तिमे सहायक होनेसे शुभा- 
स्रवको कथंचित्‌ उपादेय भी कहा है क्योंकि अशुभास्रवके द्वारा नरक 
और निगोदरूप ति्ब्च गतिकोी प्राप्ति होती है जहाँ पहुँचनेपर कल्याण- 
का मार्ग दुलभ हो जाता है। शुभाखवके द्वारा उत्तम मनुष्य त्था देवगति 
को प्राप्ति होती है जहाँ पहुँचकर यह जाब सरलतासे सस्यकत्व आदि 
गुणोंको प्राप्त कर सकता है । पश्चात्‌ कमंभूमिका मनुष्य हो मोक्षको 
प्राप्त होता है ॥१३५॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमे आख़वतत्त्वका वर्णन करनेवाला 
छठवाँ मयूख समाप्त हुआ । 

् 


सप्तमो मयूखः 


मजलाचरण 
स्रग्धरा छन्‍्द 
मोहग्राह्वकीण विविधमनसिजव्याधिनागावलीहं 
तृष्णाहव्याशराशिक्वथितजनमनोदुःखपानीयपूर्णम्‌ । 
संसाराब्घिं हपारं निजश्चुजयुगलामन्दवीयेण तीर्णा 
ये तान्नौमि प्रभकक्‍त्या निखिलगुणयुतान्‌ श्रीजिनेन्द्रान- 
निन्यान्‌ ॥ १॥। 


अर्थ--मोहरूपी मगर-मच्छोसे व्याप्त, नाना प्रकारकी कामबाधा- 


रूपी सपंसि सहित तथा तुष्णारूपी अग्निके समूहसे खोलते हुए मनुष्योंके 
मानसिक दुःखरूपी जलसे पूर्ण पाररहित संसार-सागरको जिन्होंने 
अपने भुजयुगलके बहुत भारी पराक्रमसे पार किया है, मैं समस्त युणोंसे 
सहित उन स्तुत्य जिनेन्द्र भगवानूकी उत्कृष्ट भक्तिसे स्तुति करता 
हैं ॥१॥ 


आगे बन्ध और उसके कारणोंका निरूपण करते हैं-- 

आत्मनः  कममिः साकमेकक्षेत्रावगाहनमस्‌ । 
नीरक्षीममिव प्राहुबन्ध॑ सत्सरिसंचया; ॥२॥ 
जीवो5यं सकषायस्वास्कमंग्रायोग्यपुद्गलान | 
समये समये .नून॑ निरन्तानाददाति च ॥।३॥। 
पुद्गलास्तेषष॑ जीवस्थ परिणाम निबन्धनम्‌ | 
प्राप्प स्वयं विवतन्ते कर्ममावेन सन्‍्ततम ॥|४।। 
अर्थोव्यमत्र जीवस्य पुद्गलस्यापि विद्यते | 
कापि वेभाविकी शक्तिनिरन्‍्ता चादिवर्जिता ॥५॥॥ 


सप्तमों मयूखः २०५ 


स्वभावेन विभावेन द्वेधा तस्याः प्रवर्तते | 

जीवपुद्गलयो चुन परिणामश्चिरन्तनः || ६॥ 

परिणामों. विभावेन तदीयो यस्तु व्तते। 

जीवपुद्गलयोबंन्धकारणं स॒ हि. गीयते ॥७॥ 

अरथं--आत्माका कर्मोके साथ जो दूध और पानीके समान एक- 
क्षेत्रावगाह है उसे उत्तम आचार्योंके समूह बन्ध कहते हैं ॥२॥ यह जीच 
कषाय सहित होनेसे कर्मरूप होनेके योग्य अनन्त पुदुगलोंको निश्चयसे 
प्रत्येक समय ग्रहण कर रहा है भौर वे पुद्गल भी जीवके परिणामरूपी 
निर्मित्तकारणको पाकर स्वयं ही सदा कमंरूप परिणमन करते हैं।॥३-४। 
तात्पयं यह है कि जीव और पुद्गलकी कोई अनादि अनन्त वेभाविकी 
शक्ति है ॥५॥ जीव और पुदुगलकी उस द्ाक्तिका स्वभाव और विभावके 
भेदसे दो प्रकारका परिणमन चिरकालसे हो रहा है । जीव और पुदुगल- 
को उस वेभाविकी शक्तिका जो विभाव परिणमन है निश्चयसे वही बन्ध- 
का कारण है ।। 
भावाथं--वेभाविकी शक्तिसे जीवमें राग-द्वेषघषरूप परिणमन करनेकी 

योग्यता है और कार्मणवर्गणारूप पुदुगलद्रव्यमें कमंझप परिणमन 
करनेकी योग्यता है। अनादि कालसे जीवका करमोके साथ सम्बन्ध चला 
आ रहा है। पूर्वबद्ध कर्मेके उदयसे जीवमें रागादिभाव उत्पन्न होते हैं 
और रागादि भावोंके निर्मित्तसे का्ंणवर्गंणा रूप पुदुगलद्रव्यमे कमंरूप 
परिणमन होता है। रागादिक तथा कर्मोमें यह निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध अनादिकालसे चला आ रहा है। अनादि वस्तुमें कौन पहुले 
और कौन पीछे, इसका निरूपण नही होता है । इसलिये यहाँ यह नहीं 
कहा जा सकता है कि पहले रागादिक होते हैं या कम॑ पहले होते हैं । 
उपादान का रणकी अपेक्षा रागादिककी उत्पत्तिका उपादानकारण स्वयं 
आत्मा है और कमंका उपादानकारण स्वयं पुदुगलद्रव्य है क्‍योंकि 
रागादिरूप परिणमन स्वय भात्माका होता है और कमंरूप परिणमन 
स्वयं पुदुमलद्गव्यका । परन्तु निमित्तकारणकी अपेक्षा रागादिकका 


निमित्तकारण चारित्रमोहकी उदयावस्था है और कमंका निमित्तकारण 
जीवका रागादिभाव ॥६-७॥ 


आगे बन्धके भेद कहते हैं-- 
प्रकृतिस्थित्यनुभागग्रदेश मेदाच्चतुविधी.. गीतः । 
ब्न्धो बन्धविमुक्तैजिनचन्द्रेदिब्यवोधधरे: |।८॥। 


२०६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अर्थ--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्धके भेदसे बन्धसे 
रहित तथा दिव्य ज्ञानके धारक जिनेन्द्र भगवानूने बन्ध चार प्रकारका 
कहा है ॥८॥ 


अब प्रकृतिबन्धका लक्षण कहते हैं-- 
निसगः प्रकृतिः शीलं स्वमावः सहभावता | 
एकाथंका मता होते शब्दाः शब्दसरित्पतो ॥९॥ 


यथेक्षोमंधुर॑ शीलं. मिचुमदंस्थ तिक्‍्तता । 
आम्लता बीजप्रस्यामलक्याइच कपायता ।।१०॥ 


तथा बोधाइतेज्ञेया प्रकृतिबोधरोधिता । 
दशनावरणस्यापि. दशनावृतिता मता ॥११॥ 


सुखासुखप्रदायित्व॑ वेदनीयस्य कमेण: | 
मत्तता मोहनीयस्य परतन्त्रत्वमायुष: ॥॥१२॥ 


नाम्न: शरीसवेचित्रयं गोत्रस्याहीनहीनता । 
कप कर न हे ०. #< (५५८ थ्शै 
विध्नस्य विष्नकारित्वं शील संकीतितं बुध ॥१३॥ 


अर्थ---निसर्ग, प्रकृति, शील, स्वभाव और सहभावता ये शब्द, 
शब्दाणंव--शब्दरूपी सागरभे एकार्थ वाचक माने गये है ॥९॥| जिस 
प्रकार ईखका स्वभाव मधुर, नीमका कडुआपन, बीजपूर-बत्रिजो राका 
खट्टा ओर ऑवलाका कषायलछा है उसी प्रकार ज्ञानावरणका स्वभाव 
ज्ञानकों आच्छादित करना, दश्शनावरणका स्वभाव दर्शनको रोकना, 
वेदनीय कमंका सुख-दुःख देना, मोहनीयका मत्त करना, आयुका शरीरमे 
परतन्त्र करता, नामका शरीरमे विचित्रता-विविधरूपता उत्पन्न करना, 
गोत्रका उच्च-नी चका व्यवहार उत्पन्न करना और अन्तरायका विध्न 
करना स्वभाव, ज्ञानीजनोके द्वारा कहा गया है ॥९-११॥ 


आगे प्रकृतिबन्धके भेद और उनके उदाहरण कहते हैं-- 


आश्योष्टथघा भवेत्तत्र ज्ञानदशनवैरिणोः । 
वेद्यमोहायपां नाम्नो मेदतों गोत्रविध्नयो:ः ||१४॥ 


सप्तमों मय: २०७ 


उपजाति 


'पटप्रतीहारजनासिमद्यकारालयाश्चित्रकराः कुलालः । 
कोशाधिपक्चेति भवेद्यथेषां मावस्तथेवाखिलकमंणाओ ॥ १५॥ 


अर्थ---पट (परदा), द्वारपाल, खज्भ, मद्य, कारावास, चित्रकार, 
कुम्भकार और कोशाध्यक्ष--लजानची, इनका जैसा! भाव होता है वेसा 
ही भाव इन ज्ञानावरणादि कर्मोका होता है ॥१४-१५॥ 


आगे कर्मोमे घातिया और अघातिया कर्मोका भेद कहते हैं-- 
आवरणद्वयं मोदी विधष्नश्चेति चतुष्टयस्‌ । 
कर्मणां. हि भवेत्तत्र घातिसंज्ञासमन्वितम्‌ ॥१६॥ 
वेद्यायुनामगोत्राणां. चतुष्क॑ कमणां तथा | 
सिद्धार्थनुपपुत्रेणाघातिनाम्ना प्रकीतितम्‌ ॥१७।॥। 


अरथ--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म 
घातिसंज्ञासे सहित है ॥|१६।। और वेदनीय आयु नाम तथा गोत्र ये चार 


कर्म भगवान्‌ महावीर स्वामीके द्वारा अघातिनामसे कहे गये हैं 
॥९७॥ 


आगे घाति और अघाति कर्मोके कार्य कहते हैं--- 


दशनं केवलज्ञानमनन्तं च  पराक्रमम्‌ । 
सम्यक्त्वं॑ प्रक्षयोद्भूत॑ क्षायोपशामिकांस्तथा ॥१८॥ 
निध्नन्ति घातिकर्माणि मत्यादीइअव निरन्तरम । 
घातीन्येव महाशत्रन ज्ञात्वा श्ञीँ्र निवतय ॥१९॥ 


अर्थ--धातियाकरम, केवलदर्दन, केवलज्ञान, अनन्तवीर्य और 
क्षायिक सम्यक्त्व तथा मतिज्ञानादि क्षायोपश्ममिक गरुणोंको निरन्तर 


घातते हैं । इसलिये घातियाकर्मोको ही महाशत्रु जानकर ज्षीघत्र ही नष्ट 
करो ॥ १८-१०॥ 


कर्मोदयसम्ुद्ध तमोहवधितसंसू तो । 
आयु: करोति जीवस्यावस्थानं लुही यथा ॥२०॥ 


२०८ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


गतिजातिशरीराड्भोपाड़गन्धादिसंगतिम्‌ | 
नामानेकविधं कर्म कुरुते निजशक्तिसः ॥२१॥ 
उच्चेर्नचिमवेद गोत्र. गोत्रकर्म प्रमावतः | 
सन्‍्तानप्रक्रमायातजीवाचारस्तु_ गोजकम्‌ ॥२२॥ 
ददाचिच्छमंसंभारमसातं॑ च. कदाचन । 
वेदनीयप्रभावेणग नरो वेदयते  मवे ॥२१॥ 
अर्थ--कर्मोदयसे उत्पन्न और मोहसे बढ़ाये हुए संसारमें आयु कर्म 


जीवके अवस्थानको उस प्रकार करता है जिस प्रकार काठका खोड़ा 
मनुष्यका अवस्थान करता है॥२०॥ अनेक प्रकारका नामकमं अपनी 
शक्तिसे जीवका गति, जाति, शरीर, अद्भोपांड्र और गन्ध आदिके साथ 
समागम करता है ॥२१॥ मोत्रकर्मके प्रभावसे इस जीवका उच्च और 


नीच 
गोत्र 
कभी 


गोत्र होता है। सन्‍्तानकी परम्परासे आया हुआ जीवका आचरण 
कहलाता है ॥२२॥ वेदनोयकरमंके प्रभावसे यह मनुष्य संसारमें 
सुख-समूहको और कभी दुःख-समूहका वेदन करता है ॥२३॥ 


आगे ज्ञानावरणादि कर्मोके क्रमका कथन करते हैं-- 


अथराशिमयं दृष्ट्वा पश्चाज्जानाति रोचते । 
ततश्च दशनं बोध: सम्यकत्बं चात्मनों गुण: ॥२४॥। 
पूर्वमभ्यहिंत ज्ञान दशनं च ततः परम्‌ । 
सम्यक्त्व॑ च ततो बीय जीवाजीवगतं स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
घातित्व॑ विद्यमानेषपि घातितुल्यं न॒वतंते । 
निःशेषशोषणे शक्तिव्चान्तरायस्य कमंणः ॥२६॥ 
नामादिमैत्यमासाद्य विदधाति निजेप्सितम । 
विध्न॑ हथातिनां मध्ये प्रगीतं तेन सरिभि: ॥२७॥ 
आयुबलेन जीवानां भवस्यावस्थितिभवेत । 
विनिदिष्ट॑ ततो नामकर्मायुष्कमणः परम ॥२८॥ 
भवमश्रित्य नीचेस्त्वमुच्चेस्व॑ वा प्रजायते। 
नामपूवत- ततो मोत्रं पठितं॑ परमागमे ॥॥२९॥ 


सष्तमो मयूल: २०९, 


वेंदनीयं समासाद्य मोहभूपालसंगतिम्‌ । 
घातिवड्धन्ति जीवानामनुजीविगुणोच्चयम्‌ ।।३०॥। 
घातिनां च ततो मध्ये मोहस्यादी च पठ्यते । 
उक्त एवं क्रमों ज्यायानष्टानां कमेणां ततः ।।३१॥ 


अथे--यह जीव, पदार्थंके समूहको पहले सामान्य रूपसे ग्रहण कर 
पश्चात्‌ विशेष रूपसे जानता है और उसके बाद उसकी श्रद्धा करता है, 
इसलिये दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व ये आत्माके गुण हैं ॥२४॥ इनमें ज्ञान 
पूज्य है अत: उसे पहले रखा जाता है। उसके पश्चात्‌ दर्शन और 
सम्पक्त्वका पाठ किया जाता है। वीयं, जीव और अजीव दोनोंसे 
सम्बद्ध माना गया है इसलिये उसे सम्यक्त्वके बाद पढ़ा गया है॥॥२५॥ 
अन्तराय कमंमें यद्यपि घातियापन विद्यमान है तथापि वह घातियाके 
समान नहीं है क्योंकि उसमें सम्पूर्ण रूपसे गुणोंका झ्ोषण करनेकी 
शक्ति नही है। वह नामादिक कर्मोकी सहायता प्राप्त कर अपना कारें 
करता है इसलिये उसे आचायोने अधघातिया कर्मोके बोचमें पढ़ा है 
॥२६-२७॥ आयुके बलसे जीवको नरकादि पर्यायमें स्थिति होती है 
इसलिये आयुकमंके बाद नामकमंको पढ़ा है ॥२८॥ पर्यायका आश्रय 
करके ही जीवमें नीच और उच्चपना होता है इसलिये परमागममें 
नामपुर्वक गोत्रकर्मको पढ़ा गया है अर्थात्‌ पहले नाम और उसके बाद 
गोत्र ॥२९॥ वेदनीय कर्म यद्यपि अधाति है तथापि वह मोहकमंरूपी 
राजाकी संगति प्राप्त कर घातियाके समान जीवके अनुजीवी गुणोंके 
समूहको घातता है इसलिये उसे घातिया कर्मोके बीचमे और मोहनीय 
कमंके आदिमें पढ़ा जाता है । इन सब कारणोंसे आठ कर्मोका जो क्रम 
कहा गया है वही श्रेष्ठ है ॥३०-३१॥ 


आगे ज्ञानावरणादि कर्मोके उत्तर भेद कहते हैं-- 
आर्या 
पञ्च नव द्वावष्टाविंशतिषाथोधयों यथाक्रमशः | 
ध्यत्तरनवतिद्दों वा पञु्च विभेदा भवन्ति तेषां वे ॥३२॥ 


अर्थ--उन ज्ञानावरणादि कमोके क्रमसे पाँच, नौ, दो, अट्ठाईस, 


घार, तेरानवे, दो और पाँच उत्तर भेद नि३चयसे होते हैं ॥३२॥ 
श्ड 


र१० 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


आगे ज्ञानावरण कमंके पाँच भेद कहते हैं-- 
मतिश्रुतावधिस्वान्तपय यकेवलद्र ह ] 
इति पश्च  विभेदाः स्युवोधरोधककमणः ॥३३॥ 


अर्थ--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनः- 


पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण, ये ज्ञानावरणकर्मके पाँच उत्तर 


भेद 


है। इन सबका अर्थ नामसे ही स्पष्ट है ॥३३॥ 


आगे दर्शनावरणकमंके नौ उत्तर भेद कहते हैं-- 
छोचनालोकनामित्रमनेत्रालोकनाहितस्‌ । 
अवध्यालोकनद्रो दी केवलालोकनाबृतिः ।।३४॥। 
स्त्यानगृद्धिस्ततोी निद्रा निद्रानिद्रातिगहिता । 
प्रचलाप्रचल्ा चापि प्रचला चेति वर्णिताः ॥३५॥ 
दशनावरणस्येते भेदा नव महागमे | 
स्पानगृद्धथुदये जीवः शेते सत्थापितोषपि व ॥३६॥ 
कुरुते्नेककर्माण जलल्‍्पनं विदधाति च। 
निद्रोदयेन जीवो5यं गच्छन्‌ सन्‌ तिष्ठति स्वयम्‌ ।३७॥ 
कदाचिद्‌ वसति स्वर पतति कक्‍्वापि भृतले। 
निद्रानिद्रोदयाधीनी न दृष्टियुगलीं नर। ॥३८॥ 
समुद्धाटयतुं. शकतो यतमानोईप जायते। 
पुमानयं पुनः प्राप्तः अ्रचलाप्रचलोदयम्‌ ॥३९॥ 
लालाया वहनअ्चास्थादज्ञानां च प्रकम्पनम्‌ | 
जल्पनं कुरुते रोति स्वेरें इसति बातुचित्‌ ॥४०॥ 
ईषदुन्मील्य नेत्राण प्रचलोदयसंगतः । 

नरः स्वपिति सुप्तोषषि किड्चित्‌ किब्चित्मबुध्यति ॥४१॥ 
अर्थ--चक्षुदंर्शनावरण, अचक्षुदंर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवल- 


दर्शनावरण, स्स्यानगृद्धि, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचछा और प्रचछा, 
परमागममें दर्शनावरणके ये नौ भेद कहे गये हैं। इनमें स्त्थानगुद्धिका 
उदय होनेपर यह जीव उठाये जानेपर भी सोता है, अनेक काम करता 


सप्तमो मयूख: र्श्१ 


है तथा निरर्थंक वचन भी बोलता है। निद्राके उदयसे यह जीव चलता 
चलता स्वय॑ खड़ा हो जाता है, कदाचित्‌ स्वेच्छानुसार बस जाता है और 
कहीं पृथिवीपर पड़ जाता है ! निद्रानिद्राके उदयके वशीभूत हुआ मनुष्य 
प्रयत्त करनेपर भी नेज्नयुगलको खोलनेमें समर्थ नहीं होता है। प्रचला- 
प्रचलाके उदयको प्राप्त हुआ यह पुरुष, मुखसे लारका बहना, अजड्भोंका 
प्रकम्पित करना तथा निरर्थंक वचन बोलना करता है, कभी रोता है 
और कभी स्वेच्छासे हँसता है ॥॥३४-४०॥ प्रचलाकर्मके उदयको प्राप्त 
हुआ मनुष्य सोता है और सोता हुआ भी कुछ-कुछ जागता रहता है 
॥४१।॥ 
आगे वेदनीयकर्मंके दो भेद कहते हैं-- 
असद्वेद्ं च सद्देश्रमिति वेष्य द्विधा स्वृतम्‌ । 
एक दुःखप्रद॑ तत्र सुखद चेतरन्मतम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ--असहेद्य और सद्े्यके भेदसे वेदनीय कम दो प्रकारका माना 
गया है। उनमेंसे एक दुःखको देनेवाला है और दूसरा सुखका देनेवाला 
माना गया है ॥४२॥ 
अब मोहनीयकर्मके भेद कहते हैं-- 
कमंणां जगतीपालो. मोहो5द्वितविधायकः । 
दृष्टिचासित्रिभेदाभ्यां द्वाभ्यां मिन्‍नोडमिधीयते ॥७३॥ 
मिथ्यात्वं चापि सम्यक्‍्त्वं सम्यड़मिथ्यात्वमेव च | 
इत्थं. दशनमोहोडयं त्रिभिर्मेदों व भेदितः ॥॥४४॥ 
अतच्षप्रत्यय: पुंसामदये यस्य जायते । 
तन्मिथ्यात्वं भवारण्यवारिदः. परिगीयते ॥४५॥ 
यस्योदयों न॒सम्यक्‍्त्व॑ हन्तुं शक्नोति सबंथा । 
सम्यक्त्त  तद्डि विजेयं सम्यग्दशनदूषकम्‌ ॥४९॥ 
न मिथ्यात्वं न सम्यकत्वम्ुदये यस्य संभवेत्‌ । 
सम्यदूमिथ्यात्वमित्युक्तमुभयाक्ृतिमत्त. यत्‌ ॥४७॥ 


अरथं--अहितकारी मोहकम, कर्मोका राजा कहलाता है । वह दर्शन- 
मोह ओर चारित्रमोहके भेदसे दो प्रकारका कहा जाता है ॥४३॥ 


२१२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


मिथ्यात्व, सम्यवत्व॒ और सम्यड्मिथ्यात्व, इस प्रकारके शीन भेदोंसे 
दर्शनमोह तीन भेदबाला है ॥४४॥ जिसके उदयसे जीवोंको अतत्त्व 
श्रद्धान होता है वह मिथ्यात्व कहलाता है । यह मिथ्यात्व संसारखूपी 
बनको हराभरा रखनेके लिये मेघ स्वरूप है ॥४५॥ जिसका उदय, 
सम्यर्दर्शनको घातनेके लिये समर्थ नहीं होता किन्तु चछ, मल, अगाद 
आदि दोषोंसे उसे दूषित करता है वह सम्यक्त्वप्रकृति है ॥४६॥ जिसके 
उदयमें न तो मिथ्यात्व ही होता है और न सम्यकक्‍त्व ही होता है किन्तु 
दोनोंकी मिश्रित दशा होती है वह सम्यडःमिथ्यात्वप्रकृति कही गई 
है ॥४७॥ 


उपजाति 

सं वृत्तमोहो हिविध: प्रगीतः 

कषायनोपूवंकषायभेदात्‌ । 
तत्रादिमः षोडशमेदयुक्त- 

परो विभिन्‍नो नवधा समस्ति ॥४८॥ 
तत्रानन्तानुबन्धी स्यादप्रत्याख्यानरोधकः । 
प्रत्याख्यानसपत्नश्च संज्वलानाभिधानक; ।।४९॥ 
एकेको भिद्यते तावदन्र भेंदचत॒ष्टये । 
क्रोधी मानो तथा माया लोभश्चेति चतुविधम्‌ ॥५०॥ 
कषायवेदनीयोई्यं _ तेन. षोडशमेदवान । 
त्रयो वेदा. रतिदस्यजुमुप्साशोकभीतय: ॥५१॥ 
अरतिश्चेति. नोपूर्वकषायो. नवधा मतः । 
एवं चारित्रमोहोष्य॑ पश्चविंशतिधा भवेत्‌ |।५२॥ 


अर्थ--वह्‌ चारित्रमोह, कषायवेदनीय और नोकथषायवेंदनीयके 
मेदसे दो प्रकारका कहा गया है। उनमें पहला जो क्षायवेदनीय है वह 
सोलह भेदोंसे सहित है और दूसरा नोकषायवेदनीय नौ प्रकारका है 
॥४८॥ कपायवेदनीय, मुख्यरूपसे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, 
प्रत्याश्यानावरण ओर संज्वलनके भेंदसे चार प्रकारका है। इन चार 
भेदोंमें प्रत्येक भेद क्रोध, मान, माया और लोभके भेदसे चार प्रकारका 
हैं। इस कारण यह कषायवेदनोय सोलह मेदोंसे सहित है। तीन वेद, 


सप्तमो मयूख: २१३ 


रति, हास्य, जुगुप्सा, शोक, भय और अरति, इनके भेदसे नोकषायवेद- 
नीय नो प्रकारका माना गया है। इस तरह यह चारित्रमोहनीय पजन्‍चीस 
प्रकारका होता है ॥४९-५२॥ 


आगे आयुकर्मके चार भेदोंका वर्णन करते हैं-- 
इ्श्रतियंडनरामत्यंग्रमेदा दायुषो. मताः । 
श्वश्रादिहेतवः  पुंसां चतस्नरव्चायुषो मिदा; ॥५३॥ 
अर्थ--नरक, तियंश्च, मनुष्य और देवके भेदसे आयुके चार भेद हैं । 
इन आयुओंका कारण जो आयुकर्म है उसके नरकायु आदि चार भेद 
माने गये हैं ॥५३॥। 
आगे नामकमंकी «३ उत्तरप्रकृतियोंका वर्णन करते हैं-- 
श्वश्रतियंड नुदेवेति चतस्रो गतयः स्मुृताः 
देहिदेवानुसारेण इवश्रावासादिहेतवः ॥५४।। 
एकेन्द्रियादिभेदेन जातय: पञ्चधा मताः। 
एकत्वग्राहिका जातिरमेदेन हि. देहिनाम्‌ ॥५५॥ 
शीर्यते तच्छरीर॑ं यन्निमिषे निम्मिषेष्पि च। 
ओऔदारिकादिभेदेन पञचधा मभिद्यते तु तत्‌ ॥५५।॥ 
मानवानां तिरश्चां च गात्रमौदारिक॑ स्मृतम्‌ । 
सुराण श्वश्रजानां च वेक्रियिकं प्रचश्यते ।॥०७॥। 
प्रमत्तसंयतस्थानवतिनां व्रतिनां पुनः । 
आहारक॑ शरीर॑ हि. जायते जातुचित्‌ क्वचित्‌ ॥५८॥ 
यस्योदयेन तेजः स्यादंहे किमपि देहिनाम्‌ । 


भवेत्तत्तेज़सं नाम. सर्वेषाँ भववतिनाम्‌ ॥५९॥ 
अष्टानां कर्मणां पिण्डः शरीर कार्मणं मतम्‌ । 
इदमेवास्ति जीवानामाजवंजवकारणस्‌ ५६०७ 


अरथ॑ँ--न रक, तियंज्त्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ मानी गई हैं । 
ये गतियाँ प्राणियोंके दर्मानुसार उनके नरकादि निवासक्े कारण हैं ।।५४॥ 
एकेन्द्रियादिके भेदसे जातियाँ पाँच प्रकारकी है । प्राणियोंमें अभेदसे जो 


श्श्ड सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


एकत्वको ग्रहण करनेवाली है उसे जाति कहते हैं ॥५५॥ जो निरमेष 
निमेषमें शीण्ण होता रहता है वह शरीर कहलाता है। वह शरीर औदा- 
रिक आदिके भेदसे पाँच प्रकारका है ॥५६॥ मनुष्य और तिय॑ंड्चोंका 
औदारिक शरीर माना गया है। देव और नारकियोंका वेक्रियिक शरोर 
कहलाता है ॥५७॥ प्रमत्तसंयतगुणस्थानवर्ती मुनियोंके क्वचित्‌ कदा- 
चित्‌ आहारक शरीर होता है ॥५८॥ जिसके उदयसे प्राणियोंके शरी रपर 
कोई अनिवंचनीय तेज होता है वह तैजसशरीर नामकर्म है। यह तैजस- 
शरीर समस्त संसारी जीवोंके होता है ॥५९॥ आठों कर्मोका जो समूह 
है वह कामंणशरीर माना गया है। यह कामंणशरीर ही जीबोंके 
संसारका कारण है ॥६०॥ 


स्‍क् दिकं रच ५ 
ओऔदारिका ज्ञेयमड्रोपाडस्य कमंण: । 
भेदत्रयं. शरीराणामद्भोपाड्निवन्धनम ॥६१॥ 
पादइन्द्र श्रुजडवन्द्रं नितम्ब॑ पृष्ठक शिरः । 
उरश्चेति मतान्यष्टाबड्डानीह कलेवरे ॥६२ 
नासास्यकण नेत्रोष्टरसज्ञाकरभादिकम्‌ । 
विग्रहे भविनां ज्ञेयम्॒पाड्ानां कदम्बकम्‌ ॥६३॥। 
ओऔदारिकादिभेदेन संघातो बन्धनं तथा । 
प्रोकत॑ पश्चविधं नामकर्म निर्गतकर्ममिः ॥६४।। 

अर्थ--अद्भोपा ज्रनतामकर्मके ओदा रिकश री राज्भापाजुकोी आदि लेकर 
तीन भेद हैं । यह कर्म, शरीरोंके अद्भोपाड्रका कारण है ॥६१॥ दो पैर, 
दो भुजा, नितम्ब, पीठ, शिर और वक्षस्थल, ये शरीरमे आठ अड्ड होते 
है ।६२॥ नासिका, मुख, कान, नेत्र, ओंठ, जीभ और हथेलियोंकी दोनों 
बाहरी कोरको आदि लेकर प्राणियोंके शरीरमें उपाज्ञोंका समूह जानना 
च.हिये ॥६२॥ भौदारिकन्बधन तथा औदारिकसंघात आदिके भेदसे 
बन्धन और संघातनामकमंके पाँच पाँच भेद, कमं रहित जिनेन्द्र 
भगवानूने कहे हैं ॥६४॥ 
आर्या 
समपूर्व चतुरत्न॑ न्यग्रोधः स्वातिकुब्जखर्वाइच | 
हुण्डाभिसंज्ञितमिति संस्थान षड्विध प्रोक्तम्‌ ॥६५॥। 


संप्तमो मयूलः २१९ 
हे अनुष्टुप्‌ 
वज्तर्ष भादिनारायो.. बजनाराच एवं च। 
नाराचइ्चार्धनाराच: कीलकः. पच्चमस्तथा ॥६६॥ 
पृष्ठ: पापात्मभिलेम्यो हसंग्राप्तसुपाटिका । 
इत्थं च. पड़विधं प्रोकत संहननं सुनीश्वरें: ॥६७॥ 
अर्थ--समचतुरख्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन और 
हुण्डक ये छह प्रकारके संस्थान कहे गये हैं ॥६५॥| वज्रष॑भना राचसंहनन, 
वज्ञनाराचसंहनन, नाराचसंहतन, अधंनाराचसंहनन, कीलकसंहनन 
और असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन, मुनिराजोंके द्वारा यह छह श्रकारका 
संहनन कहा गया है ।६६-६७॥। 
कृष्णं नीलं॑ सितं पीत॑ शोणितं॑ चति पश्चधा । 
विभिन्‍न वर्णनामास्ति वर्णवेचित्र्यकारणम्‌ ॥६८॥ 
असत्सद्गन्धमेदेन गन्धो हंघा बविभिद्यते। 
आम्लस्तिक्तः कपायरच कडुको मधुरस्तथा ॥६९॥ 
रसो हि. पश्चथा भिन्‍नो वर्णितों बरसूरिभिः । 
गुरू स्निग्धं तथा रूक्ष कठिनं कोमल लघु ॥७०॥ 
शीतमुष्णमिति स्पशों. वणितों बसुभेदवान । 
इवअ्रतियंडनरामत्यंगतीनां. किल मेदतः ॥७१॥ 
गीयतेत्र गुणागारेश्चतुर्धभा. चालुपूव्यकम्‌ । 
शस्ताशस्तप्रमेदेन ठ्िविधा. खगतिमंता ॥७२॥ 
भेदाश्चतुदेश होते पिण्डिता जिनभाषिताः । 
अष्टाविंशतिसंरूयाकास्तदन्ये5पिण्डस ज्ञिता: ॥७३॥। 
यस्पोदयरन निर्माणमद्नोपाडततेमवेत्‌ । 
यथास्थानप्रमाणं च तन्निर्माणं प्रकीतितम्‌ ॥७४॥ 


अर्थ--वर्णकी विचित्रताका कारण जो वर्ण नामक है वह कृष्ण, 
नील, शुक्ल, पीत और रक्तके भेदसे पाँच प्रकारका है ॥६८॥ दुगंन्ध और 
सुगन्धके भेदसे गन्ध तामकमं दो प्रकारका है। खट्टा, चिर॒परा, कषा- 
यला, कडुआ ओर मीठाके भेदसे रस नामकर्म, उत्तम आचार्योके द्वारा 


२१६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


पाँच प्रकारका कहा गया है। गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, कठिन, कोमल, लघु, 
शीत और उष्ण इस प्रकार स्पर्शनामकर्म आठ भेदवाला कहा गया है। 
गुणोंके अगार--मह॒र्षियोंके द्वारा नरक, तियंड्च, मनुष्य और देवके भेदसे 
आनुपृष्यं नामकर्म चार प्रकारका कहा जाता है । प्रशस्त और अप्रशस्त्तके 
भेदसे विहायोगति दो प्रकारकी मानी गई है। गतिको आदि लेकर 
चौदह पिण्ड प्रकृतियाँ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कही गई है। इनके अति- 
रिक्त अट्ठाईस प्रकृतियां अपिण्ड प्रकृतियाँ हैं। जिसके उदयसे अज्भोपाज़ 
समूहकी रचना यथास्थान और यथाप्रमाण होती है बह निर्माण नाम- 
कर्म कहा गया है ॥६९-७४।॥। 


आर्या 


यस्योदयेन देहो न गुरुन लूघुश्च जायते पुंसाम्‌ । 
सोध्युरुूघुः प्रगीतः परमागमपाठकैसु निभिः ॥॥७५॥ 

ज्ञेयः सतूपधातः पुंसां यस्योदयेन जायन्ते। 
निजगात्रधातनकराण्यड्रपाड्ानि दुष्टानि ॥७६॥ 

ज्ञेयः स च परघातः पुसां यस्योदयेन जायन्ते । 
परगात्रवाधनकराण्यड्रीपा ड्रानि लोकेडस्मिन ।॥।७७॥। 

यस्योदयेन पृ साम्ुच्छकासो जायते सततम्‌ । 
उच्छवासः स हि सुक्त: निखिलागमपारगैय तिमिः ॥७८॥ 
अथं--जिसके उदयसे जोवोंका शरीर न गुरु हो और न लघु हो उसे 
परमागमके पाठी मुनियोंने अगुसूलघु नामकर्म कहा है ॥७५॥ जिसके 
उदयसे अपने ही शरीरका घात करनेवाले अज्जभोपाजु हों उसे उपधघात 
नामकर्म जानना चाहिये ॥७६॥ जिसके उदयसे दूसरे जीवोंके शरीरका 
घात करनेवाले अज्जोपाड़ हों उसे इस लोकमे परघात नामकर्म जानना 


चाहिये ॥७७॥ जिसके उदयसे जीवोंके निरन्तर इवासोच्छवास जारी 


रहता है उसे समस्त शास्त्रोके पारगामी मुनियोंने उच्छवास नामकर्म 
कहा है ॥७८॥ 


आतपात्म भवेद्यस्योदये जीवकलेवरम्‌ । 
आतपः स च विज्ञेय उष्णदीप्त्या समन्वितम्‌ ||७९॥ 


सप्तमों मयूल॑: २१७ 
इन्द्रवच्ना 


उद्योतरूपो ह्यदयेन यस्य 
देहो भवेत्याणभृतां भवेषस्मिन । 


उष्णोनकान्तिविनिरूपितो$सा- 
बुब्दयोतनामा किल कमंमेदः ॥८०॥ 
(७ ७ छ 
आतपप्रकुृतेन्‌ नम्न॒दयः संमवेदिह | 
रविधिम्बससुद्ध तभूमिकायिककायि पु ॥<4१॥ 
आर्या 


निजहिमकिरणकलापैरपसारितनिखिललोकसन्तापे । 
कलाधरे खौद्योते चोद्योतस्योदयः प्रोक्‍तः ॥८२॥ 


अर्थ--जिस कमंके उदयसे जीवका शरीर आतपस्वरूप होता है 
तथा उष्ण कान्तिसे सहित होता है उसे आतप नामकमं जानना चाहिये । 
भाषा --आतप नामकर्मके उदयसे इस जीवकों ऐसा शारोर प्राप्त 
होता है जो मूलमे शीतल होता है परन्तु उसकी भ्रभा उष्ण होती है 
(!७९॥ जिसके उदयसे इस जगत्‌मे प्राणियोंका शरीर उद्योतरूप होता है 
और उसकी कान्ति उष्णतासे रहित होतो है वह उद्योत नामक कमंका 
भेद कहा गया है! भावाथं--उद्योत नामकर्मके उदयसे जीवका ऐसा 
शरीर होता है जिसका मूल और प्रभा-दोनों ही शीतल होते हैं ।८०॥ 
आतप नामकमंका उदय नियमसे सुर्यंबिम्बमें उत्पन्न बादर पृथिवीकायिक 
जीवोंके होता है और उद्योतनामकर्मका उदय, अपनी शीतल किरणोंके 
समूहसे समस्त लोकके संतापको दूर करनेवाले चन्द्रमाके विमानमें स्थित 
बादर पृथिवीकायिक जीवों तथा जुगनू आदिके होता है ॥८१-८२॥ 


उपजाति 


जीवस्त्रसस्थावरयो निष्‌द्धबेद्‌ 

ययोरुदीतेब॑शितां. प्रयातवान्‌ । 
जानीहि तन्‍नामविधेः प्रमेदनं 

त्रस॑तथा स्थावरसंज्ञया युतम्र॒ ॥८३॥। 


२१८ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


आर्या 
घातप्रतिघातमयं गात्र पुसां प्रजायते यस्य । 
उदयेन तदभिगदितं बादरनासेति भगवद्लिः |॥८४॥ 


अनुष्टुप्‌ 
सक्ष्म॑ यस्योदये गात्रं प्राणिनां किल जायते | 
सक्ष्म नाम तदित्याहु: सद्धान्ताम्बुधिपारगाः ॥८५॥। 
पर्याप्तों हि मवेज्जीव उदये यस्यथ करमणः । 
पर्याप्तनामकर्मेति प्रर्यातं. तन्मुनीख्वरें! ॥८६॥ 
अपर्याप्तो. भवेज्जीव उदये यस्य कमण: | 
माषितं तदपर्याप्तनामकर्म जिनेहवरें! ॥८७॥। 
येनेंकसयथ भरीरस्य हाोक एवं भवेत्प्रभ्रु!। 
प्रत्येक तत्कथर्यान्‍्त शरीर नाम सरयः ॥८<॥ 
साधारण भवद्‌ वष्म य्रेन प्राणभृतां अ्ुवि । 
साधारणमिद॑ तत्स्यान्नामकर्मेति भाषितम्‌ ॥८९॥ 


अर्थ-- जिन करके उदयकी वशीभूतताव)े प्राप्त हुआ जीव कऋमसे 


त्रस तथा स्थावर योनिमे उत्पन्न होता है उसे त्रस तथा स्थाबर नाम * 
कमंका भेद जानना चाहिये । 


भावाथं--त्रस नामकर्मंके उदयसे जीव, द्वोन्द्रियादिक त्रसोंमें उत्पन्न 
होता है और स्थावर नामकर्मक उदयसे पृथिवीकायिकादिक स्थावर 
जीवोंमें उत्पन्न होता है ॥८३॥। जिस कमके उदयसे इस जीवका शरीर 
घात-प्रतिघातरूप होता है अर्थात्‌ दूसरेसे रुकनेवाला और दूसरेको रोकने 
बाला होता है उसे भगवानने बादर नामकर्म कहा है ॥८५॥ जिस कमके 
उदयसे जीवका शरीर सूक्ष्म होता है अर्थात्‌ न किसीसे रुकता है और 
न किसीका रोकता है उसे सिद्धान्तरूपी सामरके पारगामी आचाये 
सूक्ष्म नामकर्म कहते है ॥८५॥ जिस कमंके उदयसे जीव पर्याप्त होता है 
अर्थात्‌ उसकी आहार तथा शरीर आदि सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं 
उसे मुनिराजोने पर्याप्त नामकर्म कहा है ॥८६॥।। जिस कमंके उदयसे 
जीव अपर्याप्त होता है अर्थात्‌ उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नही होती 
और अन्‍्तमुंहूतकें भीतर नियमसे मरणको प्राप्त होता है उसे जिनेन्द्र 
भगवानूने अपर्याप्त नामकर्म कहा है ॥८७॥ जिसके द्वारा एक शरीरका 


सप्तमों मयूख: 2१९ 


एक ही जीव स्वामी होता है उसे आचार्य प्रत्येकनामकर्म कहते हैं 
॥८८॥ जिसके द्वारा जगतु में प्राणियोंका शरीर साधारण होता है अर्थात्‌ 
एक शरी रके अनन्त जीव स्वामी होते हैं उसे साधारण नामकर्म कहा 
है ॥०९॥ 


- घातूपधातवी येन  भवन्त्यपधने स्थिराः । 
सुस्थिरं निगदन्तीह तन्‍नाम किल कोविदाः ॥९०॥। 
घातपधातवो येन भवन्त्यपघने5$स्थिरा 
अस्थिरं निगदन्तीह तन्‍नाम किलर कोविदाः ॥९१॥ 

यस्योदयेन कायस्य कम्रता तच्छुभं मतम्‌ । 
तदन्यदशुभं शेयमकान्तत्वनिबन्धनम्‌ ।।९२॥ 
अर्थ--जिसके द्वारा शरीरमें धातु और उपधातु स्थिर होते हैं उसे 
विद्ृज्जन स्थिर नामकर्म कहते हैं ॥९०॥ जिसके द्वारा शरीरमे धातु 
ओर उपधातु अस्थिर रहती है उसे अस्थिर नामकम कहते हैं ।॥९१॥ 


जिसके उदयसे शरीरमे सुन्दरता होती है उसे शुभ नाम और उससे 


भिन्‍न असुन्दरताका कारण जो कर्म है उसे अशुभ नामकर्म जानना 
चाहिये ॥९२॥ 


दुतविलम्बित 
सुभगनाम जिना निगउन्ति तद्‌ 
यदुदयेन जनप्रियता भवेत्‌ । 
असुमगो5्प्यजन प्रियताकरः 
प्रगदितो गदितोच्छितशास्त्रके: ।९३॥। 
अर्थ--जिसके उदयसे लोकप्रियता हो अर्थात्‌ समस्त जीव अपनेसे 
प्रीति करते हैं उसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सुभगनामकर्म कहते हैं और जिसके 
उदयसे लोकप्रियता न हो उसे उत्तम शास्थ्रोंके व्याख्याता आचार्योने 
'असुभग--दुर्भग नामकर्म कहा है !।९३॥ 
सस्‍्वरः संजायते येन बवेणुवीणापिकोपमः | 
सुरवर॑तत्तु बिज्ेयं तदन्यत्‌ दुःस्वरं स्मृतम्‌ ॥९४॥ 
जायते येन जीबानां श्रमोपेत कलेवरम । 
आदेयं नाम तज्शेयमनादेयं ततः परम ॥९५॥ 


२२० सम्यक्त्य-चिल्तामणि: 
प्रसता येन कीतिः स्याच्चश्वन्ती चन्द्रिका यथा । 


गदन्ति तथज्ञ-कीतिनामकम गणाधिपा ॥९६॥ 
अकीर्तिः प्रसरेश्येन त्रिलोक्यां कज्जलोपमा । 
अयज्ञःकीर्तिनामाहुस्तच्च बोधपयोधय: ॥९७॥।। 


अहत्त्वकारणं. यत्स्यात्तीथंकुन्नामकर्म तत्‌ । 
एवज्च  नामभेदाः स्युस्त्युत्तरनवतिग्रमाः ॥९८॥ 


अथं--जिसके द्वारा बांसुरी, वीणा और कोयलके स्वरके समान मधुर 
स्वर होता है उसे सुस्वर नामकर्म जानना चाहिये और जिसके द्वारा 
इससे विपरीत स्वर होता है उसे दुःस्वर नामकर्म॑ माना गया है ॥९०४॥ 
जिसके द्वारा जीवका शरीर एक विशिष्ट प्रकारकी प्रभासे सहित होता 
है उसे आदेय नामकर्मं और इससे विपरीतको अनादेय नामकमे कहते 
हैं ॥०५॥ जिसके उदयम इस जीवकी चाँदनीके समान शोभायमान कीति 
होती है उसे गणधरदेव यशःकीति नामक कहते हैं ॥९६॥ जिसके 
उदयसे कज्जलके समान काली अपकीरति फेलती है उसे ज्ञानके सागर 
आचार्य अयश कीति नामकर्म कहते हैं ।॥९७॥ और अहंन्तपदका जो 
कारण है उसे तीर्थक र नामकर्म कहते हैं । इस प्रकार नामकमंके तेरानवे 
भेद होते है ।।९८।। 


आगे गोन्रकर्मके दो भेदोंका वर्णन करते हैं-- 
उच्चैगोत्र तथा नीचेगंत्रिभित्येवः भेदतः । 
दिविध गोत्रकर्म स्यादुच्चेनीचेस्व्वकारणम्‌ ॥९९॥ 
अर्थ--उच्चगोत्र और नोचगोत्रके भेदसे गोत्रकर्म दो प्रकारका है। 
यह गोत्रकर्म, जीवके उच्च और नीच व्यवहारका कारण है । तात्पयें 
यह है कि उच्चगोत्रके उदयसे यह जाव ऐसे कुलमें उत्पन्न होता है 
जिसमे मोक्षमार्गका प्रचलन हो और नीचगोजत्रके उदयसे ऐसे कुलमें 
उत्पन्न होता है जिममें मोक्षमार्गका प्रचलन नहीं होता है ॥॥९९॥। 
अब अन्तरायकमंके पाँच भेदोंका निरूपण करते हैं-- 
दान॑ लाभरुच भोगरचोपमोगरच पराक्रमः । 
एतेषां विध्नकारित्वादन्तरायोंइस्ति पञ्चधा ॥१००॥ 


सप्तमोीं मयूखः २२१ 


आर्या 
सकृदेव श्ुज्यमाना भोजनताम्बूलपूगदुग्धाद्याः । 
अर्था भोगा उक्ता दघधिसपिःशकराद्याइच ॥१०१॥ 
भुक्त्वा ये पुनरर्था भूयोभूयों जनेः प्रश्ुज्यन्ते । 
उपभोगास्ते गदिता घटपटमुकुटादयोी लोके ॥१०२॥ 
अथं--दान, लाभ, भोग, उपभोग और वोय॑ इनमें विष्त करनेसे 
अन्तरायकरमं पाँच प्रकारका है ॥१००।। एक ही बार भोगमें आनेवाले 
भोजन, पान, दाल, दूध, दही, घो तथा शक्कर आदि पदार्थ भोग कहे 
गये हें और जो एक बार भोगकर बार-बार भोगनेमें आते हैं, जेसे घट 
पट तथा मुकुट आदि पदार्थ, बे उपभोग कहे गये हैं ॥१०१-१०२।॥ 
आगे कमंप्रकृतियोंके भेदोंका उपसंहार करते हुए भेदाभेद विवक्षामें 
उनके भेदोंका निर्धार करते हैं-- 
तदेव॑ चाष्टचत्वारिंशत्सदितं शत धुवम्‌। 
सर्वकमप्र मेदानां. माषितं जिनशासने ॥१०३॥ 
नाम्नि वर्णचतुष्के तु गहीतेश्मेदवातंया । 
बन्धे तथोदये भेदचतुष्कज्चेच.. गृह्यते ॥|१०४॥ 
अविनाभाविनो देहे संघातो बन्धनं तथा। 
नास्ति तेन तयोबन्ध उदयश्चापि वर्ण्यते ॥१०५॥ 
दृष्टिमोहेशपि सम्यक्त्व॑ सम्यड्मिथ्यात्वमेव च | 
बर्णिते यतिभूपालेब न्धवार्ताबह्िःस्थिते ||१०६॥ 
एवं पश्च नव इन्दं पड्विंशतिरपि क्रमात । 
चत्वारः सप्तपष्टिश्व दो च पश्च च वर्णिताः ॥१०७॥ 
प्रभेदास्तत्र बन्धाहां!. प्रभेदानां कदम्बके । 
भेदे. दथुनाष्टपब्चाशच्छतसंख्यासमन्विताः ॥|१०८॥ 
विंशतिइच शर्त चाप्यमेदे वे बन्धसन्युखाः | 
निगद्यते श्रुतज्ञानपारावारीयपारगेः ।।१०९॥ 


अर्थ--इस प्रकार समस्त कमंप्रकृतियोंके उत्तरभेद जिनागममें एक 
सो अड़तालीस कहे गमे हैं ॥१०३॥ नामकमंमें वर्णादिके चार भेंद, अभेद 


ररर सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


विवक्षासे लिए गये है इसलिए बन्ध और उदयके प्रकरणमें उनके बीस 
भेंद न लेकर चार हो भेद ग्रहण किये जाते हैं ।१०४॥ पाँच बन्धन और 
पाँच संघात शरीर नामकमंके अविनाभावी हैं, इसलिए बन्ध और उदयके 
प्रकरणमें उनका वर्णन नहीं होता है ॥१०५॥ दर्शनमोहनीयमें भी 
सम्यक्त्व और सम्यडःमिथ्यात्वप्रकृतिको मुनिराजोंने बन्धसे बाह्य वर्णन 
किया है अर्थात्‌ इन दो प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है ॥१०६॥ इस 
प्रकार अभेदविवक्षाकों लेकर ज्ञानावरणादि कर्मोकी उत्तरप्रकृतियोंके 
समूहमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ क्रमसे पाँच, नौ, दो, छब्बीस, चार, सड़सठ, 
दो और पाँच कही गई हैं। श्रुतज्ञानरू्पी सागरके पारगामी आचायकि 
द्वारा भेदविवक्षामें एक सो अड़तालीस और अभेदविवक्षामें एक सौ 
बीस प्रकृतियाँ बन्धके योग्य कही जाती हैं ॥१०७-१०९ ॥ 


आगे गुणस्थानोंमें बन्धकी चर्चा करते हुए कुछ प्रकृतियोंके बन्धकी 
विशेषता बताते हैं-- 


यस्मिनू कस्मिइ्व सम्यकत्वे केवलिनोरुपाश्रये । 


भावनाविषयी भूतदृष्टिशुद्धधादि भावना: ।११०॥ 
असंयतादिचवारों नराः.. कममहीभवाः । 
तीथंकृत्मकृतेब॑न्धमारभन्ते शुभोदयात्‌ ॥ १११॥ 


आद्ारकस्य बन्धोः नुप्रमादातीतधामशषु । 
मिश्रोनेष्वायुषा बन्धः सप्तमान्तेषु . वर्णितः ॥११२॥ 
प्रकृतीनां तदन्यासां भिध्यादृष्टधादिभूमिषु । 
बन्धन॑ च्‌ यथायोग्यं मणितं यतिभूमिपेः ।|११३॥ 


अर्थ--औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तोन सम्यक्त्वोंमें 
से जिस किसी सम्थक्त्वके रहते हुए केवली और श्रतकेवलीके सन्निधानमें 
जिन्होंने दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तवन किया है ऐसे असंयत 
सम्यरदृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती कमंभूमिज मनुष्य पुण्योदयसे 
तीर्थंकरप्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करते हैं ॥११०-१११॥ आहारकशरीर 
और आहारकशरीराज्भोपाड्ुका बन्ध प्रमादातीत सप्तम और अष्टम- 
गुणस्थानमे होता है। आयुकर्मका बन्ध सिश्र गुणस्थानकों छोड़कर 
पहलेसे सातवें गुणस्थान तक होता है और शेषप्रकृतियोंका बन्ध मिथ्या- 


सप्तमों मयूख: र्र्रे 
दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें यथायोग्य होता है, ऐसा मुनिराजोंने कहा हैं 
॥११२-११३॥। 
आगे मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृ- 
तियोंकी संख्या कहते हैं-- 
उपजाति 
अथो जिनेन्द्रेविंदिताखिलार्थ- 
रनन्तसदुदृष्टियुते:ः. समुक्ताः 
कमप्रभेदा: किल बन्धददीना 
मिथ्यात्वभूम्यादिष बोधनीयाः ।।११४॥ 
अष्टहिकं, पञ्च च विंशतिश्च, 
नभो दशाम्मीोनिधयः पड़ेकः 
पडाहताः षड़पि चर पञ्च षोड- 
श योगिनस्त्वेकमितः: क्रमेण ॥११५॥ 
अथं--अब इसके बाद समनन्‍्त पदार्थोकों जाननेवाले तथा अनन्त- 
दर्शन--केवलदर्शनसे सहित जिनेन्द्र भगवानूने मिथ्यादृष्टि आदि गृण- 
स्थानोंमें क्रसे सोलह, पच्चीस, शून्य, दश, चार, छह, एक, छत्तीस, 
पाँच, सोलह और संयोगकेवली गृणस्थानमें एक इस प्रकार बन्धसे 
व्युच्छिन्त होनेवाली प्रकृतियाँ कही है ॥११४-१ १५॥ 
आगे भिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जिन सोलह प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति 
कही है उनके नाम कहते हैं -- 
मिथ्यात्वहुण्डकक्लीबास प्राप्तैकाक्षसंज्ञका: | 
सक्ष्मोष्पर्याप्तककातापी.. विकलबत्रितयं तथा ॥११६॥ 
इवआायुः स्थावरः श्वश्रगतियुग्म॑ भयप्रदस्‌ । 
साधारण इति प्रोक्‍ता अबन्ध्याः प्रथमात्परम्‌ ॥११७॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व, हुण्डकसंस्थान, नपुंसकवेद, असंप्राप्तसुपाटिका- 
संहनन,.एकेन्द्रियजाति, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, आत्तप, विकलजन्नय अर्थात्‌ 
ढ्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ज।ति, नरकायु, स्थावर, नरकगति, नरक- 
गत्पानुपर्वी और साधारण ये सोलह प्रकृतियाँ प्रथमगुणस्थानके आगे नहीं 


श्ए्ड सम्यकत्व-चिन्तामणिः 


बंधती हैं अर्थात्‌ इनकी प्रथम गुणस्थानमें बन्धव्युब्छित्ति होती है 
॥११६-११७॥ 
अब द्वितीय गुणस्थानमें जिनकी बन्धव्युच्छित्ति होती है उन पच्चीस 
प्रकृतियोंके नाम कहते हैं-- 
निद्रानिद्रा तथा स्त्यानं प्रचलाप्रचला पुनः । 
दुमंगो दस्वरश्चानचतुष्क॑ ख्गजीवितस्‌ ॥११८॥ 
नीचेगोत्र तथोद्योतस्तिरशवां गमनद्विकम । 
अप्रशस्त॑ नभोयानं चतुष्क॑ चान्तसंहतेः ॥११९॥ 
न्यग्रोधादिकसंस्थान चतुष्क॑ ललनास्मरः । 
अनादेयो द्वितीयाया अबन्ध्या: परतो शव! ॥१२०॥ 


अर्थ--निद्रानिद्रा, स्त्यानगृद्धि, प्रचलाप्रचलछा, दुभेग, दुस्वर, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तियंगायु, नीचगोत्र, उद्योत, तिय॑ज्चगति, 
तियंञ्चगत्यानुपृव्यं, अप्रद्वस्तविहायोगति, अन्तके चार संहनन, न्यग्रोघ- 
परिमण्डल आदि चार संस्थान, स्त्रीवेद और अनादेय ये २५ प्रकृतियाँ 
दूसरे गुणस्थानके आगे अबन्धनोीय है अर्थात्‌ इनका बन्ध दूसरे गुणस्थान 
तक ही होता है ।॥। १८-१२०॥। 

आगे चतुथंगुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियोंके नाम कहते 


वज्मपभश्च नाराचो द्वितीयकझव कषायकः । 

ओदारिक॑ शरीरूच तदड्लोपाइनाम  च ॥१२१॥ 

मनुष्यायुमनुष्याणां गमनह्वितयं तथा । 

एपां तुयंगुणस्थाने. बन्धविच्छेदन॑ भवेत्‌ ॥|१२२॥ 

अर्थ--वर्जंबभना राचसहनन, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया 
लोभ, ओदारिकशरीर, ओऔदारिकद्धारीराज्भोपांग, मनुष्यायु, मनुष्यगति 


ओर मनुष्यगत्यानुपूर्व्य इन दछ्श प्रकृत्तियोंकी बन्धव्युच्छित्ति चतुर्थगुण- 
स्थानमें होती ॥१२१-१२२॥ 


हे आगे पञ्चमगुणस्थानमे बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ कही जाती 
पञ्चमे च गुणस्थाने प्रत्याख्यानचतुष्टयम्‌ । 
बन्धाद्‌ व्युच्छिदते नुनभित्थम्॒क्तं मनीषिभिः ।|१२३॥ 


सप्तमो मयूख: रर५ 
अथ--पथ्न्चम गुणस्थानमें प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ 

इन चार प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति ज्ञानीजनोंने कही है ॥१२३॥। 
अब षष्ठ गुणस्थानमें बन्धव्युकच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ कही जाती हैं-- 

पष्ठेईस्थिराशु मासातवे दनीयायशां सि च्‌। 

व्युच्छिद्यन्तेररति: शोकश्चापि बन्धनदुग्र हात्‌ ॥१२४॥ 
अर्थ--छठवें गुणस्थानमें अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयध्ु- 
स्कीति, अरति और शोक ये छह प्रकृतियाँ अन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होंगी 


हैं ॥१२४॥ 
आगे सप्तम और अष्टम गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ 


कहते हैं-- 
अप्रमत्ते गुणस्थाने सुरायुश्छिद्ते पुनः | 
निदृत्तेः प्रथमेअ्मृत्यो निद्रा चग्रचछा तथा ॥१२७॥ 
पष्ठे भागे पुनस्तीर्थनिर्माणे खगतिः शुभा। 
पब्चेन्द्रिय तथाद्दारद्धितयं तेबसी ट्िकम्‌ ॥१२६॥ 
समादिचतुरत्त॑ च सुराणां गमनहिकम । 
विक्रियाज्चशरीरस्थ हयं॑. वर्णचतुष्टयम्‌ ॥१२७॥ 
त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरसुस्वराः । 
शुभइच सुभगश्चापि ह्यादेयोच्छवासनामनी ।|१२८॥ 
परघातोपघातो च श्गुरुलघुकं. तथा | 
अन्तिमे च रतिर्भीतिजुगुप्सा इसन पुनः ॥१२९॥ 
व्युच्छिदयन्ते पुनबेन्धात्‌ पटत्रिंशत्‌ कमेणां मिदा: । 
प्रोकतमित्थ॑ गणाधीशसेवितैर्जिनभूमिपैः ॥१३०॥ 


अथ्--अ प्रमत्त गुणस्थानमें एक देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । 
अपुर्वकरण गुणस्थानके मृत्यु रहित प्रथम भागमें निद्रा और प्रचलाकी, 
छठवें भागमें तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, पश्चेन्द्रियजाति, 
आहारकशरीर, आहारकशरोराज्भीपाड्र, तेजस, कार्मण, समचतुरस्र- 
संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपृथ्यें, बेक्रिथिकशरीर, वेक्रियिकशरी राज््रो- 
पा, वर्णादिचतुष्टय, तरस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर, सुस्वर, शुभ, 
सुभभ, आदेय, श्वासोच्छूवास, परघात, उपधात और अग्ुरुलघु इन 

१५ 


२२६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


तीसकी तथा अन्तिम भागमें रति, भय, जुगुप्सा और हास्य इन चारकी 
इस प्रकार सब मिलाकर छत्तीस प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति गणंधरोंके 
द्वारा सेवित जिनेन्द्रभगवानने कही है ॥१२५-१३०।॥। 


आगे नवम गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियाँ 
कही जाती हैं-- 
अनिबृत्तो गुणस्थाने. संज्वलनचतुष्ट यम्र्‌ । 
बन्धाद्‌ व्युूच्छियते ननं मालुजो मीनकेतनः ॥१३१॥ 
अ “--अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें संज्वलनकी चार तथा पुरुषवेद ये 
पाँच प्रकृतियाँ नियमसे बन्धव्पुच्छित्तिको प्राप्त होती हैं ॥१३९१॥। 
अब दशम गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके योग्य प्रकृतियाँ कहते हैं-- 
कप रे गोत्रिं 
सक्ष्मान्ते प्रथमं विध्न उच्चेंगोत्रं तथा यश्ञः । 
व्युच्छिद्यति तथा बन्धाद्‌ दशनस्य चतुष्टयम्‌ ॥|१३२॥ 
अर्थं--ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शंनावरणकी चार, 
उच्चगोत्र और यशस्कीत्ति ये सोलह प्रकृतियाँ सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके 
अन्तमें बन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होती हैं ॥१२२॥ 
आगे सयोगकेबलीजिनके बन्धव्युच्छित्तिका वर्णन करते हैं-- 
सयोगकेबलिजिने. सातवेद्य विभिदते । 
बन्धनादन्यतो$भावो व्युच्छित्तेः संग्रचक्ष्यते ॥|१३३॥ 
अर्थ--सयोगकेवली जिनके एक सातावेदनीयकी बन्धव्युक्छछित्ति होती 


है। अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय, एकादश, द्वादश और चतुद्ंश गुणस्थानोंमें 
बन्धव्यूच्छित्तिका अभाव कहा जाता है ॥१३३॥ 


नह मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें बन्धयोग्य प्रक्तियोंकी संख्या 


भिथ्यादृष्टिगुणस्थाने शत सप्तदशोत्तरम्‌ । 
द्वितीये चंकसंयुक्त चत्वारः सप्ततिस्तथा ॥१३४।॥॥ 
ठ॒तीये हि गरुणस्थाने, चतुर्थे सप्तसप्ततिः। 
पञ्चमे सप्तषष्टिश्च त्रिषष्टि: पष्टधामनि ॥|१३७॥ 
सप्तमें. तूनषष्टिश्यव दथूनषष्टिस्तथाष्टमे । 
नवमे विंशतिढं च बह्ष्मे सप्तदशेव. च ॥१३६॥ 


सप्तमों मयूख: २२७ 


एकैका च तथेका च श्ञान्तमोहादिधामसु । 
बन्धाईई: प्रभिदा शेयाः कमेणां च त्वयोगिनि ॥१३७॥ 

अबन्ध एवं बोडव्यो बन्धकारणसंक्षयात्‌ । 
अथो वष्ये ह्ाबन्धाइंगणनां गुणधामसु ॥१३८॥ 
अथं--मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ११७, द्वितीय गुणस्थानमें १०१, 
तृतीय गुणस्थानमे ७४, चतुर्थे गुणस्थानमें ७७, पञ्चम गुणस्थानमें ६७, 
षष्ठ गुणस्थानमें ६३, सप्तम गुणस्थानमें ५०, अष्टम गुणस्थानमें ५८, 
नवम गुणस्थानमें २२, दशमगुणस्थानमें १७, एकादश गुणस्थानमें १, द्वादश 
गुणस्थानमें १ और त्रयोदद् गुणस्थानमें १ प्रकृति बन्धके योग्य हैं। अथोग- 
केवलीजिनगुणस्थानमे बन्धके कारणोंका अभाव होनेसे पु्णं अबन्ध 
जानना चाहिये। अर्थात्‌ उनके एक भी प्रकृतिका बन्ध नही होता है । 
भागे गुणस्थानोंमे अबन्धके योग्य प्रकृतियोंकी संख्या कहेंगे ॥|१३४-१३८॥ 


आद्य तथा द्वितीये च तिस्रश्चेकोनविंशतिः । 
दृतीये5ब्ध्यूनपश्चाशच्छताध॑ सप्तव्जितम्‌ ॥१३९॥ 
चतुर्थ, अ्युत्तर किज्च पञ्चमे सप्तसंगतम्‌ | 
पष्ठे च सप्तमे सेका प्रष्टियुंग्मयुताष्टमे ।|१४०॥ 
युग्महीनं त्रिभिः पूर्ण नवमे दशमे शतस्‌ | 
शतमेकोनविशत्यधिक॑ शान्तादिषु त्रिषु ॥१४१॥ 
अन्ते किन्तु गुणस्थाने शत विंशतिसंयुतम्‌ । 
अबन्ध्या प्रभिदा हा ताः कीति ताः क्रमतो जिनें: ॥१४२॥ 


अर्थ-- प्रथम गुणस्थानमें ३ द्वितीय गुणस्थानमें १९५ तृतीय गुणस्थानमें 
४६, चतुर्थ गुणस्थानमें ४३, पञु्चममें ५३, पष्ठमें ५७, सप्तममें ६९, 
अष्टममें ६२, नवममें ९८, दशममे १०३, उपशान्तमोह आदि तीन गुण 
स्थानोंमें ११५ और अन्तिम अर्थात्‌ चतुदंश गुणस्थानमें १२० प्रकृतियाँ 
अबन्ध योग्य जिनेन्द्र भगवानुने कही हैं । 

विदेषा्ं--अभेदविवक्षामें बन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ कही गई हैं । 
उनमेंसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथैकर प्रकृति तथा ,आहारकयुगलका 
बन्ध न होनेसे एक सौ सत्तरह प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। सासादनगुण- 
स्थानमें, मिथ्यात्वगुणस्थानकी बन्धव्युच्छित्तिको सोलह प्रकृतियाँ घढ़ 


२२८ सम्यकत्व-चिन्तामणि:ः 


जानेसे एक सौ एक प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। मिश्रगुणस्थानमें, सासादन- 
की बन्धव्युच्छित्तिकी २५ प्रकृतियाँ तथा आयुबन्धकी योग्यता न होनेके 
कारण मनुष्यायु और देवायु इस प्रकार सत्ताईस प्रकृतियाँ घट जानेसे 
चौहत्तर प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। चतुर्थ गुणस्थानमें, तीर्थंकर, मनुष्यायु 
और देवायुके मिल जानेसे सतहत्तर प्रकृतियाँ बन्धके योग्य हैं। पञ्चम 
गृणस्थानमें, चतुर्थ गृणस्थानकी बन्धव्युच्छित्तिकी दह्म प्रकृतियाँ घट 
जानेसे सड़सठ प्रकृतियाँ बन्धके योग्य हैं | षष्ठ गुणस्थानमें, पञचम गुण- 
स्थानकी बन्धव्युच्छित्तिकी चार प्रकृतियाँ घट जानेसे बन्धयोग्य त्रेशठ 
प्रकृतियां हैं। सप्तम गुणस्थानमें, षष्ठ गरुणस्थानकी बन्धव्युच्छित्तिकौ 
छह प्रकृतियाँ घटाने और भाहारकयुगलके मिलानेसे उनसठ प्रकृतियाँ 
बन्धके योग्य हैं। अष्टम गुणस्थानमें, सप्तम गुणस्थानकी बन्धब्युच्छित्तिकी 
एक प्रति घटानेसे अंठावन प्रकृतियाँ बन्धयोग्य हैं। नवम गुणस्थानमें, 
अष्टम गुृणस्थानकी बन्धव्युच्छित्तिकी छतीस प्रकृत्तियाँ घटानेसे बाईस 
प्रकृत्तिया बन्धयोग्य रहती हैं। दशम गुणस्थानमें, नवम गुणस्थानकी 
बन्धव्युच्छित्तिकी पाँच प्रकृतियाँ घटानेसे सत्तरह्‌ प्रकृतियाँ बन्धयोग्य 
होती हैं। एकादश गुणस्थानमें, दशम गुणस्थानकी बन्धव्युच्छित्तिकी 
सोलह प्रकृतियाँ घटानेसे एक प्रकृति बन्धके योग्य है। यही एक प्रकृति 
द्वादश और त्रयोदश गुणस्थानमें भी बन्धयोग्य रहती है। चतुदंश गृण- 
स्थानमें, त्रयोदश गुणस्थानकी बन्धव्युच्छित्तिकी एक प्रकृति घटानेसे 
एक भी प्रकृतिका बन्ध नहीं होता--पूर्ण अबन्ध हो जाता है। प्रकृत 
गणस्थानकी बन्धयोग्य प्रकृतियोंमेंसे उसकी बन्धव्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ 
घटाने तथा बन्धके योग्य प्रकृतियोंके मिलाने और बन्धके अयोग्य 
प्रकृतियोंके घटानेसे आगामी गुणस्थानको बन्धयोग्य प्रकृतियाँ निकलती 
हैं ॥१२९-१४२॥ 


इस प्रकार प्रकृतिबन्धका वर्णन पूर्ण हुआ | 


आगे स्थितिबन्धका वर्णन करनेके लिये उद्यत हो सर्वप्रथम ज्ञाना- 
वरणादि मूलप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं-- 
सप्ततिर्मोहनीयस्य विशतिनामगोत्रयोः । 
त्रिघातिवेदनीयानां कर्मणां च परा स्थिति: ॥१४३॥ 
कोटीकोटथो हि विज्ेयास्त्रिशत्स्ोतस्विनीश्वराः | 
आयुष: कर्मणः शुद्धास्त्रयस्त्रिशत्तु सागराः ॥१४४॥ 


सप्तमों मयूल॑: १२९ 


. अथं--मोहनीयकमंको सत्तर कोडाकोड़ी सागर, नाम और ग्रोत्रकी 
बोस कोड़ाकोड़ो सागर, ज्ञानावरण-दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन 
घातियाकर्मों तथा वेदनीयकर्मकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर और बायु 
कमंकी मात्र तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है ।१४३-१४४॥ 


आगे उत्तरप्रकृततियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं-- 
असदेय त्रिधातीनां त्रिंशत्सरिदधीरवराः । 
कोटीकोटयस्तदघ तु सातसस्‍्त्रीनरयुग्मयोः ॥१४५॥ 
सप्त तिदृष्टिमोहस्य चत्वारिंशद्य माइतेः । 


संस्थानसंहतीनां तु॒विशतिश्चान्तजातयो: ॥१४६॥ 
पुनश्च प्रथम यावद्‌ द्वाभ्यामपगतास्तथा 


स्रश््मापर्याप्तसाधारणहीनेन्द्रियदेहिनास्‌ ॥१४७॥ 
अष्टादशारतेः शोकपण्टवेदाभिधानयो: । 
तियंक्तेजो मयश्व भ्रौदारिकगात्रयुग्म यो: ॥१४८॥ 


वेगूविंकातपद्न्द्रनी चेगोंत्रारूयकर्म णाम्‌ । 

त्रसवर्णागुरूणां,. च चतुष्कस्यापि कमणाम्‌ ॥१४९॥ 

एकपज्चेन्द्रियस्थावरनिर्माणाभिसंजशिनाम्‌ । 

अस्थिरषद्कदुगंत्योविंशती रतिहासयो; ॥१५०॥ 

प्रशस्ताकाशयानस्य चोच्चेगोत्रनृवेदयोः । 

स्थिरप्रभ्नतिषटकस्य वुन्दारकयुगस्य च। १५१॥ 

कोटीकोटथो दश प्रोकताः सागराः स्थितिरुत्तमा | 

सज्ज्ञानचन्द्रिकाचारुपूरचचि तदिग्शुवा ॥१५२॥ 

आर्या 

आहारकह्ठिकस्य तीर्थक्ृतो नामकर्मणश्चापि । 

अन्तःकोटीकोटीसागरसुमिता स्थितिज्ञेया ॥|१०५३॥ 
अनुष्ट्प्‌ 

सुरश्व आायुपोज्षेत्ा त्रयस्त्रिशत्पयोधयः । 

न्रीणि पल्यालि चर शेया मानवतियंगायुषरोः ।१७४॥ 


२३० संम्पक्त्व-चिन्तामणिः 


अर्थ--असातावेदनीय और तीन घातिया कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीस कोड़ाकोड़ी सागर है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद तथा मनुष्यगति, मनुष्य- 
'गत्यानुपृव्य इनकी पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागर है ॥१४५॥ दर्शनमोहकी सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर और चारित्रमोहकी चालीस कोड़ाकोड़ो सागर है। 
छह संस्थान और छह सहननोंमे अन्तके संस्थात और संहतनोंकी बीस 
कोड़ाकोड़ी सागर है। पश्चात्‌ प्रथम संस्थान और संहनन तक दो दो 
कोड़ाकोड़ी सागर कम होती जाती है। सुक्ष्म, अपर्यात् साधारण, और 
बिकलत्रय जातिकी अठारह कोड़ाकोड़ी सागर है। अरति, शोक, नपुंसक 
वेद, तियंश्वगति, तियंड्चगत्यानुपर्वी, तैजल शरीर, भय, नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, औदा रिक शरीर, औदारिक शरीराज्धोपाज़ु, वेक्रियिक 
शरीर, वक्रियिक शरीराज्भोपाड़, आतप, उद्योत, नीचगोत्र, जसादि चार, 
वर्णादि चार, और अगुरुलघु आदि चार, एकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रिय जाति, 
स्थावर, निर्माण, अस्थिर आदि छह और अप्रशस्तविहायोगति, इनकी 
बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी है | रति, हास, प्रशस्तविहायोगति, उच्चगोत्र, 
पुरुषवेद, स्थिर आदि छठ, देवगति और देवगत्यानुपृव्य, इनकी दछ् कोड़ा- 
कोड़ी सागरकी उत्कप्ट स्थिति, सम्यग्ज्ञानरूपी चाँदतीके सुन्दर पृरसे 
दिग्दिगस्तकों व्याप्त करनेवाले जिनेन्द्र भगवानने कही है ॥१४६-१५२॥ 
आहारकशरीर, आह्यासकशरीराजद्भोपाड़्, और तीर्थंकर प्रकृति इनकी 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति जानना चाहिये ॥१५३॥ देवायु 
और नरकायुकी तेतीस सागर तथा मनुष्यायु और तियंञज्च आयुकी तीन 
पल्य उत्कृष्ट स्थिति जाननेके योग्य है ॥१५४॥। 


आगे उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारण कहते हैं-- 
इन्द्रवजञ्ञा 
आयुस्त्रयीवर्जितसव कम - 
जालस्थितीनां परमो हि बन्धः । 
उस्कृष्टसंक्लेशयुतैभवेद्‌ू वें 
भावेस्तदन्येश्च भवेज्जघन्य: ||१५५।॥ 


अर्थ--तियंज्च, मनुष्य और देव इन तीन शुभ आयु कर्मोकों छोड़कर 
शेष समस्त कमसमूहका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध उत्कृष्टसंक्लेशयक्त भावोंसे 
ओर जघन्य स्थितिबन्ध उनसे विपरीत भावोंके द्वारा होता है ॥१५५॥ 


सप्तमों मयूखेः २३१ 


अब उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी कहते हैं-- 
इन्द्रवच्ञा 
आहारयुग्म॑ किल॒ तीथनाम 
देवस्थितिं वा परिप्तच्य लोकः । 
रे 
सब स्थितीनां वरबन्धकर्ता 
मिथ्यादगेवायमहोी सम्मुक्तः ।१५६॥। 


अथ॑ं--आहा रकशरीर, आहारकशरीराद्भोपाजड़्, तोर्थंकर प्रकृति 
और देवायुकी छोड़कर होष समस्त कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाला आइचय है कि मिथ्यादुृष्टि जीव ही कहा गया है ॥१५६॥ 
आगे इसी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी विशेषता बतलाते हैं-- 
उपजाति 
यतिः प्रमत्तस्त्रिदशस्थिति स 
आहारयुग्मं च हतप्रमादः । 
९ 
तीथ मनुष्योषविरतः सुदृष्टि- 
श_ 45 5 * 
बंध्नाति तीव्रस्थितिसंगतं तम्‌ ॥१५७॥ 
अर्थ--देवायुका उत्कृष्टस्थितिबन्ध प्रमत्तसंयत--छठवें गुणस्थानवर्ती 
मुनि और आहारकयुगलका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमत्तसंयत भर्थात्‌ 


सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनि करते हैं। तोर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य करता है ॥१५७।. 


आगे शेष कर्मप्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मिथ्यादुष्टिको विशेषता 
बताते हैं-- 
इन्द्रवचत्ना 
देवेतरायुविकलत्रयं.. वा 
खक्ष्मत्रयं). वेक्रियिकारूयपटकम्‌ । 
मर्त्या सगा वा बध्नन्ति नून॑ ह 
नान्‍्ये सुराः व्वन्नभवाश्च तीब्रस ॥१७८॥ 
तियंगौदारिकद्व न्द्ममुझो वान्तिमसंइ ती । 
निर्जरा नारकाइचेव बन्‍्धन्तीह  परस्थिती ॥१५९॥ 


श्र सम्यक्त्वनचिन्तामणि: 
उपजाति 


एकेन्द्रियस्थावरकातपानां 
परां स्थितिं व्याकुलभावपूर्णा: । 
मिथ्यादृशो नि्जेग्योनिजाता 
बध्नन्त्यहों कम विचित्रपाकात्‌ ||१६०॥ 
आर्या 
उत्कृष्टेषन्मध्यमसं क्लिष्टा अखिलगतिषु संजाताः । 
शेषाणां प्रकृतीनां स्थिति परामत्र चिन्वन्ति ॥१६१॥। 


अर्थ-- देवायुके सिवाय तीन आयू, विकलत्रय, सुक्ष्मत्रय--सुक्ष्म, 
अपर्याप्त और साधारण तथा वेक्रियिकषघट्क--वेक्रियिकश री र, वेक्रियिक 
शरीराज्भोपाज्, नरकगति, नरकगत्यानुपृव्ये, देवगति और देवगत्यानु- 
पूव्यं इन पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य और तिय॑थ्न्च 
ही करते हैं, देव और नारकी नही ॥॥१५८॥ तियंञचगति, तियंब्चगत्यानु- 
पृठ्य॑, औदारिकशरीर, औदारिकशरीराज्भोपाज्ध, उद्योत और असंप्राप्त- 
सूपाटिका संहुनन, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध देव और नारकी 
ही करते है ॥॥१५९॥ एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और आतप इन तीन 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व्याकुल परिणामोंसे युक्त मिथ्यादृष्टि 
देव करते हैं। आइचय है कि कहां देवपर्याय और कहाँ एकेन्द्रियादिकका 
बन्घध | कर्मोदयकी विचित्रतासे ही ऐसा होता है ॥१६०॥ शेष ९२ 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट अथवा ईषन्मष्यम संक्लेश 
परिणामवाले चारों गतियोंके जीव करते हैं ॥१६१॥ 
आगे मूल प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध कहते हैं-- 
मुहर्ता द्वादश शुद्रा बेदनीयस्य कर्मणः | 
मुहर्तास्चाष्ट गोतज्रस्थ नाम्नकश्चापि निगछते ॥१६२॥ 
स्थितिभिन्नपुहृतंस्तु पञ्चानां शेषकर्मणाम | 
अथोत्तरप्रभेदानां वच्मि हीनतरां स्थितिम ॥१६३॥। 


अर्थ--वेदनीय कमंकी जधन्य स्थिति बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रकी 
आठ मुह॒त तथा शेष पाँच कर्मोंकी अन्तमुंह॒र्त है। अब उत्तर प्रकृतियोंकी 
जघन्य स्थिति कहते हैं ॥१६२-१६३॥ 


सप्तमों मगूखः १३३ 
उच्चे गोत्रय अस्कीस्योमु हर्ताष्टक्संमिता । 
पुहतद़्ादशी . सातवेदनीयस्यथ कर्मणः ॥१६४॥ 


ज्ञानारिविध्नलोभानां. चतुर्दशनरोधिनाम । 
मुहृर्तों, मत्यंबेदस्थ त्वष्टी वर्षाणि भाषिता ॥१६५॥ 


क्रोधाहक्लारमायानां दिकेकदलभासकाः । 

(५ 3 ५ 
सृगमर्त्यायपोभिन्नमुहूतः, इवअ्नाकिनाम्‌ ।। १६६।। 
दशवषसहस्राण्याहारतीथकृतां तथा । 


कोटीकोटी च भिन्‍ना स्याज्जघन्या कर्मर्णा स्थि तिः ॥ १६७॥। 


अथ--उच्चगोत्र और यशस्कीतिकी जघन्यस्थिति आठ मुह॒तं, साता 
वेदनीयकी बारह मुह, ज्ञानावरण, अन्तराय, लोभ और चक्षुदंशंनावरण 
आदि चार दशंनावरणोंकी अन्तमुंहृतं, पुरुषवेदकी आठ वर्ष, क्रोध मान 
और मायाकी क्रमसे दो माह, एक माह और अर्ध माह, तिय॑ञज्च ओर 
मनुष्यायुकी अन्तमुंहतं, देवायु और नरकायुकी दश हजार वर्ष तथा 
आहारकश री र, आहारक शरीराज्भोपाड़ और तीर्थंकर प्रकृतिकी अन्तः- 
कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण है ॥१६४-१६७॥ 
आगे इस जघन्य स्थितिबन्धको करनेवाले जीवोंका वर्णन करते हैं-- 
मिथ्यात्वं विक्रियाषट्क झरक्‍्त्वा निःशेषकर्मणाम | 
बध्नाति सर्वतो हीनां स्थिति स्वप्रतिभागतः ॥१६८॥ 
एकेन्द्रियो विशुद्धों हि पर्याप्तों बादरस्तथा । 
७ ४. 
उच्चेंगोत्रय शस्कीतिसद्देब्ज्ञानवेरिणा म्‌ ॥१६९॥ 
अन्तरायचतुदृष्टिरो घिनोदशमस्थि तः । 
संज्वलनचतुष्कस्य पुंबेदस्यापि बादरः ॥१७०॥। 
तीर्थाद्ारद्देिकानां च श्वपूर्वकरणस्थितः । 
देवगत्यादिषट्कस्यामनस्कस्त्वायुषां तथा ॥१७१॥ 
असंज्ञी वापि संज्ञी वा जघन्यां लूमते स्थितिम्‌ । 
मुगमत्य॑सुरायुष्क॑ सुकत्वा निःशेषकर्मणाम्‌ |१७२॥ 


२६४ सम्यकत्व-चिन्तामणि: 


शुभानामशुभानां वा सर्वास्तु स्थितयोश्शुभाः । 
मतस्तीव्रकपाय्येव तासाम॒त्कृष्टबन्धकः ॥१७३॥ 
अर्थ--[बन्ध योग्य १२० प्रकृतियोंमें से २९ प्रकृतियोंका जघन्यस्थिति- 
बन्ध ऊपर कहा जा चुका है। शेष रही ९१ प्रकृतियां] उनमें भी वेक्रियिक 
घटक और भिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंकों छोड़कर शेष समस्त कर्मों-- 
८४ प्रकृतियोंकी सवेजघन्य स्थितिको अपने योग्य विशुद्ध परिणामोंको 
घारण करने वाला बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव ही बांधता है। उच्च 
गोत्र, यशस्कीति, सातावेदनीय, पांच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार 
दर्शनावरण इन सत्तरह प्रकृतियोंकी जघन्यस्थितिको दशम गुणस्थानवर्ती 
जीव बाँधता है ! संज्वलनकी चौकड़ी और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिकों 
बादरसाम्पराय-नवम गुणस्थानवर्ती बाँधता है ॥॥१६८-१७०॥ 


तीर्थंकर, आहारकशरीर और आहारकशरीराज्नोपाज्ञ इन तीनकी 
जघन्यस्थितिको अपुर्वंकरण गृणस्थानवर्त्ती जीव बाँधता है। वेक्रियिक 
षट्‌ककी जघन्यस्थितिको असंज्ञी पस्चेन्द्रिय जीव बांधता है किन्तु आयु- 
कर्मकी जघन्यस्थितिको संज्ञी तथा असंज्ञी दोनों जीव बांधते है। 
तियंगायु, मनुष्यायु और देवायुको छोड़कर सभी कर्मोके समस्त स्थिति 
विकल्प अशुभ ही है। अतः उनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करने वाला तीक्- 
कषायवान्‌ जीव हो माना गया है ॥१७१-१७३॥ 


आगे आनाघधाका लक्षण तथा उसकी व्यवस्थाका वर्णन करते है-- 
यावत्कमंम्रय॑ द्वव्यम्रुद्यं चाप्युदीरणाम्‌ | 
नंब गच्छति सा तावदाबाधा संप्रचक्ष्यते ॥१७४॥ 
यदि स्थितिभभवेत्कोटीकोट्य का हि सरस्वताम्‌ । 
तदा वर्षशतं तस्या आबाघा भवति लझ्षव्‌ ॥१७५॥ 
एवं तत्प्रतिभागेनेतरेषामपि. कमणास्‌ । 
आबाधा सप्रवोद्धन्या स्थितीनां तदूबुभृत्सुभिः ॥|१७६॥ 
कोटीकोटीस्थितिभिन्ना कर्णो यस्य बच्यते | 
अन्तमु हृतंक तस्याबाधा सरिनिरूपिता || १७७॥ 
संख्यातगुणहीना तु भर्वेद्धीनतरस्थिते: । 
आवाधा चायष. प्रोक्ता संक्षेपाद्धावलीप्रमा | १७८॥ 


संप्तमों मयूख! २३५ 
त्रिभागात्पूवंकोटीनां प्रतिभागविवर्जिता । 
उदीरणां समाश्रित्य ह्याबाधा सप्तकर्मणाम्‌ ||१७९॥ 

रिमिबेह॒बु 

आवलीग्रमिता  प्रोबता सरिभिबहुबृद्धिमि! । 
बध्यमानायूषः  किन्तूदीरणा नेव जायते ॥१८०॥ 

इति संक्षेपतः पूवग्रन्थादाकृष्य गुम्फितः । 

ढ (5 4५ 

स्थितिबन्धोध्थ वक्ष्याम्यनुमागं. कमंणामिह ॥१८१॥ 
अथं--कमंरूप द्रव्य जब तक उदय या उदी रणाको प्राप्त नहीं होता 
हैं तब तकका काल आबाधा कहा जाता है ॥१७४॥ जिस कमंकी स्थिति 
एक कोड़ाकोडी सागरकी बँधती है उदयकी अपेक्षा उसकी आबाधा सौ 
वर्षकी होती है ॥१७५॥ इसी प्रतिभागके अनुसार अन्यकर्मोकी स्थितिकी 
आबाधा भी उसे जाननेके इच्छुक पुरुषोको जान लेना चाहिये ॥१७९॥ 


जिस कमंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोडी सागर प्रमाण है उसकी आबाधा 
आचार्योनि अन्त मत तंकी कही है ॥१७७॥ जचन्य स्थितिकी आबाधा, 
स्थितिसे संख्यातगुणी कम होती है अर्थात्‌ स्थितिके संख्यातवें भाग होती 
है। आयुकरमंकी आबाधा एक कोटी वर्षपूर्वके त्रिभागसे लेकर असंक्षे- 
पाद्धा आवली प्रमाण होती है। आयुक्रमंकी आबाधा स्थितिके प्रतिभागके 
अनुसार नही होती है । 

भावाथं--कमंभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति एक कोटी वर्षपूर्वकी 
है। इसके आयुका बन्ध, वतंमान आयुके दो भाग विकल जानेपर तृतीय 
भागके प्रारम्भभे होता है। यदि आयुबन्धके गोग्य लेइयाके अंशोंकी 
अनुकूलता न होनेसे इस समय बन्ध नहीं होता है तो जितनी आयु शेष 
रहती है उसके दो भाग निकल जाने पर तीसरे भागके प्रारम्भमे होतो 
है। इस प्रकारके आठ अपकर्ष काल हंते हैं। यदि किसी जीवके आठों 
अपकर्ष काल आयुबन्धके बिना निकल जाते हैं तो वत्तमान आयुमे जब , 
असंक्षेपाद्धा आवली प्रमाण-काल बाकी रह जाता है तब नियमसे आयुका 
बन्ध हो जाता है । आयुका बन्ध हो जाने पर वर्तमान आयुका जितना 
काल शेष रहता है उतनी ही आयु कमंकी आबाधा होती है । देव और 
नारकियोंकी स्थिति यद्याप अधिक होत्ती है तथापि उनके आयुबन्धका 
प्रथम अपक्॑काल वर्तमान आयुमें छह माह शेष रहनेपर ही आता है पहले 
नहीं । इसी प्रकार भागभूमिज मनुष्य और तियंड्चोंके बतंमान आयु 
के नो माह शेष रहनेपर ही प्रथम अपक्ं॑ काल आता है पहले नहीं । 
इसीलिये आयुकमेंकी आबाधा एक कोटि वर्षपूर्वके त्रिभागसे लेकर 
असंक्षेपाद्धा आवली प्रमाण तक ही कही है । 


१३६ सम्धक्त्य-जिल्तत्मणिः 


उदीरणाकी अपेक्षा समस्त कर्मोकी आबापषा विज्ञाल बुद्धिकि धारक 
अआचार्यनि अचलावली प्रमाण कही है अर्थात्‌ इसके पहले किसी कर्मकी 
उदीरणा नहीं हो सकती । बध्यमान अर्थात्‌ परभव सम्बन्धी आयुकी 
उदीरणा नियमसे नहीं होती है। इस प्रकार पूव॑ग्रन्थोंसे लेकर संक्षेपसे 
स्थितिबन्धका वर्णन किया है। अब आगे यहाँ कमोके अनुभाग बन्धका 
कथन करूँगा ॥९७८-१८१॥ 
विशेषा्थ--जिस कर्मकी जितनी स्थिति बँंधी है उसमेंसे आबाधा 
कालको घटानेपर जो शेष रहती है उतने काल तक वे कर्म निषेक रचनाके 
अनुसार फल देते हुए निर्जीर्ण होते रहते हें। आबाधा पूर्ण होनेपर पहले 
समयमें सबसे अधिक कमंप्रमाणु फल देकर निर्जीर्ण होते हैं । पश्चात्‌ 
क्रमसे कम होते जाते हैं । यह क्रम, स्थितिके अन्त तक चलता रहता है । 
यह सविपाक निजंराका क्रम है यदि किसी जीबके तप्श्चरण आदिसे 
अविपाक निर्जराका योग मिलता है तो उसके शोष कमंपरमाणुओंकी 
निजंरा युगपत्‌ हो जाती है। आयुकमंके निषेक अपनी स्थिति प्रमाण हैं। 
इस प्रकार स्थितिबन्धका वर्णन पूर्ण हुआ | 
अजागोमहिषीक्षीरे गुडखण्डसितासु च। 
यथा. माधुयसंभारस्तारतम्येन वर्तते ॥१८२॥ 
कर्णां च तथा पिण्डे विविधा फलदायिता । 
बतेते या विपाक: स बन्धः संकीत्येते बुघे: ।|१८३॥ 
स्वनामसदृशी. तेषामखिलानाञ कर्मणाम्‌ । 
बोधरोधादिका शक्तिवेतते.. फलदायिनी ॥१८४॥ 
अथं--जिस प्रकार बकरी, गाय और भेंसके दूधमे तथा गुड़ खांड 
' और मिश्रीमें माधुय॑ गुणका समूह हीनाधिकरूपसे रहता है उसी प्रकार 
कर्मोके समूहमें जो विविध प्रकारकी फल देनेकी शक्ति है वह अनुभाग- 
बन्ध विद्वज्जनोंके द्वारा कहा जाता है। सब कर्मोकी ज्ञान आदि गुणोंको 
आवृत करने वाली जो शक्ति है वह अपने नामके सदृश है । अर्थात्‌ जिस 
करमंका जैसा नाम है वेसी ही उनकी अनु भाग शक्ति है ॥१८२-१८४॥ 
आगे चतुविध बन्धका कारण कहते हैं-- 
आर्या 


प्रकृतिप्रदेशबन्धी. योगात्पुंसां. प्रजायेते । 
भव॒तः स्थितिरनुमागः कपायदेतो: सदा बन्धो ॥१८५०॥ 


सप्तमों मयूख: २३७ 
उपजाति 
यथानुभागो भविनां स्थितिश्च 
बन्धो श्नथेस्थ निदानमस्ति । 
तथा प्रदेश: प्रकृतिश्च बन्घो 
नानथतामूलमिद्दास्ति पु साम्‌ ॥१८६॥ 
अथं---जीवोंके जो प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं वे सदा योगोंके 
निमित्तसे होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कषायके निमित्तसे 
होते हैं। तात्पये यह है कि प्रारम्भसे लेकर दशम गुणस्थान तक चारों 
प्रकारके बन्ध होते हैं परन्तु ग्यारह॒वेंसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक 
कषायके अभावमें योगके निमित्तसे मात्र प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हैं, 
स्थिति और अनुभाग बन्ध नहीं । चौदह॒वें गुणस्थानमें योगका भी अभाव 
हो जाता है अतः वहां बम्धका सवंथा अभाव होता है ॥१८५॥ जिस प्रकार 
स्थिति और अनुभागबन्ध जीवोंके अन्थके कारण हैं उस प्रकार प्रक्ृति 
और प्रदेश बन्ध अनर्थंके कारण नहीं हैं ॥१८६॥ 
आगे अनुभाग बन्ध की सामग्री और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धके स्वामी 
कहते हैं -- 
अनुभागो भवेत्तीतवों विशुद्धधा शुभकर्मणाम्‌ । 
अतिसंक्लेशभावें न तदन्येषां च कर्णाम ॥१८७॥। 
आर्या 
संक्लेशेन शुभानाशुभानां चाप्यसंक्लेशात्‌ । 
भवत्यनुमागवन्धोी. हीनतर! सब मेदानाम ॥।१८८॥ 
दयुत्तरचत्वारिंशत्संख्थानां पृण्यकम भेदानाम्‌ । 
उत्कटविशुद्धियुक्तोश्ुभागबन्ध करोति वे तीत्र मे ॥१८९।॥ 
इथग्राशीतिमितानामशुभानां.. कर्म भेदानास्‌ । 
मिथ्यादुकू संक्लिष्टोज्जुमागबन्धं बर॑ कुरुते ॥१९०॥ 
अथं---शुभ कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध विशुद्ध परिणामोंसे होता 
है और पाप कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अत्यन्त संक्लेशभावसे होता 
है ॥ १८७॥ समस्त है आकर जघन्य अनुभागबन्ध संक्लेश परि- 
णार्मोसे होता है समस्त पापप्रकृतियोंका जधन्म अनुभागबन्ध 


२३८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
असंक्लेश--संक्लैेश रहित परिणामोंसे होता है ||१८८॥ व्यालीस पुण्य 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध, उत्कट--अत्यधिक विशुद्धिसे युक्त 
जीव करता है और ब्यासी पापप्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध संक्लेश 
परिणामोंका धारक मिथ्यादुृष्टि जीव करता है ॥१८५-१९०।। 
आतपश्च तथोद्योती. मानवतियंगायुषी । 
एपां विपाकबन्ध: स्थाइरो मिथ्यादृ्शां नृणाम्‌ ॥१९१॥ 
इतरेषां. च भेदानां शुद्धदर्शनशालिनाम्‌ । 
प्रकृतिष प्रशस्तापु भवतीति निरूपितम्‌ ॥१९२॥ 
सम्यर्दृष्टिप्रबन्ध्याष्वष्टत्रिज्नत्कम जातिषु । 
मनुष्योदारिकद् न्द्दं प्रथमां चापि संहतिम्‌ ॥१९३॥ 
विशुद्धोंउसंयतः सम्यर्दृष्टिः ववाश्रस्तथा सुरः 


देवायद्य प्रमत्तस्थस्तदन्यान्‌ क्षपणाद्तः ॥१९४॥ 
परमेण विपाकेन वन्धेनामिचिनोति च। 
ब्रश्ष्मापर्याप्तसाधारणही नेन्द्रियसं ज्ञितम्‌ ॥१९५॥ 


इन्नायुः श्वश्नगत्यानुपूब्यं श्वश्नगतिं तथा । 
मिथ्याद्शों मुगा मत्योस्तीव्रसंक्लिष्टचेतस: ॥१९६॥ 
मुगमर्स्यायुषी मर्त्या मृगावा शुद्धमानसाः । 
अंतसंक्लिष्टभावेनेकेन्द्रिय.. स्थावरं तथा ॥१९७॥। 
आतपं तु विशुद्धधा च देवो मिथ्यात्वदूषितः । 
सर्वोच्कृष्टानुभागेन प्रबध्नाति मवाणबे ॥१९८॥ 
महातमःप्रभाजातों. विशुद्धो नरकोद्भवः । 
उद्योतं, नारका देवा मिथ्यात्वविषमूच्छिताः ॥१९९॥ 
अमंप्राप्त॑ तथा तियंग्गतिहवन्द्रमति त्रयम्‌ | 
अष्टाग्रषष्टि संख्यानास्तदन्याः प्रकृतीः पुनः ॥|२००॥ 
गतिचतुष्कसंजाता अतिसंक्लिष्टमानसा: | 
मिथ्याद्शो विपाकेन बध्नन्तीह परेण तु ॥२०१॥ 


सप्तमों मयूखः २३९, 


अर्थ--ब्यालीस पुण्यप्रकृत्तियोंमेसे आतप, उद्योत, मनुष्यायु और 
तियंगायु इन चार प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्यों- 
के होता है और शेष अड़तीस प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टि जीचोंके होता है, 
ऐसा कहा गया है ॥१९१-१९२।। सम्यग्दृष्टिके द्वारा बाँधने योग्य अड़तीस 
प्रकृतियोमेंसे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपृथ्यें, औदारिकशरीर, औदारिक- 
शरीराज्भोपाड़ और वज्ञजवृषभनाराचसंहनन, इन पांच प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्ध परिणामोंका धारक अविरतसम्यर्दृष्टि 
देव या नारकी करता है। (इसमें भी विशेषता यह है कि जो विशुद्ध- 
परिणाम वाला अविरतसम्यग्दृष्टि देव या नारकी, अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेके लिये तीन करण करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्त 
समयमें स्थित होगा वही इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है अन्य 
देव या नारकी नही) देवायुको अप्रमत्तगुणस्थानवाला तीब्र अनुभाग सहित 
बांधता है। शेष "बत्तीस प्रकृतियोंको क्षपकश्रेणीवाला मनुष्य, उत्कृष्ट अनु- 
भागके साथ बाँधता है। सूक्ष्म, अपर्याप्र, साधारण, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय जाति, नरकायु, नरकगति और नरकंगत्यानुपूर्व इन नौ प्रकृतियों- 
का प्रकृष्ट अनुभागबन्ध, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
और तियंड-च करते हैं ॥१९५३-१५६॥ मनुष्यायु और तियंगायु का उत्कृष्ट 
अनुभागबन्ध, विशुद्ध--मन्द कषायरूप परिणामोंके धारक मनुष्य अथवा 
तिर्यञज्च करत है। एकेन्द्रिय तथा स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध, 
मिथ्यादृष्टि देव, तीत्र संक्लेदाभावसे करता है और आतपप्रकृतिका 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कुछ विशुद्ध परिणामोंका धारक मिथ्यादृष्टि देव 
इस संसारसागरमें करता है ॥(९७-१९८॥ महातमःप्रभा नामक सातवें 
नरकमे उत्पन्न हुआ विशुद्ध परिणामोंका धारक मिथ्यादृष्टि नारकी 
उद्योतप्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है। असंप्राप्तसुपाटिकासंह- 
नन, तियेज्न्वगाति और तियंज्चगत्यानुपृष्य इन तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 





१. अपूर्वकरण गुणस्थानके छठवें भागमे बन्धव्युक्छिन्त होनेवाली ३० प्रकृतियो 
में उपघातकों छोड़ने तथा उच्चगोत्र, यशस्कीति और सातबवेदनीयके 
मिलानेसे ३२ प्रकृतिया होती हैं | तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्त विहायोगति, 
पच्चेन्द्रिय जाति, तेजस, कार्मण, आहारक और आहारक अज्जोपाज़, सम- 
चतुरख्रसंस्थान, वर्णादिककी चार, अगुरुकषु आदि चार और त्रसादिक 
नौ, ये अपूर्वकरणके छठवें भागमें बन्धव्युच्छिन्न होने वाली ३० 
प्रकृतियाँ हूँ । 


२४० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 

अमुभागबन्ध मिथ्यात्वरूपी विषसे दृषित देव और नारकी करते हैं। और 

दोष रहीं अड़सठ प्रकतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध, चारो गतियोंमें 

उत्पन्न हुए तीत्र संक्लेश परिणामोंके धारक मिथ्यादृष्टि जीव करते 

हैं ॥ ९०-२० १॥ 
आगे जघन्य अनुभागबन्धके स्वामी कहते हैं-- 
ज्ञानावृतिस्तथा विध्नं॑ चतुष्क॑ दशनावतेः । 
ज॒गुप्सा प्रचला हास्यं निद्रा भीती रतिस्तथा ॥२०२॥ 
संज्वलनं॑ नृवेदश्चोपघातः. स्पशनादयः । 
एतासामवरों बन्धः अ्रक्ृतीनां प्रकीतित: ॥२०३॥ 
स्वस्वव्युच्छेदनस्थाने विपाको जिनभूमिपेः । 
अनस्त्यानत्रयं मिथ्यात्व॑ मिथ्यात्वमहीतले ॥|२०४॥ 
अप्रत्याख्यानको पाद्य स्तुरीये गुणधामनि । 
प्रत्याख्यानकषायाश्च संयमग्रुणसन्मुखे ॥|२०५॥ 
संयतासंयते, . ह्याहारद्धविकं किल सप्तमे । 
शोकारत्योस्तथा शुद्धे ग्रमत्त गरुणघामनि ॥२०६॥ 
सक्ष्मादित्रियं. ह्वीनहषीकत्रितयवं तथा। 
देवगत्यादिक॑ षपटकमायषां च चतुष्टयी ॥२०७॥ 
मंगे वापि मनुष्ये वाप्युद्योतोदारिकद्यस्‌ । 
निजरे नारके वापि नीचेंगोत्रं मगठ्ठिकस्‌ ॥२०८।। 
महातम!ःप्रभाभूमावेकाक्ष स्थावरस्तथा । 
सुरे मंगे नरे वापि अध्यमभावसंश्रिते |२०९॥ 
सोधमस्वगपयन्तमातपस्तीथकृत्तथा | 
असंयते . नरे इवभ्रगतिसंगतिसम्पुखे ।।२१०॥ 
उच्छ वासः परघातशइवच तैजसह्वितयं तथा । 
पण्चेन्द्रिय च. निर्माणं त्रसवर्णचतुष्टयम ॥२११॥ 
अगुरुल्घुक॑ देवे नारके मानुषे मुगे। 
उमयम्रकूतिवेंदी वेद: सीमन्तिनी तथा ॥२१२॥ 


सप्तमो मयूख: २४१ 


विशुद्धपरिणामेषु_येषु केष्वपि देहिष। 
स्थिरं यज्ञः शुभ सातं॑ स्वप्रतिपक्षसंयुतम्‌ ॥।२१३॥॥ 
अघोट मानमध्यस्थपरिणामवर्श गते । 
मिथ्यात्वेनापि सम्यक्त्वेनापि शालिनि देहिनि |।२१४॥ 
उच्चेगोत्रं नभोयानयुगल॑ सुभगद्यम्‌ । 


नरदेवगतिद्व न्द्दमादेयस्य युग. _ तथा ॥२१५॥ 
पटक संस्थानसंदत्योमिंथ्यादृश्येव. वेहिनि । 
सुधोटमानमध्यस्थपरिणामविश्ञों भिते ॥२१६॥ 


द्वीनानुभागसंयुक्तं॑ बध्यतेी जगतीतले । 
हत्यनुभागवन्धो5्यं संक्षेपेण प्रदर्शित: ||२१७॥ 


अथं--ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, दर्शंनावरणकी चार, 
जुगुप्सा, प्रचला, निद्रा, हास्य, भय, रति, संज्वलनकी चौकड़ी, पुरुषवेद, 
उपधघात और अशुभ स्पर्शादिको चार, इन तीस प्रकृतियोंका जघन्य 
अनुभागबन्ध, अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्तिके स्थानमें होता है, ऐसा 
जिनेन्द्र भगवानने कहा है। अनन्तानुबन्धीकी चार, स्त्यानगृद्धि आदि 
तीन तथा भिथ्यात्व इन आठका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे, अप्रत्याए 
ख्यानावरण क्रोध मान माया लोभका अविरतसम्यरदृष्टि नामक चतुर्थ 
गुणस्थानमें, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभका संय्मगुणके सन्मुख 
संयतासंयत नामक पथ्मचम गुणस्थानमें, आहारकशरोर और आहारक- 
शरीराज्भोपाज़का सप्तम गुणस्थानमें तथा शोक और अरतिका विशुद्ध- 
परिणामोंके धारक प्रमत्तसंयतगुणस्थानमें जघन्य अनुभागबन्ध बँवता 
है ॥२०२-२०६॥ सूक्ष्मादि तीन, विकलत्रयकों तीन, देवगति आदि छह 
और आयुकी चार, इन सोलह प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध तियंहुच 
तथा मनुष्यके होता है। उद्योत, ओदारिक शरीर तथा ओऔदारिक- 
शरीरांगोपांग इन तीनका देव और नारकोीके, नीचगोत्र, तिर्यञ्चगति 
और तियंज्चगत्यानुपृष्य॑ इन तीतका महातमःप्रभा नामक सातवीं 
पृथिवोमें जघन्य अनुभागबन्ध बँचता है। एकेन्द्रिय और स्थावर इन दो- 
का मध्यमपरिणामोंको प्राप्त देव, तियंधूच और मनुष्यगतिमें होता है| 
आतपका भवनन्नरिकसे लेकर सौधर्म-ऐशान स्वर्ग तक तथा तीथ॑ंडूुर 
प्रकृतिका जघन्य अनुभागबत्ध नरकगतिके सन्‍्मुख अविरतसम्यग्दृष्टि 

१६ 


२४२ सम्यक्त्व-चिस्तामणि: 


मनुष्यके होता है।२०७-२१०॥ उच्छूवास, परधात, तैजस, कार्मंण, पड्चे- 
न्द्रियजाति, निर्माण, त्रसादि चार, वर्णादि चार और अगुरुलघु इन 
पन्द्रह प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध संक्लेशपरिणामोंके धारक देव, 
नारकी, मनुष्य और तियंज्च--चारों गतिसम्बन्धी मिथ्याहृष्टिके 
होता है। नपुंसकवेद और स्त्रीवेद इन दो प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग- 

बन्ध विशुद्धपरिणामबाले चातु्गंतिक मिथ्यादुष्टि जीवके होता है। 
स्थिर, अस्थिर, यशस्कीति, अयशहस्कीति, शुभ, अशुभ, साता वेदनीय 
और असाताबवेदनीय इन भाठ प्रकृतियोंका अपरिवर्तमान मध्यम 
परिणामके वशीभूत सम्यग्दुष्टि अथवा मिथ्यादुष्टि जीवके जधन्य 
अनुभाग बँधता है ॥२११-२१४॥ उच्चगोत्र, प्रशस्तविहायोगति, 
अप्रशस्तविह्यायोगति, सुभग, दुभंग, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूरव्य, देवगति, 
देवगत्यानुपृर््य, आदेय, अनादेय, छह संस्थान और छह संहनन ये तेईस 
प्रकृतियाँ परिवतंमान मध्यम परिणामोंसे सुशोभित मिथ्यादृष्टि जीवके ही 
जगत्‌में जघन्य अनुभागके साथ बँधती हैं । इस प्रकार संक्षेपसे यह अनु- 
भागबन्धका निरूपण किया है ॥२१५-२१७॥ 


आगे दृष्टान्त-द्वारा घातियाकर्मोंक्ी शक्ति दिखाते हैं-- 
अनुभागमथों वक्ष्ये कमंणां घातिसंज्िनाम । 
वल्लीदावस्थिशेलाभा शक्तिर्ब॑ घातिकर्मणाम्‌ ॥२१८॥ 
दाव॑नन्तिमभागान्त॑ स्पद्धका देशघातिनाम्‌ | 

ततो भूधरमागान्त॑ स्पद्धंकाः सर्वधातिनाम्‌ ॥२१९॥ 
सिथ्यात्वप्रकृतेवेज्लीविभागादावंनन्तिमम | 
सम्यक्त्वप्रकृतेर्यावतस्पड़का देशधातिनः ॥२२०॥ 
दाव नन्तविभागानामनन्त्योद्भागसंमिता: | 
विचित्राः स्पद्धका मिश्रग्रकृतेः संभवन्ति हि ॥२२१॥ 
शेषा अनन्तभागाश्च कीकशशैलसन्निभाः । 
भिथ्यात्वप्रकृतेगीताः स्पद्न्‍ंका: परमागमे ॥२२२॥ 
मतिश्रुतावधिस्वान्तपर्ययारिचतुष्टयम । 
अन्तरायो नवेदश्व दर्शनावरणत्रयम्‌ ॥२२३॥ 


सप्तमों मयखः २४३ 


संज्वलनचतष्क॑ चेल्येतेषां किल कर्मणाम । 
चतविधरुच संचारः शेषाणां त्रिविधस्त सः (॥॥२२४॥ 


अथं--अब आगे घातियाकर्मोकी अनुभागशक्तिका निरूपण करते 
हैं। निश्चयसे घातियाकर्मोकी अनुभागशक्ति लता, काष्ठ, हड्डी और 
दल (पाषाणसमूह) के समान है। अर्थात्‌ जिस प्रकार लता आदियें 
उत्तरोत्तर कठोरता है उसी प्रकार घातियाकर्मोके स्पद्धंकोंमे भी उत्त- 
रोत्तर फल देनेकी कठोरता--अधिकता है | इनमे दारु-लकड़ीके अनन्तवें 
भाग तक देदाघातिके स्पद्धंक है और उसके आगे हौैलके अन्ततक सब- 
घातिके स्पद्धंक हैं ॥२१८-२१०।॥ मभिथ्यात्वप्रकृतिकि लताभागसे लेकर 
दारुके अनन्तवें भागतक सम्यक्‍त्वप्रकृतिके देशघाति स्पद्धंक हैं तथा 
दारुके अनन्त बहुभागोंके अनन्तवें भाग प्रमाण मिश्रप्रकृतिके विचित्र 
स्पद्धंक हैं ।।२२०-२२१॥ दोष अनन्त बहुमाग भाग, हड्डी तथा दोलभाग- 
रूप स्पर््धक परमागममें भिथ्यात्वप्रकतिके कहे गये हैं ॥२२२॥ मति- 
ज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण 
इस प्रकार ज्ञानावरणकी चार, अन्तरायकोी पाँच, पुरुषवेद, द्शंनावरणकी 
तीन और संज्वलनतकी चार इन सत्तरह कमंप्रकृतियोंका लता, दारु 
डी ओर शेलके भेदसे चारों प्रकारका अनुभागसम्बन्धी परिणमन होता 
है और शेष कमंप्रकृतियोंमें लतारूप परिणमन न होनेसे तीन प्रकारका 
ही होता है ॥२२३-२२७॥ 

आगे अधातियाकर्मोमें अनुभागकी विचित्रता कही जाती है-+ 

अघातिस्पर््का जेया.. घातिस्पर्ट्टकसन्निभाः । 

घातिकाः पापरूपा हि. शेषाः स्युरुभयात्मकाः |।२२५॥ 

बंशस्थ 


अघातिका. ऐक्षवखण्डशर्करा- 
सुधासमाना! शुभरूपविग्रहा: । 


हृषीकसंघोद्धवसोरूयहेतवः ॥ 
प्रिया भवावत विवति देदिनाम्‌ ॥ २२६॥ 
निम्बकाब्जीरसंतुल्या विषह्ालाइलो पा: | 


घुनिभिर्निन्दनीयाः स्थु: पापरूपा अधातिकाः ॥२२७॥ 


श४ड४ड सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


अरथ--अधातिय।कर्मोके स्पर्धंक भी घातियाकर्मोके स्पर्धयके समान 
जानना चाहिये। परन्तु विशेषता यह है कि घातियाकर्म पापरूप ही 
होते हैं और अघातियाकर्म॑ पाप-पुष्य दोनों रूप होते हैं ॥२२५॥ जो 
इन्द्रियसमूहसे उत्पन्न होनेवाले सुखके हेतु हैं तथा संसाररूप भँवरमे 
रहनेवाले जीवोंको प्रिय हैं ऐसे पुण्यरूप अधातिथाकरम गुड, खाँड़, शक रा 
और अमृतके समान हैं। तात्पय॑ यह है कि अधातियाकर्मोमें जो पुण्य 
प्रकृतियां हैं वे गुड़, खाँड़, शक्कर और अमृतके समान अनुभाग शक्ति 
वाली हैं ॥२२६॥ और मुनियोंके द्वारा निन्दनीय जो पापरूप अघाति 
कम हैं वे नीम, काञ्जीर, विष तथा हालाहलके समान हैं अर्थात्‌ इनका 
अनुभाग नीम आदिके समान उत्तरोत्तर कटहुक होता है ॥२२७॥ 


आगे अघातियाकर्मोमे जो पुष्यप्रकृतियाँ हैं उन्हें गिनाते हैं-- 
सातं तियडजृदेवायुरुच्चेगोंत्रं नरहिकम्‌ । 
सुरह्ििक॑ शरीराणि बन्धसंघातपश्चकम्‌ ।|२२८॥ 
अड्भोपाड्त्रयं... शस्तवर्णादीनां चतुष्टयम्‌ । 
पब्चेन्द्रियग. तथा जातिरायसंस्थानसंहती ॥२२९॥ 
उच्छवासः  परधातश्च हयगुरुलघुकातपौ । 
उद्योतः सुनभोयानं द्वादश जड्जमादयः ॥२३०॥ 
अष्टपष्टिमिता ह्ंताः प्रशस्ता भेदतों मताः । 
अभदे द्वथग्रचत्वारिशत्संख्यासहिताश्वच ता: ॥२३१॥ 
अर्थ--सातावेदनीय, तियंगायु, मनुष्याय्‌, देवायु, उच्चगोत्र, मनुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपूर््य, देवगति, देवगत्यानुपूर्ण्य, पाँच शरीर, पाँच 
बन्धन, पाँच संघात, तीन अंगोपांग, शुभवर्णादि चार, पब्चेन्द्रिय जाति, 
वज्अवृषभनाराचसंहनत,_ समचतुरस्रसंस्थान, उच्छवास, परघात, 
अगुरुड्धु, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहाायोगति और त्रसको आदि लेकर 
बारह, ये सब मिलाकर भेदविवक्षासे अड़सठ और अभेदविवक्षासे 
ब्यालीस पुण्य प्रकृतियाँ है ॥२२८-२३१॥ 
आगे पापप्रकृतियोंका नामोल्लेख,करते हैं-- 
नीचेगंत्रिमसातं च श्वआयुनंरकद्धिकम । 
७ गद्विकं «३ ५ 
तियग्‌द्विक॑ थ संस्थानसंहत्योः पशचपष्चकम्‌ ॥२३२॥ 


सँप्तमो मयूख: रे४५ 


जातिवर्णचतुष: चोषधातो. घातिसंचयः । 
असद्गतिद 
ज्ञ॒ स्थावरादयः पापविग्रह्मा! ॥२:३॥ 
अर्थ--तीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायू, नरकगति, नरकगत्या- 
नुपूर्य, तियंग्गति, तियंग्गत्यानुपृव्य॑, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहनन, 
प्रारम्भकी चार जातियाँ, उपधात, घातियाकर्मोकी सेंतालीस प्रकृतियाँ, 
अप्रशस्तविहायोगति और स्थावरको आदि लेकर दश ये पापप्रकृतियाँ 
हैं। भेदविवक्षासे इनमें ९८ का बन्ध होता है और १०० का उदय 
होता है तथा अभेद विवक्षासे ८२ का बन्ध होता है और ८४ का उदय 
होता है ॥२३ <-२३३॥। 
आगे स्वंघातिप्रकृतियोंका नामोल्लेख करते हैं-- 
केवलबोधविद्वेषी केवलदर्शनाबुतिः । 
पश्चक॑ चापि निद्राणां कषायद्वादशी तथा ॥२३४॥ 
मिथ्यात्व॑ चेति कर्माण स्वधातीनि बुध्यताम्‌ । 
अबन्धे मिश्रमोहोरषपे सर्वधाती प्रचक्ष्यते ॥२३५॥ 
अर्थ--केवलज्ञानावरण, केवलदशनावरण, पाँच निद्राएँ, संज्वलनको 
छोड़ कर बारह कषाय और मिथ्यात्व ये बीस स्वंघाती प्रकृतियाँ हैं । 
इनके सिवाय सम्यडमिथ्यात्वप्रकृति भी सर्वधाती प्रकृति कहलाती है 
परन्तु उसका बन्ध नहीं होता है। २३४-२३५।॥॥ 
आगे देशघाती प्रकृतियाँ कही जाती हैं-- 
चतुष्क॑ ज्ञानशत्रणां. दर्शनत्रितयं तथा । 
नवर्क॑नोकपायाणां सम्यक्‍त्वं॑ विष्नपश्चकम्‌ ।|२३६॥। 
संज्बलनं च. विज्ञेयं देशधातिकदम्बकम्‌ । 
अथं--ज्ञानावरणकी चार, दशंनावरणकी तीन, नौ नोकषाय, 


सम्यक्त्वप्रकृति, अन्तरायकी पांच और संज्वलनकी चौकड़ी, यह देशघाति 
प्रकृतियोंका समूह है। भावाथं--छन्बीस देशघातिप्रकृतियाँ है ॥२३६॥ 


भागे पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ कहते हैं-- 

देहादाः स्पशनामान्ताः पश्चाशद्‌ ह्यगुरुतयम्‌ ।।२३७॥ 
आतपश्च  तथोद्योतो निर्माणं सेतरं शुभम्‌ । 
प्रत्येकस्थिरयोयु ग्ममित्यासां फलसंचरः: ॥॥२३८॥ 


शैडई सम्थक्त्व-चिन्तामणि: 
इथग्रषष्टिमितानां हि. पुदुगले किल जायते | 


अर्थ-- शरीरको आदि लेकर स्पर्शनाम तककी पचास (पाँच दरीर, 
पाँच बन्धन, पाँच संघात, तीन अंगोपांग, छह संस्थान, छह संहनन 
ओर वर्णादिककी बीस), अगुरुल्षु आदि तीन, आतंप, उद्योत, निर्माण, 
शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, स्थिर और अस्थिर इन बासठ प्रकृतियों- 
का विपाक पुदूगलपर होता है अर्थात्‌ ये ६२ पुदूगल बिपाकी प्रकृतियाँ 
हैं ॥२३७-२३८॥ 
आगे क्षेत्रविषाकी, भवविपाकी और जीवविपाकोी प्रकृतियोंका 
उल्लेख करते है -- 
चतुष्कमानुपूर्वीणां ज्ञयं क्षेत्रविषाककम २३९ 
भवे विपच्यते ननमायुषां च चतुष्टयम्‌ । 
जीवेष्वेव विपच्यन्तेडशेषा. अष्टसप्ततिः ॥२४०॥ 
का 7 (0 
वेदनीयस्य गोत्ररय घातिनामप कमंणाम्‌ । 
एकोत्तरं च पज्चाशन्नाम्नो वे सप्तविंशतिः ॥२४१॥ 
शेया जीवविपाकिन्यस्ता एता अष्टसप्ततिः । 


सुस्वरादेयपर्या प्तबादरत्रसयुग्मकम्‌ ॥२४२॥। 
यशों विहायसो इन्द्र सुभगद्वधितयं तथा | 
उच्छवासस्तीथ कृज्जातिगतिपञ्चचतुष्टयम्‌ ॥२४३॥ 


प्रोक्‍्ताः प्रकृतयों नाम्नस्ता एताः सप्तविशतिः । 


एवं विपाकबन्धो5्यं वर्णितों वरसूरिमिः ॥२४४॥ 
अथे--आनुपूवियोंकी चार प्रकृतिपोंको क्षेत्रविपाकी जानना 
चाहिए । तथा चार आयुकमं, भवविपाकी कहलाते हैं | शेष बचीं अढसठ 
प्रकृतियाँ जीवविपाकी हैं ॥२३९-२४०॥ वेदनीय २ ,गोत्र ? और घातिया 
४७ इन सबकी इक्यावन और नामकरमंका सत्ताईस, दोनों मिलकर 


अठहृत्तर जीवविपाकी प्रकृतियां है। सुस्व॒र, आदेय, पर्याप्तक, बादर और 
त्रसका युगल, यशस्कीति, अयशस्कोर्ति, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्त- 
विहायोगति, सुभग, दुभंग, उच्छुवास, तीर्थंकर, पाँच जाति और चार 
गति ये नामकमंकी सत्ताईस प्रकृतियाँ उत्तम आचार्योनि कही हैं ॥२४१- 
२४४ 


इस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन पूर्ण हुआ । 


सैप्तमो मयूल: ३४७ 
आगे प्रदेशबन्धका निरूषण करनेके लिए सबसे पहले प्रदेशबन्धका 
स्वरूप बताते हैं-- 
शो ५. शद्रिवजा 
आत्मा ले: समन्ताद्‌ 
योगादिभि:. कमसुयोग्यद्र व्यम । 
बध्नाति यन्‍नाम मिथ: प्रविष्टं 
बन्धं प्रदेश तु तमावदन्ति ||२४५।॥ 
अरथ--आत्मा, योगादिके कारण सब ओरसे समस्त प्रदेशोंके द्वारा 


आत्मप्रदेशोंमें परस्पर प्रविष्ट, कर्मरूप होनेके योग्य कार्मणवर्गंणारूप 
पुदगलद्रव्यको जो बाँधता है उसे प्रदेशबन्ध कहते हैं ॥२४५॥ 


मालिनी छन्द 
सकलसुरभिरूपस्वादयुक्त॑ चतुर्भि- 
लेलितमथ समन्‍्तादन्तिमें: स्पशेसद्क: । 
गत मवमनुजेभ्यो5नन्त भाग त्वभव्या- 
दपि ग्रुणितमनन्‍्तेद्रंब्यमाबध्यते तत्‌ |॥२४६॥ 
अर्थ---समस्त गन्ध, वर्ण और रसोंसे युक्त तथा अन्तिम चार स्पर्शोंसे 
सहित, सिद्धोंके अनन्तववें भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणित द्रव्य 
प्रत्येक समय बँघत्ता है यही समयप्रबद्ध कहलाता है ॥२४६॥ 
आगे इस समय प्रबद्धका मूल प्रकृतियोंमें किस प्रकार विभाग होता 
है, यह कहते हैं-- 
आयुषः सबंतः स्तोकस्ततो वे नामगोत्रयोः । 
समोषपिकस्तती. विध्नवोधदृष्टिविरोधिनाम्‌ ||२४७॥ 
ततोषघिकश्च विज्यो मोहनीयस्य कमंणः । 
सर्वस्मादधिको ज्ञेयो वेदनीयस्य कर्ण; ॥२४८॥ 
प्रदेशानां विभागोष्यं सब्चिते कमसज्चये । 
अथ॑ प्रदेशवन्धः स्याज्जीवा्नां योगदेतुकः ॥२४९॥ 


अरथं--सछझ्चित कमंराशिख्प समयप्रबद्धमें प्रदेशोंका यह विभाग 
सबसे कम आयुकमंका होता है। उससे अधिक नाम ओर गोत्रका होता 


२४८ सम्बक्त्व-चिन्तामणिः 


है जो परस्पर समान होता है। उससे अधिक ज्ञानावरण, दर्शंनावरण 
और अन्तरायका होता है जो परस्पर समान होता है। उससे अधिक 
मोहनीयकमंका होता है और सबसे अधिक वेदनीयकमंका होता है। 
जीवोंका यह प्रदेशबन्ध योगनिमित्तक होता है ॥२४७-२४९॥ 


आगे कर्मप्रदेशोंमें हीनाधिकताका कारण बताते हैं-- 
सुखदुःखनिमित्तत्वाद्देदुनीयस्य भूयसी । 
निर्जरा जायते तस्मादूद्॒व्यं तस्याधिकं मवेत्‌ ॥२५०॥ 
प्रकृतीनां च.. शेषाणां स्वस्थितिग्रतिभागतः । 
कमद्रव्यविभाग: स्यादित्याहु: समयस्थिताः ॥|२५१॥ 
आवल्यसंख्य मागस्तु प्रतिभागो हि. सम्मतः | 
बहुमागे समो भागों ह्ाष्टानामपि कर्मणाम्‌ ॥२५२॥ 
एकभागे तु कत्तव्यों भूयोषपि कथितः क्रमः। 
तत्रापि बहुको भागी दातब्यो बहुकस्य वे ॥२५३॥ 


अथं--सुख-दुःखका कारण होनेसे वेंदनीयकमंकी निर्जंरा अधिक 
होती है इसलिए उसका द्रव्य सबसे अधिक होता है और शेष कर्म 
प्रकृतियोंके द्रव्यका विभाग अपनी-अपनी स्थितिके अनुसार होता है। 
अर्थात्‌ जिस कर्मंको स्थिति अधिक है, उसे अधिक भाग मिलता है और 
जिन कर्मोकी स्थिति अल्प होती है उन्हें अल्प मिलता है। साथ ही 
जिनकी स्थिति तुल्य होती है उन्हें तुल्य भाग प्राप्त होता है। सबसे 
अल्प भाग आयुकर्मको मिलता है ऐसा आगमके ज्ञाता कहते हैं ॥२५०- 
२५१॥ समयप्रबद्धका विभाग करनेके लिए आवलीके असंख्यातर्वे भागको 
प्रतिभाग माना गया है। समयप्रबद्धमें आवलीके असंख्यातवें भागका 
भाग देनेपर जो रूब्ध आता है वह एक भाग कहलाता है उस एक 
भागको समयप्रबद्धके प्रमाणमेसे घटा देनेपर शेष बचा हुआ समय- 
प्रबद्धका द्रव्य बहुभाग कहलाता है। इस बहुभागमे आठों कर्मोका बराबर 
बराबर भाग होता है और जो एक भाग था उसमे पुन. वही क्रम करना 
चाहिये अर्थात्‌ उसमे आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देना चाहिये। 
भाग देतेपर जो लब्ध आता है उसे एक भाग कहते हैं। उस एक भागको 
भाज्यराशिमेसे घटानेपर जो द्रव्य रहता है। वह बहुत भागवाले कमंको 
देना चाहिये | शेष भागमें घटी क्रम बुनः करना चाहिये ॥२५२-२५३॥। 


सप्तमों सयूख: ३४, 


विशेषार्थ --प्रदेशबन्धमें समयप्रवद्धका यह विभाग निम्नलिखित 
दुष्टान्तसे स्पष्ट हो जाता है। मान लो, समयप्रबद्धका प्रमाण ६५५३६ 
है और आबवलीके असंख्यातवें भागका- प्रमाण ४ है। ६५५३६ में ४ का 
भाग देनेपर १६३८४ आते हैं, यह एक भाग है। इसे ६५५३६ मेसे घटाने- 
पर ४९१५२ रहे, यह बहुभाग हुआ । इसमें ८ का भाग देकर आठों 
कर्मोको बराबर-बराबर ६१४४, ६१४४ दे दिया। पश्चात्‌ एक भाग 
१६३८४ में पुतः ४ का भाग दिया ४०९६ आये, यह एक भाग हुआ । 
इसे १६३८४ मेंसे घटानेपर १२२८८ बहुभाग आया, इसे वेदनीयकमंको 
दे दिया । पुनः ४०९६ में ४ का भाग देनेपर १०२४ एक भाग आया, इसे 
४०९६ मेसे घटानेपर ३०७२ बहुभाग रहा, इसे मोहनीयकमंके लिए दे 
दिया । पहचात्‌ एक भाग १०२४ में पुनः ४ का भाग दिया _ एक भाग 
२५६ आया। इसे १०२४ मेसे घटानेपर ७६८ बहुभाग आया, इसे 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायको बराबर-बराबर २५६, २५६ के 
रूपमें दे दिया | पश्चात्‌ एक भाग २५६ में पुन. ४ का भाग दिया एक 
भाग ६४ आया इसे २५६ मेसे घटानेपर १९९ बहुभाग आया । इसे नाम 
और गोत्रके लिए ९६, ९६ के रूपमे दे दिया। शेष रहा एक भाग ६४ 
आयु कर्मको दिया गया । इस प्रकारका विभाग करनेसे आठ कर्मोको 
निम्नलिखित द्रव्य प्राप्त हुआ-- 


बंदनीय ६१५४४ + १२२८८ ८ १८४३२ 
मोहनीय ६१४४+ ३०७२ + ९२१६ 
ज्ञानावरण ६१४४+ २५६८ ६४०० 
दर्शंनावरण ६१४४+ २५६८ ६४०० 
अन्तराय ६१४४ + २५४ +- घ्‌४०० 
ताम ६१४४ + ९६८ द्र्इ० 
गोत्र इ६श्डड+क॑ ९६८ ६२४० 
आयु दिश्द्४ध+क॑ पिता ६२०८ 
६५५३६ 
आगे उत्तरप्रकृतियोंमें समयपग्रबद्धके विभागका क्रम कहते है-- 
कप है 
आद्ययोमोहनोयस्यो त्तरमेदाः पुनमता! । 
हीनक्रमा नामविध्नास्त्वधिकक्रमसंयुताः ॥२५४॥ 


अज्जनं न च शेषे स्थाद भाषितं चेति स्लूरिभिः | 
मूलप्रक्ृतिसंभागेः्नन्तेनो दुवतिते सति ॥२५५॥ 


१० सम्यक्त्व-चिस्तामणि: 


एकभागो अवेक्तत्र सर्वावरणकर्मणाम्‌ । 
शेषा अनन्तमागास्तु भवेयुर्देशधातिनाम ।।२५६॥ 


, अर्थं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ 
हीनक्रमको और नाम तथा अन्तराय करमंकी उत्तरप्रकृतियाँ अधिक 
क्रमको लिये हुए हैं। शेष वेदनीय और गोत्र कमंकी प्रकृतियोंमें विभाग 
नहीं होता, क्योंकि परस्पर विरोधी दी प्रकृतियोंमेंसे एक कालमें एक ही 
प्रकतिका बन्ध होता है । अतः जिसका बन्ध होता है संपूर्ण द्रव्य उसीको 
मिलता है, ऐसा आचायेनि कहा है । मूलप्रकृतिक द्रव्यमे अनन्तका भाग 
देनेपर जो एक भाग आता है वह सवंघातिका द्रव्य है और जो शेष 
बहुभाग है वह देशघातिका द्रव्य होता है ॥२५४-२५६॥ 


देशावरणभेदानामन्योन्याभ्यस्तसंचय: | 
अनन्तगणनामानी.. भण्यते यो महागसे |२७७॥ 
सर्वावरणसम्पस्ये प्रतिधात। स॒घातिनाम्‌ । 
सर्वावरणसम्पत्ति रुमयत्र विभज्यताम्‌ ॥२४८॥ 
देशावरणद्रव्य॑ तु न॒ देय स्वघातिषु। 
संविभागविधिव्चात्र. यथापूर्व हि. बतते ॥२७५९॥ 


आर्या 


मोहे भिथ्यात्वादिसप्तदशानां प्रदीयते दीनम्‌। 
मंज्वलनभागसदृश पश्चानां नोकपायाणाम्‌ ॥२६०॥॥ 


अथ--देशावरणप्रव्‌ तियोंकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि परमागममें 
अनन्तभाग प्रमाण कही जाती है वही घातियाकर्मोंमे स्बंधातिका द्रव्य 
निकालनेके लिए प्रतिभाग होता है। स्वंघातिका द्रव्य सर्वधाति और 
देशघाति दोनोमे विभव्त करना चाहिए । परन्तु देशघातिका द्रव्य देश- 
घातिके लिए ही दिया जाता है सर्वंधात्तिके लिए नहीं। इनके विभागका 
क्रम जेसा पूव॑मे कहा गया है वेसा ही है । मोहनीयकमंमे सत्तरह अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व और चारो प्रकारका लोभ, माया, क्रोध, मानका द्रव्य क्रमसे 


हीन हौन दिया जाता है ओर पांच नोकषायोंका भाग संज्वलनके भागके 
समान जानना चाहिए ॥२५७-२६०॥ 


सप्तमों मयूख: २५१ 
आगे उसोके विभागका क्रम स्पष्ट करते हैं-- 
मोहे कर्ममहीपाले द्रव्य यहेशघातिनाम्‌ । 
आवल्यसंख्यभागेन तस्मिन्‌ संभाजिते सति ॥२६१॥ 
एकभार्ग॑ पृथक्कृत्य बहुभागं ह्विधा कुरु। 
तत्राध नोकषायाणामेकमागयुतं पुनः ॥२६२॥ 
भवेद्थ चतुर्णा च संज्वलनाभिधायिनाम्‌ । 


तन्‍नोकषायमागर्च युगपद्बन्धसंगते ॥२६३॥ 
पण्चके. नोकपायाणां हीनहीनक्रमाद्धवेत्‌ । 
देशघातिप्रभेदेष देशावरणकस्व॒रम्‌ ॥२६४॥ 


देयमुक्तक्रमादेव भाषित॑ चेति सरिभिः | 
मत्यवेदे हि बन्धस्थ काछो भिन्‍नमुहतंकः ॥२६०॥ 
योषायां हसनइन्द्रेश्रतिहन्द्र तथा ततः | 
संख्यातग्रुणित: क्‍लीबे बेदे बे साधिकद्च सः ||२६६॥ 
दानादिष्वन्तरायेबू. साथ बन्धयुतेषु च। 
गतीन्द्रियादिपिण्डेषु नामभेदेषु वे तथा ॥२६७॥ 
निर्माणादिष्वपिण्डेष्‌. क्रमः स्याद्विपरीतकः । 
एवं प्रदेशबन्धस्य. सकलितः क्रमो मया ॥२६८॥ 


अर्थ--कर्मोका राजा कहे जाने वाले मोहनीय कर्ममें देशघातिका 
जो द्वव्य है उसे आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित करे । एक भागको 
पृथक्‌ कर बहुभागके दो भाग करो। उनमेसे आधा तथा एकभाग दोनों 
मिलकर नोकषायोंका द्रव्य है और आधा चार संज्वलनको प्रकृतियोका 
भाग है । वह नोकषायोंका भाग एक साथ बँधने वालो पाँच नो- 
कषायोंको हीन क्रमसे दिया जाता है। इसी प्रकार देशधाति संज्वलन 
कषायका जो देशधातिसम्बन्धी द्रव्य है वह एक कालमे बँधनेवाली 
प्रकृतियोंमे उपयुक्त ऋ्रमसे देने योग्य है ऐसा आचार्योने कहा है। पुरुष- 
वेदका निरन्तर बन्ध होनेका काल अन्तमुंहृतत है। उससे संख्यातगुणा 
स्त्रीवेदका, उससे भी संख्यातगुणा हास्य और रतिका, उससे भी 
संख्यातगुणा अरति और शोकका ओर उससे भी कुछ अधिक नपुंसक- 


श्ष्रे सम्यक्त्व-चिन्तासणि: 


बेदका है। दानानतराय आदि पाँच प्रकृतियोंमें, था एक साथ बँधने 
वाली नामकमंकी गति आदि पिण्ड प्रकृतियों और निर्माण आदि अपिण्ड 
प्रकृतियोंमे विपरीत क्रम जानना चाहिए अर्थात्‌ अन्तसे छेकर आदि तक 
क्रम जानना चाहिए। इस प्रकार प्रदेशबन्धका क्रम संकलित किया गया 


है ॥२६१-२६८॥ 
अब उत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी सामग्री और उसके स्वामी कहते हैं-- 
उत्कृष्टयो गसंयुक्त: संज्ञी पर्याप्तकस्तथा । 
अल्पप्रकृतितबन्धाह्यः कुरुते कोषपि मानव; ॥२६९॥। 
प्रदेशबन्धसुत्कृष्ट तद्धिन्नस्तु जघन्यक्म । 
उत्कृष्टमायुषी बन्ध॑ प्रदेश सप्तमस्थितः ॥।२७०॥ 
कुरुते मोहनीयस्य मानवो. नवमस्थितः । 
शेषाणां सश्मलाभस्थः करोत्युत्कृष्टयोगतः ।२७१॥ 
अर्थं--जो उत्कृष्ट योगसे सहित है, संज्ञी है, पर्याप्तक है तथा अल्प- 
प्रकृतिबन्धसे युक्त है ऐसा कोई मनुष्य उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है और 
उससे भिन्‍न मनुष्य जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। आयुकर्मका उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध सप्तम गुणस्थानवर्ती करता है। मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्ध नवम गुणस्थानवर्तों करता है और शोंष ज्ञानावरणादि कर्मोका 


उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सुक्ष्मसाम्पराय गृणस्थानमे रहनेवाला जीव उत्कृष्ट 
योगसे करता है ॥२६९-२७१॥ 


आगे उत्तरप्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामी कहते है-- 
उच्चेगोत्रयशस्कीतिज्ञानदर्शनवेरिणाम्‌ | 


विध्नसदेद्ययोद्र व्यपमुत्कृष्टं दशमस्थितः ॥२७२॥ 
नरवेदादिपञ्चानां नवमस्थानसुस्थितः । 
प्रत्याख्यानचतुष्कस्य संयतासंयतस्थितः ॥२७३॥ 


अप्रत्याख्यानपिण्ड तु तुरीयस्थानसंगतः 
पण्णोकपायनिद्राणां. प्रचलातीथयोस्तथा ॥२७४॥ 
सम्यर्दृष्टिनरामर्त्यायुषो: शस्तनभोगते:ः | 

समादचतुरस्तस्य सुभगादित्रिकस्य च ॥२७५॥। 


सप्तमों मबूख: २५३ 


देवगतिचतृष्कस्यासदूव ्स्याग्रसंदते: | 
सम्यर्दृष्टि: . कुदृष्टिवाहरकयुगलस्य तु ॥२७६॥ 
अप्रमत्तमुणस्थानसं गत! परमी यतिः | 
प्रदेशबन्धपरुत्कृष्ट.. कुरुते जगतीतले ॥२७७॥। 


आर्या 
पट्पष्टिप्रमितानामवशिष्टानां पुनः प्रभेदानाम । 
मिथ्यात्वगरलद्षितचेताः कुरुत पर॑ बन्धम्‌ ।|२७८।॥। 


अर्थ--उच्चगोत्र, यशस्कीति, ज्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी 
चार, अन्तरायकी पाँच और सातावेदनीय इन सत्तरह प्रकृृतियोंका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दशमगुणस्थानवर्ती जीव करता है। पुरुषवेदादि 
पाँचका नवमगुणस्थानवर्ती, प्रत्याख्यानावरणको चौकड़ीका सयतासंयत्त 
गुणस्थानवर्ती, अप्रत्याख्यानावरणकी चार प्रक्ृतियंका चतुर्थ गुणस्थान- 
वर्तो, छह नोकषाय, निद्रा, प्रचछा और तीर्थंकरप्रकृतिका सम्यग्दृष्टि, 
मनुष्यायु, देवायु, प्रशस्त विहायोगति, समचतुरस्नसंस्थान, सुभगादि तीन, 
देवगतिचतृष्क, असाता वेदनीय और वज्ञवृषभनाराचसंहनन इन तेरह्‌ 
प्रकृतियोंका सम्यगृदृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि--दोनों ही और आहारक 
युगलका अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती उत्तम मुनि पृथिवीत्तलपर उत्कृष्ट बन्ध 
करते हैं ।२७२-२७७॥ उपयुंक्त चौंवन प्रकृतियोंके सिवाय शेष छयासठ 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध, मिथ्यात्वरूपी विषसे दूषित चित्तवाला 
अर्थात्‌ मिथ्यादुष्टि जीव करता है ॥र७टा। 


आगे जधन्य प्रदेशबन्धके स्वामी कहते हैं--- 
अपर्याप्तस्तथा सक्ष्मो निगोदः सप्तकर्मणाम्‌ । 
आधद्य जघन्यके योगे  कुरुतेब्बरबन्धनम्‌ ॥ २७९॥ 
भवत्यायुष्कबन्घेषपे स एवं. क्षुद्रजन्तुकः । 
जघन्यमायुपप्चापि द्रव्य संचिनुतेतरास ।।२८०॥ 


अर्थ--अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव पर्थायके प्रथम समयमें जघन्य 
योगके रहते हुए आयुको छोड़कर हशोष सात कर्मोका जधन्य प्रदेशबन्ध 
करता है और जब आयुका बन्ध होता है तब वही क्षुद्रजीव आयुकर्म- 
का भी जघन्य द्वव्य संचित करता है २७९-२८०॥॥ 


र्पर सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


आगे उत्तरप्रकृतियोंके जघन्य बन्धके स्वामी कहते हैं-- 
असंशी चलयोगश्च इश्वअदेवायषो प्तथा । 
इंवश्रद्िकस्य वे तुच्छ॑ बन्ध॑ बध्नातिभूतले ॥२८१॥ 


आहारकयुगस्याथ षष्ठस्थो5संयतस्थितः । 
कुरुते बन्धनं हीन॑ तीथदेवचतुष्कयो: ॥२८२॥ 


चरमापुर्ण जन्मस्थश्चा ग्रविग्रहसुस्थितः । 
सक््मसाधारणो जीवों ह्ाधमो जीवराशिषु ॥२८३॥ 


नवोत्तरशताड़ानां भवकक्षपयोम्रुचाम्‌ । 
शेषाणां प्रकृतीनाश्वाउवर बध्नाति बन्धनम्‌ ॥२८४॥ 


समासतः समासाद्य ग्नन्थान्तरसहायताम । 
इत्थं प्रदेशबन्धोडई्यं. माषितः  सुरभाषया ॥२८५॥ 


अथ॑--परिणामयोगस्थानका धारक असंज्ञी पण्चेन्द्रिय जीव 
नरकायु, देवायू, नरकगति और नरकगत्यानुपृव्ये इन चारका जघन्य 
प्रदेशबन्ध पृथिवीतलपर करता है ॥२८१॥ आहारकयुगलका षष्ठ 
गुणस्थानवर्ती और तीर्थंकर त्था देवगतिचतुष्क इन छहका असंयतगुण- 
स्थानवर्ती जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ॥२८२। अपर्याप्तक एकेन्द्रियके 
छह हजार बारह क्षद्रभवोंमेंसे जो अन्तिम भवमें स्थित है तथा तीन 
मोड़ावाली विग्रह गतिके प्रथम मोड़ामें स्थित है ऐसा सुक्ष्म अपर्याप्तक 
साधारण सबसे अधम जीव, उपयुंक्त ग्यारह प्रकृतियोंमेंसे शेष बची उन 
एकसो नौ प्रकृतियोंका, जोकि संसाररूपी वनको पल्‍लवित करनेके लिये 
सेघके समान हैं, जचस्य प्रदेशाबन्ध करता है। इस प्रकार अन्य प्रन्थोंकी 
सहायतासे यह प्रदेशबन्ध संक्षेपसे संस्कृत-भाषामें कहा गया है ॥२८३- 
र्‌८५॥। 

इस प्रकार प्रदेशबन्ध पूर्ण हुआ । 


आगे बन्धके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चार भेदोंका 
वर्णन करनेके बाद अन्य प्रकारसे उसके भेद कहते हैं-- 
अनादिसादिमेदेन पुण्यपापविभेदतः । 
द्रव्यभावविभेदाद्या बन्धोज्यं भिद्यते द्विधा ॥२८६॥ 


सप्तमों मयूखः रष५ 


यह बन्ध अनादि और सादि, पुण्य और पाप तथा द्रव्य और भावके 
भेदसे दो प्रकार का है। अनादि कालसे जो बन्ध चला आ रहा है वह 
अनादि बन्ध कहलाता है। जो बन्ध कुछ समयके लिये उपरित्तन गुण- 
स्थानोंमें जानेके कारण रुक जाता है तथा पदचात्‌ पुनः प्रत्तिपात होनेसे 
नीचे आनेपर होने लगता है वह सादि बन्ध कहलाता है। सांसारिक सुख 
देनेवाली सातावेदनोीय आदि पुण्य प्रकृतियोंका बन्ध होना पृण्यबन्ध 
तथा नरकादि गतियोंका दुःख देनेवाला असातावेदनीय आदि पाप 
प्रकृतियोंका बन्ध होना पापबन्ध कहलाता है। ज्ञानावरणादि पौदूगलिक 
पिण्डका बन्ध होना द्रव्यबन्ध है तथा उसके कारणभूत आत्माके रागादि 
परिणाम भावबन्ध हैं ॥२८६॥ 
आगे.बन्ध ही दुःखका कारण है यह कहते हैं-- 
शिखरिणी छनन्‍्द 
८ चअआ 
यथा सिंहो नानाकठिननिगडबंद्धचरणः 
प्रचण्डायोदण्डाइरचितसदनावासनामित:. । 
चिरं दुःखं इ्डक्ते विविधविधिसंबद्धहृदय- 
स्तथा काये काराक्षवि बत वसन्‌ देहदिनिचयः |।२८७॥ 
अथे--अनेक प्रकारकी कठिन बेड़ियोंसे जिसके चरण बंधे हुए हैं, 
जो प्रचण्ड लोहदण्डोंस निर्मित घरमें निवासको प्राप्त है तथा विविध 
कमंबन्धोंस जिसका हृदय संबद्ध है ऐसा सिंह जिस प्रकार चिरकालसे 
दुःख भोगता है उसी प्रकार शरीररूपी कारागारमें निवास करता हुआ 
यह जीव खेद है कि चिरकालसे दुःख भोग रहा है |।॥२८७॥ 
वंशस्थ 
यथा पयोदालितिरोहितो रबि- 
हवकास्ति नो जातु निरुद्धदीधितिः । 
तथायमात्मापि निरुद्धचेतनो 


न शोभते कर्मकलापसंगत: ॥२८८॥ 
अर्थ---जिसप्रकार मेघमालाके द्वारा आच्छादित सूयंकिरणोंके रुक 
जानेसे कभी शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार कमंसमूहसे युक्त यह जीव 
चैतना--शानादि शक्तिके निरुद्ध हो जानेसे कभी-- संसार दक्षामें णोभाव- 
मान नही होता है ॥२८८॥। 


श्ष्द् सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


आगे सिंहकीअन्योक्तिके द्वारा आत्माके कतंव्य का निर्देश करते हैं-- 
मालिनी 
प्रखरनखरशस्त्रो द्धन्नवेतण्डगण्डो- 
दुगलितरुचिरम्॒क्ता मण्डलाकीण भूमे.। 
अयि नृप हरिणानां कि किमेवंविधस्त्वं 
हानुभवंसि निरन्तं दुःखसभारझग्रसू ॥२८९॥ 
कुरु कुरु पुरुषाथ मुथ्व म॒श्चाद्य तन्द्रां 
झटिति विकटराबे: प्रयारण्यमेतत्‌ । 
अचिरमिह भवेस्त्वं बन्धनाद्‌ विप्रम्म॒क्तो- 
हातुल्बलनिधानस्याद्य कि दुष्करं ते ॥२९०॥ 
अर्थ--अत्यन्त तीक्ष्ण नखरूपी शास्त्रोंके द्वारा विदीर्ण हाथियोंके 
गण्डस्थलसे निकले हुए सुन्दर मोतियोंके समूहसे जिसने पृथिवीको व्याप्त 
कर दिया है ऐसा हे मृगराज ! तू इस प्रकारका होता हुआ बहुत भारी 
अनन्त दुःखसमूहको क्यों भोग रहा है ? पुरुषा्थ कर, आज अपनी तन्‍द्रा 
को छोड़, शीघ्र ही विशाल गर्जनासे इस वनको भर दे, तू शीघ्र ही 
बन्धनसे मुक्त हो सकता है, निश्चयसे अतुल्य बलके स्थानस्वरूप तेरे लिये 


आज कठिन क्या है ? यहाँ सिहके माध्यमसे अनन्त बलके धारक भात्मा 
को संबोधित किया गया है ॥२८९-२९०॥ 


आगे प्रइनोत्तर की रीतिसे बच्धके कारणका कथन करते हैं-- 
शादूंलविक्रीडित 
भो स्वामिन्‌ किमय॑ जनो भववने दुःखं भरन्‌ आ्राम्यति 
सद्यः प्राह स कमंबन्धनिरतः कस्मात्‌ स संजायते । 
रागद्वेषवशादहो प्रभवतः कस्माद्‌ गुरो ताबपि 
लिष्टानिष्टविकल्पनात्तत इदं संसारमलं परम्‌ ॥२९१॥ 
अर्थ--शिष्य गृरुसे पूछता है--हे स्वामिन्‌ ! यह जीव दुःखको 
उठाता हुआ भववन--संसाररूपी अटवीमें क्‍यों घूम रहा है ? शीघ्र ही 
गुरुने कहा--कमंबन्धमें अत्यन्त लीन होनेसे | शिष्यने पूछा कि वह 
कमंबन्ध किस कारणसे होता है? गुरुने उत्तर दिया--रागद्वेषके वशसे। 
शिष्यने पुन- पूछा कि हे गुरुदेव ! वे रागह्?ेंष क्यों होते हैं ? गुऱने कहा-- 


सप्तमों मयूख: २५७ 


इष्ट और अनिष्टकी कल्पनासे। इस प्रकार यह इष्ट-अनिष्टकी कल्पना 
ही संसारका मूल कारण है। 
भावाथं--यह जीव मिथ्यात्वके उदयमें आत्माके सुखस्वभावकों 
भूलकर पर-पदार्थोसि सुख-दुःखकी प्राप्ति मानता है | जिससे वह सुख- 
की प्राप्ति समझता है उसे इष्ट मानने लगता है और जिससे दुःखकी 
प्राप्ति मानता है उसे अनिष्ट मानने लगता है। इस इष्ट-अनिष्टकी 
विपरीत कल्पनासे राग-द्वेषकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं राग-द्वेंषके 
वशीभूत्त होनेके कारण उस कर्मबन्धको प्राप्त होता है जिससे संसाररूपी 
अटवीमे भ्रमण करना पड़ रहा है। तात्पयं यह है कि यदि इस भवश्नरमणसे 
बचनेकी इच्छा है तो सर्वप्रथम आत्मस्वभावकी श्रद्धा करनी चाहिये 
ओर पदचात्‌ उस आत्मस्वभावको प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ करना 
चाहिये । जीवका यह पुरुषार्थ ही सम्यक्चा रित्र कहलाता है ॥२९१॥ 
इस प्रकार साम्यक्त्वचिन्तामणिमें बन्धतत्त्वका निरूपण करनेवाला 
सप्तम मयूख पूर्ण हुआ । 


ही] 


अष्टमो मयूखः 


अब अष्टम मयूखके प्रारम्भमें मज्भुलाचरण करते हुए तोर्थनायक श्री 
महावीर स्वामीका स्तवन करते हैं-- 
शादूंलविक्रिडित 
बीर; सोछ्च्र तनोतु मोदममितं भव्यात्मनां सन्त 
यस्य ज्ञानदिवेन्द्र दिव्यविपु लालोकेकखिलालोकने । 
नानाशलूशिखामणि: सुरमणिक्रीडाकदम्बोच्द्धितो5- 


प्याक्रान्तत्रिजगत्तलोइ्चलपतिमेंरु: स कीटायते ॥१॥ 
अर्थ--इस जगत्‌में वे महावीर भगवान्‌ निरन्तर भव्य जीवोंके अप- 
रिमित आनन्दको विस्तृत करें जिनके कि सबको प्रकाशित करनेवाले 
केवलज्ञानरूपी सूर्यके दिव्य तथा विज्ञाल प्रकाशके बीचमें इन्द्रकी 
क्रीड़ाओंसे समुन्नत, तीनों छोकोमें व्याप्त, नाना पव॑त्तोंका शिरमौर 
वह पव॑त्तराज सुमेरु पर्वत भी कीडाके समान जान पड़ता है। 
भावायं--जिनके विशाल-अनन्तानन्त अविभागश्नतिच्छेदोंसे युक्त 
केवलज्ञानमें एक लाख योजन ऊँचाई वाला सुमेरु पव॑त भो तुच्छ जान। 
पड़ता है वे महावीर भगवान्‌ भव्यात्माओंको आत्मिक सुख प्रदान करें ॥ १ 
आगे संबरतत्त्वका वर्णन किया जाता है । अतः सर्वप्रथम संवरका 
लक्षण लिखते है-- 


आल्रवस्य निरोधी या संवर: सो$मिधीयते | 


द्रव्य भाववि मेदेन से तु हेधा विभिय्यते ॥२॥ 
पृदूगलकमणां तत्रानास्रवर्ण द्रव्यसंबर: | 


तद्भेतुभावनाभावो5भिह्वितो भावसंवरः ॥।३॥ 
अर्थ--जों नवीन कर्मोके आख्रवका रुक जाना है वह संवर कहलाता 
है। वह संवर, द्रव्यसंवर और भावसंवरके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें 
पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मोंका आगमन रुक जाना द्रव्यसंचर है और 
उसके कारणभूत भावनाओंका जो सद्भाव है वह भावसंवर है ॥२-३॥ 
आगे सृंवरका भाहात्म्य कहते हैं-- 
सं बन्‍्धु; संवर: परम हितम्‌। 
संवरं निजरा | श्र 
नान्‍तरा संबरं लोके निजरा कार्यकारिणी ॥8॥ 


अध्टमो मयूलः | रथ 


अर्थ--लोकमें संवर ही उत्कृष्ट बन्धु हे और संवर ही उत्कृष्ट हित- 
कारी हें क्योंकि संवरके विना निजंरा कार्यकारी नहीं हे ॥॥। 
अब संवरके कारण कहते हैं-- 
आर्या 


गुप्तिसमितिधर्मानुप्रे्नापरिपदजयेश्च चारित्रे: । 
तपसा5पि संवरोड्सो भवतीति निरूपितं सद्धिः ॥७॥ 


अर्थ--गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहृजय, चारित्र और 
तपके द्वारा वह संवर होता हे ऐसा सत्पुरुषोंने कहा हे । यहाँ तपसे संवर 
और निजंरा दोनोंकी सिद्धि समझना चाहिये ॥५॥ 


आगे गुप्तिका लक्षण और भेंद कहते हैं-- 
मनसां वचसां किज्च कायानां च बिनिग्रह!। 
तिस्नस्तु गुप्तयस्तनत्र प्रोक्‍्ता: श्ज्ञायुतैजिने! ।॥६॥ 
अथं--मन, वचन और काय योगोंका सम्यक्‌ प्रकारसे निग्नह करना 
गुप्ति हे । केवलज्ञानरूप प्रज्ञासे युक्त जिनेन्द्र भगवानने इसके तीन भेद 
कहे हैं--१ मनोगुप्ति, २ वचनगुष्ति और ३ कायगुष्ति। इन सबका 
अर्थ स्पष्ट है ॥६॥ 
आगे समितिका व्याख्यान करते हैं-- 
ईयाभाषेषणादाननिश्षेपोत्सगस ज्ञिताः । 
एता; समितयः पर्च जिनचन्द्रनिरूपिता: ।।७।| 
अथे--ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सगं ये पाँच 
समितियाँ जिनेन्द्र भगवान्‌की कही हैं । 
भावारथ--सम्‌-प्रमादरहित इति-प्रवृत्तिको समिति कहते हैं। संसारी 
प्राणीकी प्रवृत्ति पाँच प्रकारकी ही होती है--१ चलना, २ बोलना, रे खाना, 
४ रखना-उठाना और ५ मलसूत्र छोड़ना | संसारके समस्त कार्य इन्हीं 
पाँचमें गर्भित हो जाते हैं। इन पांचोंके विषयमें प्रमादरहित होकर का्ये 
किया जाय तो ये ही पाँच समितियाँ हो जाती हैं । १ ईर्या--प्रमादरहित 
होकर चलना, २ भाषा--प्रमादरहित होकर हित-मित-प्रिय बचन बोलना, 
हे एबणा--प्रमादरहित होकर दिनमें.एकबार शुद्ध--निर्दोष आहार करना, 
४ आदाननिक्षेपण--प्रमादरहित होकर-देखभालकर किसी वस्तुको 
रखना-उठाना और ५ उत्सगं--प्रमादरहित होकर जीव?हिंत स्थानपर 
मलमृन्नादि छोड़ना ॥७॥| 


२६० सम्यक्त्थ-चिन्तामणि:ः 


आगे ईर्यासमित्तिका विस्तारसे वर्णन करते है-- 


रश्मिमालिकरस्पृष्टे जनसंचारमर्दिते । 
शष्पादिरहिते सक्ष्म-जन्तुजातविवर्जिते ॥८।॥ 
मार्गे युगमितां दृष्ट्वा पृथ्वीं सावहितो मवन्‌ । 
सहयाविमलखोतःपवित्रीकृतविष्टप: ॥९॥। 
त्रजनू प्रव्रजितस्वामी शान्तिपीयपसागरः । 
भण्यते मुनिभिजेंनेरीयासमितिधारकः ।।१०॥ 
प्रमादयोगमुज्क्षित्वा गच्छतीह महामुनौ | 
प्राणिनि प्नियमाणेडपि न पुनिस्तस्य घातकः ।|११॥ 
न वापि ग्रियतां जीवो प्रियतां वा निजेच्छया । 
सप्रमादी यतिस्तत्र पापात्मा मवति ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
गतः प्रमत्तयोगेन ग्राणानां व्यपरोपणस्‌ | 
हिंसन॑ भवतीत्येवं भाषितं पू्बदचरिभिः ॥१३॥ 
उक्तश्ब-- 
उच्चालिदम्हि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमंट्ठाणे । 
आवाधेज्ज कुलिंगो. मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥१॥ 
ण हि तस्म तण्णिमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिदो सभए। 
मुच्छापरिग्गही कत्ति य अज्ञप्पमाणदो भणिदों ॥२॥ 
मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पमदस्स णत्यि बंधों हिंसामित्तेण समिदस्स ॥३॥ 
अथं--सूयंकी किरणोरे स्पुष्ट, मनुष्योंके गसनसे मदित, घास आदिसे 
रहित और सूक्ष्मजीवोके समूहसे वर्जित मागमे युगप्रमाण भूमिको देखकर 
जो सावधान होते हुए चल रहे हैं, समीचान दयारूपी निर्मल निश्न॑रसे 
जिन्होंने जगत्‌को पवित्र कर दिया है तथा जो शान्तिरूपी अमृतके सागर 
है ऐसे मुनिराज, जेन मुनियोंके द्वारा ईर्यासमितिके धारक कहे जाते हैं । 
जब महामुनि प्रमादयोग छोड़कर चल रहे हैं तब जीवका घात हो जानेपर 
20083 जीवका घात करनेवाले नही होते हैं। इसके विपरीत मुनि 
मादसहित होकर चल रहे हैं तो जोव मरे अथवा निजेच्छासे न 


अष्टमी मयूख: २६१ 
मरे, मुनि निष्चिचत ही पापके भागी होते हूँ, क्योंकि प्रमत्तयोगसे प्राणोंका 
विधात होना हिंसा है, ऐसा पूर्वाचार्योने कहा है ॥८-१३॥ 

जैसा कि कहा गया है-- 
अर्थ--ईर्यासमितिसे चलनेवाले मुनिने चलते समय मागग॑मे अपना पेर 
ऊपर उठाया और इसी समय कोई क्षुद्रजीव उनके पेरका संयोग पाकर यदि 
मर जाता है तो उनके उस निमित्तसे होनेवाला सुक्ष्म बन्ध भी आगममें 
नहीं कहा गया है क्‍योंकि जिस प्रकार अध्यात्मदृष्टिसे मूच्छा--ममता- 
भावको ही परिग्रह कहा है उसी प्रकार यहाँ रागादिकी उत्पत्तिको ही 
हिसा कहा है। जीव मरे अथवा न मरे, अयत्नाचारपुृर्वक चलनेवाले 
मुनिके हिंसा निश्चित रूपसे होती है और जो यत्नाचारपुरंक ईर्यासमितिसे 
चल रहा है उसके हिसामात्रसे बन्ब नहीं होता है ॥१-३॥ 
आगे भाषासमितिका वर्णन करते है-- हि 
हित॑ मितं॑ प्रियं तथ्यं सबंसंशयनाशनम्‌ । 
वचन यस्य साधु: स भाषासमितिधारकः ॥१४॥ 
वंगस्थवृत्त 
अये रसक्षे कविसद्नसंस्तुते कथं परेषामहिते प्रवतंसे ! 
[पटक ८ 
हिते न ते स्याद्यदि वा प्रवतन प्रशमश्च दूरादहिते तथापि तत्‌ ॥|१५॥ 
यावता कायसिद्धिः स्यात्तावदेव निगद्यताम । 
शतेन कार्यनिष्पत्तो सहर्न कः सुधीस्त्यजेत्‌ ॥१६॥ 
४ मालिनी 
वदतु वदतु रम्यं स्वलोकश्रुतीनां 
न खलु मधुरवादे दृश्यते कापि हानिः | 
अपि जगति नराणां माधुरी भारतीनां 
नृपतिशतकसमेत्रीं हेलया संददाति ॥१७॥ 
अनुष्डुप्‌ 
सत्यमेव सदा ब्रद्दि प्राण: कण्टगतैरपि । 
न सत्यमन्तरा छोके प्रतिष्ठा प्राप्यते क्वचित्‌ ॥१८॥ 
आर्या 
वनितारदु भुजयुगलीवेल्लितदोलेव भारती यस्य | 
कुरुतें गतागतं वे कथं स रसनाफल लमते ॥१९॥ 


२६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


अनुष्ठुप्‌ 
समितौ प्रवतमानोष्यं मुनि! साधुष्वसाधुष । 
भाषाव्यवहृतिं कुर्यात्‌ हितं॑ चापि मितं वदेत्‌ ||२०॥ 
सत्यधमंधरः किन्तु. दीक्षितेष्वेव. मिक्षपु । 
तद्भक्तेष च धर्मस्य बृद्धथर्थ बहुक॑ बदेत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ--जिसके वचन हित, मित, प्रिय, सत्य और समस्त संशयको नष्ट 
करनेवाले होते हैं वह साधु भाषासमितिका धारक कहा जाता है ॥॥१४॥। 
रसना इन्द्रियको लक्ष्य कर ग्रन्थकार कहते हैं कि हे कविसमूहके द्वारा 
प्रशंसित रसना इन्द्रिय ! तू दूमरोंके अहितमे क्‍यों प्रवृत्ति करती है ? 
यदि तेरी हितमे प्रवृत्ति नही होती है तो अहितमे प्रवृत्तिको तो छोड़ । 
भावाथं--यदि किसीका हित नहीं कर सकती हें तो मत कर किन्तु 
अहित तो न कर ॥१५।। जितने वचनसे कार्यकी सिद्धि हो सकती है उतना 
ही बोलना चाहिये । जो कार्य सौ रुपयेमें सिद्ध हो सकता है उस कार्यके 
लिये हजार रुपये कौन बुद्धिमान्‌ खचे करता है ? ॥१६॥ समस्त मनुष्योंके 
कानोंके लिये रमणीय-आतनन्ददायक वचन बोलना चाहिये क्योंकि रम- 
णीय वचन बोलनेमे कोई हानि नहीं दिखाई देती । संसारमें वचनोंकी 
मधुरता अनायास ही सेकड़ों राजाओंकी सित्रता प्रदान करती है ॥१७॥ 
कण्ठगत प्राण होनेपर भी सदा सत्य ही बोलना चाहिये, क्‍योंकि सत्यके 
विना लोकमें कही भी प्रतिष्ठा प्राप्व नही होती है।।१८॥ स्त्रियोंके कोमल 
बाहुयुगलमे प्रेरित झूलाके समान जिसकी वाणी गतागत करती रहती है 
अर्थात्‌ स्थिर नहीं है वह रसना इन्द्रियके फलको केसे प्राप्त कर सकता 
हैं ॥१०॥ भाषासमितिमे प्रवृत्ति करनेवाला मुनि, साधु तथा साधुसे 
भिन्‍न अन्य लोगोंके साथ वार्तालाप कर सकता है परन्तु वार्तालापके समय 
उसे हिंत मित ही बोलना चाहिये ॥२०॥ परन्तु सत्यधर्मका धारक मुनि, 
दीक्षित साधुओं और उनके भक्तोंसे ही वार्तालाप करता हैं तथा धमकी 
वृद्धिके लिये अधिक भी बोल सकता है ॥२१॥ 
आगे एषणासमितिका निरूपण किया जाता है-- 


इदमोदारिक॑ देह न विना भोजनात्स्थिरम्‌ । 
भवेदते न देहान्मे मोक्षयात्राप्रवर्तनम्‌ ॥२२॥। 
एवं विचाय संशुद्धः क्ृतस्वाध्यायसंविधिः । 
प्रतिज्ञानेक्यसंपूर्ण: कृतमोनावलम्बनः ॥२३॥ 


अध्टमो मयूल: रद्३ 


मध्याहकालतः. पूर्व. नेत्रालोकितभूतलः । 
कलेवरं निज॑ निन्दन्‌ कर्मपाक॑ विचिन्तयन्‌ ॥२४॥ 
अन्तरायांसतथा . दोषबून्द॑ द्रात्परित्यजन | 
बिमलाचारसम्पन्नशावकब्॒तशालिना म्‌ ॥२५॥ 
एक द्वो चतुरस्त्रीन्‌ वा पश्च पट्‌ सप्त वा गृहान्‌ | 
गत्वा विद्युच्चमत्कारं॑ दशयन्‌ निजविग्रहम्‌ ॥२६॥ 
अव्यक्तस्चनां मुश्ननू याथ्चासंकेतद्रगः । 
नवधाविधिसंलामसम्भानिततपस्तति: ॥२७॥। 
सरसं नीरसं वापि स्निग्धं॑ वापि व्‌ कर्कशम । 
क्षारं वा मधुर वाष्याद्यारं स्थित्वेव भूतले ॥२८॥ 
पाणिम्यामेव . पात्राभ्यामेकवारं॑ दिवेव च। 
गृह्ान:. सर्वसंतोषी सर्वेमान्यों जगद्धितः ॥२९॥ 
प्रशान्तविग्रहेणेव मोक्षमाग निरूपयन्‌ । 
एपणासमितेमिंश्षर्धारकः संग्रचध्यते ॥३०॥ 


अर्थ--'यह ओऔदारिक शरीर भोजनके बिना स्थिर नही रह सकता 
ओर दारीरके बिना मेरी मोक्षयात्राकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती' ऐसा 
विचार कर जिसने शुद्धि ली है, जो स्वाध्यायकी विधिको पुृर्ण कर चुका 
है, वृत्तिपरिसंख्यान तपके लिए जो अनेक प्रकारको प्रतिज्ञाओंसे परिपूर्ण 
हैं, जो मौन धारण किये हुए हैं, मध्याहक्लकालसे पू॑ जो नेत्रोंसे पृथिवी- 
तलको अच्छी तरह देख रहा है, अपने शरीरकी निन्‍्दा करता हुआ जो 
कर्मोदयका विचार कर रहा है, बत्तीस अन्तराय तथा छयालीस दोषोंका 
जो दूरसे ही त्याग कर रहा है, निमंल आचारसे युक्त तथा श्रावकके 
ब्रतोंसे सुशोभित गुहस्थोंके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह अथवा सात 
घरों तक जाकर जो बिजलीकी कौंघके समान अपने शरीरको दिखाता 
है, जो अव्यक्त सूचनासे रहित है अर्थात्‌ खाँस या खकार कर अपने 
आतेकी कोई सूचना नहीं देता है, याचनासम्बन्धी संकेतोंसे दूर है, 
त्वधाभक्तिकी प्राप्तिसे जिसने तपःसमूहका गौरब बढ़ाया है, जो सरस, 
नोरस, स्तनिग्ध, रूक्ष, खारे अथवा मीठे आहारको पृथिबीत्तलपर खड़े 
होकर ही हस्तयुगलरूप पात्रके द्वारा दिनमें ही एक बार ग्रहण करता है, 


२६४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


सब प्रकारसे जो संतुष्ट है अर्थात्‌ आहारके मिलने, न मिलने अथवा 
अन्तरायके आ जानेपर भी जिसे असंतोष नहीं होता है, जो सर्व॑मान्‍्य है, 
जगतुका हितकारो है ओर प्रश्ञान्त शरी रके द्वारा ही मोक्षमार्गंका निरूपण 
कर रहा है ऐसा साधु एपगासमितिका धारक कहा जाता है । 


॥२२-३०॥ 
आगे मुनिको परगृह भोजन करनेमें दोष नहीं है, यह कहते हैं -- 
वशस्थ 
अलियंथा . पृष्पसमुहशोमिषु 
निकुश्लरज पु परागपद्ध तिम्‌ । 
समाददानः  किल पृष्पसंदते- 
नं दृश्यते पुष्पसम्‌हपीडकः ॥३ १॥ 
तथा मुनिः श्रावकमानुषादयं 
तदीयगेहेषु सुयोग्यभोजनम्‌ 
समाददानों न परस्य पीडको 
न हानिरत्रास्ति ततोथ्न्यभोजने ॥॥३२॥ 
स्वभोजनग्रासनिषक्तमानसो 
यथा प्रक्ृत्या सरलो गवां गणः 
न वीक्षते सुन्द्रमन्दिरावलीं 
न नेकभृषाचयभूषितां स्त्रियम्‌ ॥३३॥ 
तथा घुनिस्तेन गहस्थर्मान्दरे 
विचित्ररामारमणीय भूतले । 
ब्रजन्न दोषोच्चयदूषितः क्वचित्‌ 
प्रव्णिता जेनयतीन्द्रचन्दिरे: ॥३४॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अमर, पुष्पोंके समूहसे सुशोभित लतागहोंमें 
पुष्ससमूहसे वरागसमूहको ग्रहण करता हुआ पुष्पसमूहको पीड़ा पहुँचाने- 
वाला नही देखा जाता है उसी प्रकार यह मुनि लावकमनुष्योंसे उनके 
घरोंमे योग्य भोजनको ग्रहण करता हुआ दुसरेको पीड़ा पहुँचानवाला 
नही देखा जाता है अत: पुनिको दृक्षरेके घर भोजन करनेमे दोष नही 


अष्टमो मय स्तर: २६५ 


है । जिस प्रकार स्वभावसे सरल गरायोंका समूह अपने भोजनके ग्रासमें 
ही मन लगाता है। वह न सुन्दर भवनोंका समूह देखता है और न अनेक 
आभूषणोंसे सुशोभित स्त्नीकों देखता है । उसो प्रकार मुनि नाना प्रकारकी 
सुन्दर स्त्रियोंग सुशोभित गृहस्थके घरमे भात्र अपने पाणिपुटमें स्थित 
आहारपर मन लगाता है वह वहाँकी न तो साज-सजावटब) देखता है 
और न आहार देनेवाली स्त्रोको देखता है। अतः आहारके लिए 
परगृहमें जानेवाला मुनि दोषोंसे दुृषित नही होता ऐसे जेन मुनिराजोंने 
कहा है । 
भावाथं--एघणासमितिसे परगृहमें भोजन करनेवाला मुनि, 
मधुकरी, गोचरी, गतंप्रण, अक्षम्रक्षण और उदराग्निप्रशमन इन पाँच 
वृत्तियोंका पालन करता है । अतः उसके परगृहभोजन करनेमें आचारयोनि 
कोई दोष नहीं कहा है। वृत्तियोंका अर्थ उनके नामसे स्पष्ट है। 
॥३ १-३४।॥ 
अब आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहते हैं-- 
शानसंयमशोचानां साधनानि निरन्तरम्‌ | 
नेत्रयुग्मेम. संवीक्ष्य केकिपिच्छेन मार्जयन्‌ ॥३५॥ 
निक्षिपननाददानश्व॒ साधु: सद्भावशोभितः । 
उच्यते घारकस्तुय॑समितेमुंनिमण्डले: ॥३६॥ 
अथं--ज्ञान, संयम और शौचके उपकरणों शास्त्र, पीछी और 
कमण्डलको दोनों नेत्रोसे अच्छी तरह देखव-र तथा मयूरपिच्छसे माजंन 
कर जो रखता तथा उठाता है और समीचीन भाव--दयापरिणामसे 
सुशोभित है ऐसा साधु मुनिसमूह॒के द्वारा चतुर्थ समतिका धारक कहा 
जाता है ॥३५-३६॥ 


आगे व्युत्सगंसमित्तिका स्वरूप कहते है-- 
नि्जन्तु स्थानमालोक्य म्गस्त्रीषण्डबजितस्‌ । 
सिद्ठाणमलमूत्रस्लेष्मादिक॑. संत्यजन्‌ यतिः ॥३७॥ 
अयुक्तो5न वधानेन सदयाभावमण्डितः । 
ब्युस्सगंसमितेः प्रोक्ती घारको झुनिसत्तमें: ॥३८॥ 


अथं--्|वरहित तथा पशु, स्त्री और नपुंसकोंसे वजित स्थानकों 
देखकर जो नाक, मल, मूत्र तथा खकार आदिकों छोड़ता है, असाव- 


२६६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


घानीसे रहित है और उत्तम दयाभावसे सुशोभित है ऐसा साधु श्रेष्ठ 
मुनिवरोंके द्वारा व्यूत्सगंसमित्तिका धारक कहा गया है ॥३७-३८॥ 
आगे दश धर्मोका वर्णन करते हुए सर्वप्रथम उत्तम क्षमाका वर्णन 


कालुष्यस्य हानुत्पत्तिः सत्यपि क्रोधकारणे | 
क्षमा जिनेजितक्रोध-दानवेगंदितागमे ।।३९॥ 
क्षमते स्वशत्रणामपराधशतानि यः । 
सत्र शं वजत्येवय स नराः शत्रुभग्जनः |४०॥। 
क्षमाचिन्तामणिनित्यं बतंते. यस्य सन्निधी । 
त्रिलोक्यामपि कि तस्य दुलेभ॑ ब्रृहि बतंते ॥४१॥ 
यस्य पाणो क्षमाखड्डस्तीए्णधारों हि विद्यते। 
कि. कुयुस्तस्थ सैन्यानि श्त्रणां समराह्णणे ॥४२॥ 
पुरुष! शर्मशेत्यं यो निजचेतसि लिप्सति। 
कोपवेश्वानरज्वालां.. क्षमातोये; स वारयेत्‌ ॥४३॥ 
क्षमावमंपरीतोईस्ति. विग्रही. यस्य बेहिनः । 


कि. कुरवन्ति शरास्तस्यथ शत्रुसंघातमोचिताः ॥४४॥ 
आर्या 
अवगाहनमात्रेण परमानन्दप्रदं॑ शिव ददती । 
भागीरथीव विमला कलिमलसंहारिणी क्षमा जयति ॥४५॥ 
अविरलजनसंतापं द्रादेव क्षणेन वे जगताम्‌ | 
ज्योत्स्नेव संहरन्ती क्षमा विजयते पर लोके ।॥४६॥ 
उच्चलचपलतुरज्ञेमंत्तगजेन्द्रेमेटेयूत सेना । 
नालं यं च विजेतुं क्षमा क्षणार्धन तं जयति ।।४७॥ 


इन्द्रवच्रा 
या भव्यजीवान्‌ श्रुति भावुकानां 


सद्भ सविश्नीष सदा ब्रवीति। 
दुर्जेबजन्तून्‌ क्षणतों विजेतु- 
मह्दों क्षमां तामहमर्चयामि ॥४८॥ 


अंष्टमो मयूलः २६७ 


अर्थ--क्रोषका कारण रहते हुए भी कलृषता--क्रोधकी उत्पत्ति नहीं 
होना, इसे क्रोधषहूपी दानवकों जीतनेवाले जिनेन्द्र भगवावने आगममें 
क्षमा कहा है ॥३९॥ जो समस्त शरत्रुओंके सेकड़ों अपराधोंको क्षमा करता 
है वह शन्रुओंको नष्ट करनेवाला मनुष्य सवंत्र सुखको ही प्राप्त होता 
है ॥४०॥ जिस मनुष्यके पास निरन्तर क्षमारूपी चिन्तामणिरत्न रहता 
है तीनों लोकोंमें उसके लिए क्‍या दु्ंभ है ? कहो, अर्थात्‌ कुछ भी दुलंभ 
नहीं है ॥४१॥ जिसके हाथमें पेनी धारवाला क्षमारूपी क्ृपाण विद्यमात 
है, शत्रुओंकी सेनाएँ रणज्भणमें उसका क्या कर सकती हैं ? ॥४२॥ जो 
मनुष्य अपने मनमें शीतलतारूपी सुखको प्राप्त करना चाहता है उसे क्षमा- 
रूपी जलके द्वारा क्रोधरूपी अग्निको ज्वालाओंको झान्त करना चाहिये 
॥४३॥ जिसका शरीर क्षमारूपी कवचसे वेष्टित है, शन्रुसमूहके 
द्वारा छोड़े हुए बाण उसका क्‍या कर सकते हैं ।॥४४॥ जो अवगाहनमात्रसे 
परमानन्ददायक मोक्षको प्रदान करती है, गद्भाके समान निर्मल है और 
पापरूपी मैलका संहार करनेवाली है वह क्षमा जयवन्त है--सबसे 
उत्कृष्ट है ॥|४५।| जो जगत्‌के अविरल-व्यवधानरहित संतापको परमार्थंसे 
क्षणभरमें चाँदनीके समान नष्ट कर देती है ऐसी क्षमा लोकमे अतिशय 
श्रेष्ठ है ॥४६॥ उछलते हुए चज्चल घोड़ों, मदोन्मत्त हाथियों और 
योद्धाओंसे सहित सेना जिसे जीतनेके लिए समर्थ नहीं है, उस शत्रुको 
क्षमा आधे क्षणमें जीत लेती है ॥४७॥ जो भव्य जीवोंको पृथिवीतलूपर 
माताके समान सदा सुखका उपदेश देनेवाली है, तथा जो कठिनाईसे 
जीतने योग्य जन्तुओंको आधे क्षणमें जीत लेनेमें समथे है तथा दुर्जेय 
शत्रुओंको जो क्षणभरमें जोत लेतो है उस क्षमाकी में अर्चा करता हूँ ॥४८॥ 


आगे मादंबधमंका वर्णन करते हैं-- 


मृदोम॑त्यस्य यो मावो मादबः सोडमिधीयते । 
मादबमन्तरा मरत्यों लगते नेव मदलम ॥४९॥ 


मार्दवोब्यमलंकारो वतते  यस्य सन्निधी । 
तस्य प्रुषरत्नस्थ प्रवश्या म्रक्तिमानिनी ॥५०॥ 
मादवमण्डिते « मर्त्य प्रसीदन्‍्ति जगज्जनाः | 
विपुला कमा तेन जायते तस्य भूतले ॥५१॥ 


सम्यक्त्व-चिस्तामणि: 


आर्या 
खरतरखरकरविम्बोत्तलितमहस्रारचक्रचारेण | 
आयत्तीकृतसागरवासोवसुधस्य चकिरत्नस्य ॥५२॥। 
यत्राखवों ग्वों जातः खबः कनिष्ठसोदर्यात्‌ । 
तत्रान्येषां गयों न भवेत्‌ खब! किमत्र संत्रहि ॥७३॥ 


अनुष्ट॒प्‌ 
विद्याविभवयुक्‍ता5प्यहड्लारी जनतेश्वरः । 
दूरादेव जनैस्त्याज्यो मणियुक्तफणीन्द्र वत्‌ ॥५४॥ 
आर्या 


मृदुतानीकानिचयों नूनं यस्येद्द विद्यते पुंसः । 
तस्य भव। पाथोधिविंस्तीणोधपि च कियानस्ति ॥५५॥। 
मृदुतामुणपरिशोमितचित्ते प्रतिफलति भारती जेनी । 
दपंणतल हव विमले मरीचिमाला दिनेशस्य ॥॥९६॥ 
मार्दबघनाघनो$्यं मानदूवाग्निप्रदीप्तभवकक्षम्‌ । 
सर्रीतिवारिधारां म्रु#्चन्निमिषिण सान्त्वयति ।॥५७॥। 
इन्द्रवज्ञा 

सबंत्र सद्भावविशोमभानं 

मानच्युतौ जातमिहातिमानम्‌ । 
त॑ मार्दव॑ मानवधर्म मा्य- 

प्राथ्य प्रवन्दे शतधा प्रभकक्‍त्या ।५८।॥। 


अथे--मृदु--कीमरू--विनोत मनुष्यका जो भाव है वह मार्दव धर्म 


कहलाता है। मादंव धर्मके बिना मनुष्य मद्भलको प्राप्त नही होता है 
॥४९।। वहु मार्दवधमंरूपी आभूषण जिस मनुष्यके पास होता है मक्ति- 


खूपी 
भिल 


'त्रो उस श्रेष्ठ मनुष्यके बशीभूत होती है ॥५०॥ मादंवधर्मसे सुशो- 
सनुष्यपर जगत्‌के जीव प्रसन्न रहते हैं और उससे पृथ्वीतलपर उस 


मनुष्यको भारी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥५१॥ 


अटनन्‍्त रीक्षग सूर्यथिम्बके समान हजार अरवाले चक्ररत्नके संचारसे 


जिसने समुद्रान्त पृथिवीको बश कर लिया था ऐसे चक्रवर्ती--भरतका 


अष्टसो सयूख: २६९, 


महान्‌ गव॑ जहाँ छोटे भाईसे नष्ट हो गया वहाँ दूसरोंका गये नष्ट क्यों 
नहीं होगा ? कहो ।।५२-५३॥ जो राजा विद्याविभवसे युक्त होकर भी 
अहंकारी है वह मणियारे सपंके समान दूरसे छंड़ देनेके योग्य है ।।५४॥ 
इस जगतमें जिस पुरुषके समीप निरचयमे मार्दवधमंरूपी नौकाओंका 
समूह विद्यमान है उसके लिए संसाररूपी सागर बिस्तीण॑ होनेपर भी 
कितना है ? अर्थात्‌ बहुत छोटा है ॥५५॥ मादंबधमंरूपी गृणसे सुशोभित 
चित्तमें जिनवाणी उस प्रकार प्रतिफलित होती है जिस प्रकार कि निर्मल 
दर्षणतलमें सूर्यकी किरणावली प्रतिफलित होती है ॥५६।॥ यह मादंव 
धमंरूपी मेघ, उत्तम प्रीतिरूपी जलधाराकों छोरता हआ मानरूपी दावा- 
नलछसे जलते हुए संसाररूपी वनको निमेषमात्रमें शान्त कर देता 
है ॥॥५७॥ 
जो स्वंत्र--इृष्ट-अनिष्ट वस्तुओंमे समीची न भावसे शोभमान है, मान 
कषायका अभाव होनेपर जो उत्पन्न होता है, बहुत भारी सन्‍्मानसे सहित 
हैं और आय॑ मनुष्य जिसको प्रार्थना करते है--जिसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हैं उस मादंवधंको हम सेकड़ो प्रकारकी बहुत भारी 
भक्तिसे नमस्कार करते हैं ॥५८॥ 
आगे आजंबव धर्मंका वर्णन करते हैं-- 

ऋजोनरस्थ यो भाव आजंबः सोष्मिधीयते | 

आजवमन्तरा पुंसाँ न श्रेयःसन्निधिभवेत्‌ ॥५९॥ 

कमंबन्धाद्‌ विभीतो5स्ति यदि तन्म्ुझुच वक्रताम्‌। 

मनसो वक्रतबयं कम बन्धनकारणम्‌ ॥६०॥ 

मायाविषधरीदष्टमच्छिताखिलसंस तो । 


समुक्त वीर्वद्येन ह्याजबोइ्य॑ महोषधम्‌ ॥६१॥ 
आर्या 
भवपाथोधिभ्रमरी मायां मोक्‍्तुं समस्ति यदि ते धीः । 
आजवधमंसुपोतं. तश्॑विलम्ब॑ समालम्बय ॥६२॥ 
मायाशहूधुपू्रितचेतसि पुंसः सरस्वती जेनी। 
पादक्षतेमियेवादधाति पाद न कुत्रचिल्लोके ॥६३॥| 
पन्‍नगवेष्टितवित्त यथा न लाभाय कन्पते पुंसाम्‌ । 
मायाचारयुतस्य तथा न विद्या धनं चापि ॥६४॥ 


२७० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


मायापरिषत्पूरितचेतःसड्ढं छ्वाप्य धीः शुभ्रा । 
कालिन्दीजलतुलिता मलिना नििषेण संभवति ॥६५॥ 

अयमाज॑बः सुधर्मः कुरुते चेतःप्रसादमतिविमलूस । 
तेन च कर्मामावः क्षणेन संजायते लोके |६६॥ 

अयमाश्रितस्तु तेन श्वाजंबधर्मों जिनेन्द्रचन्द्रोकतः । 
तस्य न निविडे कुटिले भवकान्तारे परिभ्रमणम्‌ ।|६७॥| 

उपेन्द्रव्चा 
मनोवचःकायकदम्बकानां 
समानता यस्य समस्ति लक्ष्म । 
तमाजव॑ सन्ततमजनीयं 

यतीन्द्रपूज्यं परिपूजयाम: |॥६८॥ 
अथं--ऋजु-स रू मनुष्यका जो भाव है वह आजंव कहलाता है। 
आजंवके बिना पुरुषोंको कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती ॥॥५९॥ है प्राणित्‌ ! 
यदि तू कर्मंबन्धसे भयभीत है तो कुटिलताकों छोड़, क्योंकि यह मनकी 
कुटिलता ही कमंबन्धका कारण है ॥६०॥ यह समस्त संसार मायारूपी 
सर्पिणोके द्वारा डय्या जाकर मूच्छित हो रहा है, इसलिये भगवान्‌ महावीर 
रूपी वेद्यने यह आज॑वधमंरूपा उत्कृष्ट ओषधि कही है ॥६१॥ है जीव ! 
यदि तैरी बुद्धि संसाररूपी समुद्रकी भँवरको छोड़नेके लिये उत्सुक है तो 
शीघ्र ही आजंवधमंरूपी उत्तम जहाजका आलम्बन ग्रहण कर ॥६२॥ 
पुरुष ; मायारूपी कोलोसे भरे हुए चित्तमें जिनवाणी लोकमें कहीं भी 
चरणके घायल होनेके भयसे ही मानों चरण नहीं रखती है । भावाथ-- 
मायावो मनुष्यके हृदयमे जिनवाणीका प्रवेश नहीं होता है ॥६३॥ जिस 
प्रकार सपंसे वेष्टित धन पुरुषोंके लाभके लिये नहीं होता है उसी 
प्रकार मायाचारी मनुष्यकी विद्या और धन भी पुरुषोके लाभके लिये 
नही होता ॥६.॥ मायारूपी कीचड़से भरे हुए चित्तका सम्बन्ध पाकर 
निर्मल बुद्धि निमेषमात्रमे यमुनाके जलके समान मलिन हो जाती है 
॥६५॥ यह आजंव धर्म चित्तकी बहुत भारी निर्मलतासे युक्त प्रसन्नता 
करता है उस प्रसन्‍्नताके द्वारा जगत्‌मे शीघ्र ही कर्मोंका अभाव हो जाता 
है ॥६६॥ जिसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए इस आजं॑ब धमंका 


१, 'परिषत्कर्दमः पड: इति श्रनंजय: । 


अष्टमों मयूल: २७१ 


आश्रय लिया है उसका सघन तथा कुटिल संसाररूपी अटवोमें परिभ्रमण 
नहीं होता है ॥६७॥ मन, वचन, काय इन तीनोंके समूहकी समानता ही 
जिसका लक्षण है, जो निरन्तर अर्जन करनेके योग्य है और बड़े बड़े मुनि- 
राज जिसकी पूजा करते हैं उस आर्जव धर्मकी हम पूजा करते है ॥६८।॥॥ 


आगे शौचधमंका व्याख्यान करते हैं-- 


शिखरिणी 
शुर्चर्भावं शोचं निगद्तितरां सुरिनिचयों 
भवेल्लोभाभावे स च किल निजाधीनमनसाम्‌। 
ऋते शौचात्पुंसां न द्वि न हि भवेन्युक्तिवसति- 
होंजस्रं तत्तष्टया कलयतु जगच्छोचसुगुणम्‌ ॥६९॥ 


अनुष्टुप्‌ 
दुराशाशाकिनीग्रस्ते लोके दुलेलिते सति । 
सन्‍्तोष: परमो मन्त्र: शासितों जिनस्वरिभिः ॥७०॥ 
तवृष्णा हि वल्‍्लरी सेषा त्रिलोक्यां ततपल्लवा | 
सनन्‍्तोषण कुठारेण हन्यतां सुखलिप्सुभिः ॥७१॥ 
इन्द्रवच्रा 
सन्तोषमेक परिहाय छोकाः 
शैले बने व्योमनि भूमिमध्ये | 
अब्धो रणे वह्निचयेषपि वाष्यां 
प्राणाभिलाषाद विरता भ्रमन्ति |।|७२॥। 
आर्योा 
सन्तोषासततुष्टास्त्रिलोकराज्यं तृणाय मन्यन्ते । 
अपि भो कष्टसहलथां पतिता दु/खं लभन्ते न ॥७३॥। 
एकस्थेह करस्थं त्यक्तु वस्तु प्रवतते वाब्छा | 
हतरो गगननिषण्णं वाड्छति चन्द्र स्वसात्कतु मं ॥७४॥। 
अयमेंब शौचधर्मो श्ात्मबर्ल संददाति लोकानास्‌ । 
ग्रदेखिलकायकलापे निमित्तमां प्रमण्यते सक्धिः |।७५॥ 


२७२ सम्पक्त्थ-चिन्ताम्षणि: 


चित्त यस्य न वासः शौचगुणस्यास्ति भूलोके। 
सकलसुखानुप्रश्षी दीनतरोहसावितस्ततो भ्रमति ॥७६॥ 
चित्त परमपवित्र सकलकलानां कुलालयो भर्वात । 
दूषितहृदयावसथात्‌ कला विलीना मबन्ति ता एवं ॥७७॥ 
ड-द्रवतआ 

कस्यापि यत्राम्ति न काचिदिच्छा 

पावित्रवसं मन्दिर मिन्द्रवन्द्म्‌ | 
ते लोभलापे किल जातम्रात्म्यं 

धर्म सदा शौचमह नमामि ॥७८॥ 


अथे--शुचि मनुष्यका जो भाव है उसे आचार्योका समूह शौच कहता 
है। वह शौचधर्म लो .कऋषायके अभावमें प्रकट होता है। शौचधम्मंके 
बिना पुरुषोका मुत्तिमें तिवात नहीं हो सकता है, इसलिये जगतु निएचयसे 
संतोषपूवंक उत्तम शौच गुणको धारण करे ॥६९॥ जब यह लोक दुष्ट 
तृष्णारूपी पिद्ञाचीके द्वारा ग्रस्त होकर दुखो हो गया तब जैनाचार्योनि 
संतोषरूपी उत्तम मन्त्रका उपदेश दिया। भावाथं--संतोषके द्वारा ही 
तुष्णात जीतनेका मार्ग बताया ॥७०॥ तीन लछोकमें जिसके पल्‍लव फंले 
हुए हैं ऐसी इस तुष्णारूपी लताको सुखके इच्छुक मनुष्य संतोषरूपी 
कुल्हाड़ेके द्वारा नष्ट करें ॥७१॥ एक संतोषकों छोड़कर मनुष्य, प्राणोंको 
इच्छासे विरत होते हुए पहाड़मे, बनमे, आकाशमे, भूमितलमें, समुद्रमे, 
रणमे, अग्निसमूहम और वापिकाम भ्रमण करते हैं ॥७२॥ संतोषरूपी 
अमृतमे सतुष्ट मनुष्य तीन छोकके राज्यको भी तृणके समान तुच्छ मानते 
है और हजारों कष्टोमे पड़कर भो दुःखको नहीं प्राप्त होते हैं--दु :खों के 
बीच रहते हुए भी दुःखका अनुभव नहीं करते है ॥७३॥ इस जगत्‌में 
किसी एक मनुष्यकी इच्छा हाथमें स्थित वस्तुकों छोड़नेक लिये प्रवृत्त 
होती है और कोई दूसरा मनुष्य आकाशमे स्थित चन्द्रमाको भी अपने 
अत करनेकी इच्छा करता है। भावाथं--संतोषी मनुष्य समीपकी 
वस्तुवो छोड़ना चाहता है और असंतोषी मनुष्य, जिसके प्राप्त होनेकी 
संभावना तही है उस वस्तुको भी प्राप्त कर लेना चाहता है ॥७४॥ यह्‌ 
शौचधम ही मनुष्योके लिये वह आत्मबल देता है जो सत्पुरुषोंके द्वारा 
समस्त कार्यों ४ कलापमें प्रथम निमित्त कहा जाता है। भावाथे--अत्येक 
कार्यकी सिद्धिका मूल कारण आत्मबल है भोर उसकी प्राप्ति संतोषके 


अष्टमों मयूख: ह २७३ 


द्वारा होती है ॥७५॥ इस पृथिवीलोकपर जिस मनुष्यके चित्तमें शौचगुण- 
का निवास नहीं है वह अत्यन्त दान हो समस्त मनुष्योंकी ओर देखता 
हुआ इधर-उघर भ्रमण करता है ॥७६॥ परम पवित्र चित्त ही समस्त 
कलाओंका कुलूभवन होता हैं और दूषित्तहृदयरूपी घरसे वे ही कलाएं 
विलोन हो जाती हैं--नष्ट हो जातो हैं। भावाथं--संतोषी मनुष्यमें समस्त 
कालओंका निवास स्वयं होता है और असंतोषी मनुष्यकी समस्त कलाएँ 
स्वयं नष्ट हो जाती हैं ।७७॥॥ जिसमें किसी बस्तुकी कोई इच्छा नहीं है, 
जो पवित्रताका मन्दिर है, इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय है, लोभ कषायका 
अभाव हो जानेपर जो प्रकट होता है तथा आत्माक्रे लिये अत्यन्त हित- 
कारी है उस शौचधमंको में सदा नमस्कार करता हूँ ।७८॥ 


आगे सत्यधरंका वर्णन करते हैं-- 
आर्या 


असदमिधानत्याग: सत्यं संचक्ष्यते सुधीसड्घेः। 
अयमेव सत्यवादों निःशइू प्राणिनं कुरुते ॥७९॥ 
सत्येन नरो लोके घवलां विमलाप्रपैति सत्कीतिम | 
कीर्त्यां च मुदितचेता मवतीह निरन्तर नूनम्‌ ॥८०॥ 
सत्यादृते स कश्चिज्जगत्रसिद्धों बसु! क्षमापालः । 
अगमन्नरकागारं छाहों दुरस्‍न्तो सषावादः ॥८१॥ 
यश्चेक किलसत्यं पूर्ण संभाषते सदा लोकः । 
तेन हिंसादिपापात्‌ू कृता निवृत्तिह्य नायासात्‌ ॥८२॥ 
संसारसिन्धुतरणे सत्यं पोतायते चिर॑ पुसाम्‌। 
सत्येन बिना लोका धुवं ब्रुडन्तीह भवसिन्‍्धौ ॥८३॥ 
उपेन्द्रवज्त्रा 
कथब्चिदेतधदि सत्यतच्च 
भवेद्‌ विलुप्त जगतीतलाद भोः | 
तदा व्यवस्थाव्यवहारहीन 
क्षणन शीर्येतः जगत्‌ समस्तम्‌ ॥८8॥ 


२७४ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अनुष्टुप्‌ 
कायक्लेशकरेः किंम्बा तपोभिबहुमिः कृतेः । 
यदि सत्यस्य वासेन न स्वान्तं॑ सुरमीकृतम्‌ ॥८५७।॥ 


असत्यादिगरावेग-मुच्छालि जनचेतसि । 
नाल सुखेन सडख्भावाः क्षणं स्थातु भवन्ति हि ॥८६॥ 
आर्या 


सत्यहिमानीमण्डितनिखिलशरीरो5पवाददावाग्नी । 
लभते परमानन्द॑ तदितरजनदु्लंभ॑ छोके ॥८७॥। 
इन्द्रवजा 
सत्येन मुक्तिः सत्येन भ्रुक्तिः 
स्वरगेंईपि. सत्येन पदप्रसक्तिः । 
सत्यात्पर नास्ति यतः सुतस्त्व॑ 
सत्यं ततो नौमि सदा समक्ति: ॥८८॥ 


अर्थ--असदभिधान--असत्यकथनका त्याग करना विद्वज्जनोंके 
द्वारा सत्य कहा जाता है। यह सत्यधरममं ही प्राणीको निर्भय करता है । 
भावाथथ--असदमिधानके चार अर्थ है--(१) न सत्‌ असत्‌ तस्याभिधान 
अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तुका कथन करना यह अविद्यमान वस्तुको विद्यमान 
कहनेवाला असदु:ड्रावो नामका पहला असत्य है। (२) सत: अभिधानम्र्‌ 
सदभिधानं, न सदर्भिधानस्‌ असदभिधानम्‌ अर्थात्‌ विद्यमान बस्तुका 
कथन नहीं करना यह सदपलाप नामका दूसरा असत्य है। (३) ईषत्‌ 
सत्‌ असत्‌ तस्याभिधानम्‌ असद्िधानम्‌ अर्थात्‌ जो वस्तु तद्बप तो नहीं 
है किन्तु तत्सदृश है उसे असत्‌ कहते हैं। जेसे भार वहनकी समानताके 
कारण अश्वको वृषभ कहना। यह अन्यरूपाभिधान नामका तीसरा असत्य 
है और (४) सत प्रशस्तं, न सत्‌ असत्‌ अश्रशस्तमिति यावत्‌ तस्याभि- 
धानम्‌ असद्भिधानम्‌ अर्थात्‌ अप्रिय आदि अप्रशस्त वचन । यह अप्रिय- 
वचनादि चतुथं असत्य है। इन चारों प्रकारके असत्यका त्याग करना ही 
सत्यवचन कहलाता है। सत्यकथनसे मनुष्य सदा निर्भेय रहता है ॥७०॥ 
सत्यवचनसे ही मनुष्य लोकमे उज्ज्वल तथा निर्मल सुयशको प्राप्त 
होता है और सुयशके द्वारा निश्चित ही निरन्तर प्रसन्नचित्त 
रहता है ॥८०॥ सत्यवचनके विना वह जगत्पसिद्ध बसु राजा नरककों 


अष्टमो मयुख: २७५ 


प्राप्त हुआ | अहो ! असत्य वचनका फल बड़ा दुःखदायक होता है ॥८१॥ 
जो मनुष्य सदा एक सत्य वचनको हो पृर्णरूपसे बोलता है उसके द्वारा 
हिंसादि पापोंका त्याग अनायास हो जाता है ॥८२॥ सत्यधर्म, संसाररूपी 
समुद्रसे तैरनेके लिए पुरुषोंको चिरस्थायी जहाजके समान है । सत्यवचनके 
बिना मनुष्य निश्चित ही इस संत्तार-सागरमें डूब जाते हैं ।॥८३॥ 


यदि यह सत्यधर्म पुथिवीतलसे किसी प्रकार लुप्त हो जावे तो यह 
समस्त जगत्‌ व्यवस्था और व्यवहा रसे रहित होकर क्षणभरमें नष्ट-अष्ट 
हो जावेगा ॥८४॥ यदि हृदय सत्यधमंके निवाससे सुवासित्त नहीं है तो 
कायक्लेशको करनेवाले बहुत भारी तपोंके करनेसे क्या होनेवाला है ? 
अर्थात्‌ कुछ भो नहीं ॥८५॥ असत्यरूपी सपंविषके वेगसे मूच्छित मनुष्यके 
हृदयमें उत्तमभाव क्षणभरके लिए भो सुखसे निवास करनेमें समर्थ नहीं 
हैं ॥८६॥ जिसका समस्त शरीर सत्यधर्मरूपी बहुत भारी हिमसे सुझ्ोभित 
है वह जगत्‌में अपवादरूपी दावानलके बीच भी अन्यजन दुलंभ परमा- 
नन्‍्दको प्राप्त होता है ॥॥८७॥ 


सत्यसे ही मुक्ति होती है, सत्यसे ही भोगसम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, 
सत्यसे हो स्वर्गकी प्राप्ति होती है और जिस कारण सत्यसे बढ़कर दूसरा 
तत्त्व नही है इस कारण मैं भक्तिसहित सत्यधर्मको सदा नमस्कार 
करता हूँ ॥८८।॥ 


आगे संयमधर्मकां कथन करते हैं-- 

संयमी मनसोउक्षाणां बृत्ते: संयमनः मतः । 

प्राणीन्द्रविभेदेन स तु द्वेघा विभिद्यते ॥८९॥ 

भूजलानलवायनां तरूणां चरतां तथा | 

हिंसनादू विरति! प्राणिसंयमः पड़िवधों मतः ॥९०॥ 

इन्द्रियाणां. सचित्तानां. विषयेष्वश्रवर्तनम्‌ । 

इन्द्रियसंयमः प्रोक्तः पषोढ़ा कोविदसम्मतः ॥९१॥ 
आर्या 

द्वादशविध: स एवं मुक्त्ये मणितः सुसंयमः सद्धिः । 

ग़तसंयमो जनो5यं चिरं हिण्डते मवाट्वीमध्ये ।९२।॥ 


२७६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
दतविलम्बित 
विषयदानवमण्डलमण्डिते 
विविधदुःखचयं॑ सम्रुपाधिते । 
जगति दुले लिते सति संयमों 
ह्युदभवत्किल राममहीपतिः ॥९३॥ 
... रथोद्धता 
संयमो म्ुनिजनानुरञ्जनः संयमी भवरज:प्रभञज्जन:। 
संयमो निजद्वितस्य बोधकः संयमो निखिलकरम रोधकः।।९४॥। 
स्वागता 
संयमो यदि मवेनन जगत्यां प्राणिवर्गपरिरक्षणदक्ष: । 
तन्निगोदनरकादिनिवासे कः पतज्जनततति प्रतिरुन्ध्यात्‌।९५॥ 
आर्या 
संयमसहिता यतयः सुरनरपतिमिः सदा ग्रणम्यन्ते । 
अपि च लमन्तेअमृत्रामन्दानन्दस्य वे कन्दम्‌ ॥९६।॥ 
संयमिजनवरहदये दयासत्रवन्ती सदातना वहति। 
अविरलकलरवनिचयं कुर्वाणा प्रेमरसपूर्णा ॥९७।॥। 
वसन्ततिलका 
पट कायकायिपरिपालनसंग्रवीण- 
मक्षप्रसारहरणेषपि.. धुरीणमेतम्‌ । 
त॑ संयम सुरकदम्बकदुलेम॑ वे 
चित्ते दधामि सतत वरभक्तिभावात्‌ ॥९८॥।। 


अरथ--मन ओर इन्द्रियोंकी वृत्तिको रोकना संयम माना गया है। 
वह संयम प्राणिसंयम और इन्द्रियसंयमके मेदसे दो प्रकारका होता है 
॥८५९॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस जीवोंकी हिसासे 
विरक्‍्त होता छह प्रकारका प्राणिसयम माना गया है ॥९०॥ मनसहित 
पञ्च इन्द्रियोंका विषयोंमें प्रवृत्त नही होना छह प्रकारका इन्द्रियसंयम 
कहा गया है। यह इन्द्रियसंयम बिद्वज्जनोंको अतिश्य दृष्ट है ॥९१॥ इस 


अंष्टमो मूर्ख: ः २७७ 


प्रकार यह बारह प्रकारका संयम सत्पुरुषोंके द्वारा मुक्तिके लिए कहा 
गया है। संयमसे रहित यह मनुष्य संसाररूपी अटवीके मध्यमें चिरकाल 
तक म्रमण करता रहता है ॥९२॥ 

जब यह जगत्‌ विषयरूपी राक्षसोंके समूहसे दण्डित होता हुआ नाना 
दुःखोंके समूहको प्राप्त होकर अस्तव्यस्त--दुःखो हो गया तब संयमरूपो 
रामराजा निश्चयसे उत्पन्त हुए। भावार्थ--जिस प्रकार लोकप्रसिद्धिके 
अनुसार रामचन्द्रजाने राक्षतोंका नाश किया था उसो प्रकार संयम 
विषयोंका नाश करता है ॥।९३॥ संयम, मुनिजनोंको हृषित करनेवाला 
है | संयम, संसाररूपी धूलोकों उड़ानेके लिए प्रचण्ड वायु है। संयम, 
आत्महितको बतानेवाला है और संयम समस्त कर्मोंको रोकनेवाला है 
अर्थात्‌ संयम ही परम संवर है ॥९५४॥ यदि पृथिवोपर प्राणिसमूहको रक्षा 
व रनेमे समर्थ संयम नहीं होता तो निगोद और नरकादि गतियोंमे पड़ते 
हुए जनसमूहको कौन रोकता ? ॥९५।॥ संयमसे सहित मुनि इस लोकमें 
सदा देवेन्द्र और नरेनन्‍्द्रोंके द्वारा नमस्क्ृत होते हैं तथा परभवमें नियमसे 
बहुत भारी हषंके समूहको प्राप्त होते हैं ॥९६॥ संयमी मनुष्योंके हृदयमे 
प्रेमरससे परिपूर्ण दयारूपी नदी निरन्तर कलकल शब्दसमूहको करतो 
हुई निरन्तर बहती है ॥९७॥ 

जो छहकायके जीवोंकी रक्षा करनेमें अतिशय निपुण है, इन्द्रियोंका 
प्रसार रोकनेमें भी समर्थ है तथा देवसमूहको दुष्प्राप्य है उस संयमधमंको 
में उत्कृष्ट भक्तिभावसे सदा हृदयमें घारण करता हूँ ॥९८॥ 


आगे तपधर्मका वर्णन किया जाता है-- 


आर्या 
इच्छानां विनिरोधस्तपः प्रगीत॑ महर्षिसंघातेः । 
बाह्माभ्यन्तरमेदाद्‌ देधा तद मिद्यते सुनिभिः ॥९९॥ 
अनुष्दुप्‌ 
उपवासादिमभेदेन प्रायश्चित्तादिमेदतः । 
पोढा षोढा विभिश्रेते तपसी ते द्विघोदिते ॥१००॥ 
हुंएद. तपो महातत्त्य॑ मुनिनाथालुमोदितम्‌ । 
आखवत्कमंसंघातघातक मवनाशनम्‌ ॥१०१॥ 


२८ संम्यक्त्ब-चिन्तामणिः 


उपेन्द्रवज्रा 
प्रचण्डवैद्यानरमध्यछ्लीनं यथा विशुद्ध मवतीह भर । 
तथा तपोवह्िचयम्रतप्तो हाय निजात्मा भवति प्रशुद्ध१०२॥। 
आर्या 
उत्कटमनो5श्वरोधस्तपःखलीनेन जायते नियमात्‌ | 
उन्मस्तेन्द्रियदमनं तपोउन्तरा नेव जायते पुसाम्‌ ॥१०३॥ 
त्रिदिवे त्रिदिवरमाभी रन्‍्तु साक॑ समस्ति यदि ते धीः । 
एक तपसामुपचयमुपचिनुहि निरन्तरं तदू भोः ॥१०४॥ 


मक्तिरमावरसज्भमनोत्क॑ चेतो हि वर्तते यदि ते। 
तहांविलम्ब॑तपसां सदघं रत्नानि संचिनुद्दि ॥१०५॥ 
तीत्रं तपःप्रभावं दृष्ट्णा जैनेतरे जना जेनाः। 
जायन्ते जगतीह क्षणन जेनत्वसंपन्‍ना: ॥१०६॥ 
प्राइषि वज्ञाघातेगिरिशिसराणीव कर्मशिखराणि । 
पुसां तपोभिरत्र क्षणन चुूर्णानि जायन्ते ॥१०७॥ 
उपजाति 
इच्छानिरोध: खलु॒ यस्य लक्ष्म 
सबंत्र  संव्यापकमस्ति तसय | 
ध्यानादिभिन्‍नतस्यथ हतश्रम॒स्य 
सदा हृदाई तपसः स्मरामि ॥१०८।। 
अर्थ--इच्छाओंके ढक जानेको महृषियोंके समूहने तप कहा है। वह 
तप बाह्य और आप्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है ॥९५॥। वे दोनों प्रकारके 
तप उपवासादिके भेदसे और प्रायश्चित्तादिके भेदसे छह छह प्रकारके 
कहे गये हैं। भावार्थ - बाह्य तपके उपवास, अवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायकलेशके भेदसे छह भेद हैं तथा 
आभ्यन्तर तपके प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं और 


ध्यानके मेदसे छह भेद हैं ।|१००॥ मुनिराजोंके द्वारा अनुमोदित यह तप- 
रूपी महातत्त्व, आनेवाले कमंसमूहको रोकनेवाला तथा संसारका नाश 


अष्टंमो मयूख: २७६, 
करने बाला है। भावाथ्थ--तपके प्रभावसे हो नवीन कर्मोका आख्रव रुकता 
है और सत्तामें स्थित कर्मोकी निजंरा होती है जिससे संसार-भ्रमण दूर 
होता है ॥१०१॥ जिस प्रकार प्रचण्ड अग्निके बीच पड़ा हुआ स्वर्ण शुद्ध 
होता है उसी प्रकार तपरूपी अग्निके द्वारा संतप्त हुआ अपना आत्मा छुद्ध 
हो जाता है ॥१०२॥ अत्यन्त चञ्चलूू मनरूपी अइबका दमन, तपरूपी 
लगामके द्वारा नियमसे होता है तथा मनुष्योंकी उन्मत्त इन्द्रियोंका दमन 
तपके बिना नहीं होता है।।१०३॥ है आत्मन्‌ ! स्वर्गमें देवाद्भुनाओंके 
साथ रमण करनेकी यदि तेरी बुद्धि है तो निरन्तर एक तपका ही संचय 
करो । भावार्थ--तपके कालमें यदि इस जीवकी सराग परिणति रहती है 
तो उसके फलस्वरूप स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है।।१०४॥ है आत्मन्‌ ! यदि 
तेरा मन मुक्तिलक्ष्मीके साथ संगम करनेमें उत्कण्ठित है तो तू गीघ्र ही 
तपके समूहरूपी रत्नोंका संचय कर । भावार्थ--वीतराग परिणतिके साथ 
क्रिया हुआ तप मुक्तिका कारण है ॥१०५॥ जगतमें तपके तीत्र प्रभावको 
देख कर जैनेतर लोग क्षणभरमें जेनत्वसे युक्त हो जाते हैं ॥१०६॥ जिस 
प्रकार वर्षाऋतुमें वज्ञके पड़नेसे प्वतोंके शिखर चर-चर हो जाते हैं 
उसी प्रकार तपोंके द्वारा पुरुषोंके कमं चूर-चूर हो जाते है ॥१०७॥ 


निश्चयसे इच्छाओंका निरोध करना ही जिसका सवंत्र व्यापक लक्षण 
है, जिसके ध्यान आदि अनेक भेद है और संसारसम्बन्धी खेदको नष्ट 
करनेवाला है उस तपोधर्मका मैं हृदयसे सदा स्मरण करता हूँ ॥१०८॥ 


आगे त्यागधर्मका वर्णन करते हैं-- 
द आर्या 
सद्भाजनेषु भक्त्या योग्यपदार्थ प्रदानमिद्द यत्तत्‌ । 
त्यागों भणितों प्लुनिभिनिंजपरकल्याणकन्दाय ||१०९॥ 
आहारामयबोधोषधिप्र भेदेन भिद्यते स पुनः । 
त्यागशचतुः प्रकार: श्रेयःसम्पत्तिसंहेतुः | ११०॥ 
चतुविधाहारों यस्तपस्विनिचयाय दीयते भकत्या । 
आहारत्यागोप्सो यतिपतिभि:ः शस्यते बहुशः ॥॥१११॥ 


प्रवचनपरभ्रसारेबंहूपकारं करोति कि छोके | 
णकः प्रबीणभिक्षु निंजयोग्याहरमादाय ॥११२॥ 


२८० संभ्यक्त्व-चिस्तामणिः 


विषवेदनरक्तक्षयशस्त्र ग्रहणसं क्लेशेन | 

नश्यस्प्राणिसुरक्षाइमयदानमिहोच्यते मुनिभिः ॥११३॥ 

काञ्चनगिरिसमकाश्चनदानसमर्जितसुपुण्यमान हि ! 

एकप्राणिसुरक्षाजनितसुकृतमानतो हीनम्‌ ॥११४। 

सूचीधुखदु भेंच्ध्वान्तविकोचनजगज्जनानां. च। 

सदबोधदिव्य भानुप्रकाशदानं ठृतीयदानं स्थात्‌ ॥११७। 

अयि भो जगतां देहि ज्ञानमनन्तं निरन्तरं सद्यः । 

ज्ञानमिदमेकमेव भवसागरतरणसंतरणि: ॥ ११६। 

इवासादिवेदनाचयदुःखितवपुषां निरन्तरं पुसाम्‌ | 

योग्यचिकित्सादानञ्चोषघदान प्रचश््यते सद्धि! ॥११७। 

ओऔषधदानमहिम्ना नीरोगो मवति देहिनां देह: । 

नीरोगत्वे वपुषा धमंस्याराधनं भवति सुलमम्‌ ।११८। 
मेघान्योक्ति: 

हंहो गुणघर जलघर ह्नन्यशरणं विहाय सारड्भम्‌ | 

बपसि भूधरशिखरे पयोधिपूरे च कि नित्यम्‌ ॥११९। 

किमिति कठोरं गजंसि वर्षस सलिलस्य शीकर वे । 

मा मा वर्षम्भोघर त्यजतु कठोरं तु गर्जनः सद्य! |[१२०। 
समुद्रान्योक्ति: 

तृष्णादानवपीडितविपद्य मानं नर पुरो दृष्ट्वा । 

जलधे चपलतरझ्वेविन, मानो न लज्जसे कस्मात्‌ १२१ 
चन्दनपा दपान्योकवित: 

हंहो मलयज ! मुले सदा निषण्णान भ्ुजज्डमाम्वारय । 

येन तव सुरभिसारं भोक्‍तु शकनोंतु जगदेतत्‌ ॥॥१२२। 
रोहणगियंन्योक्ति: 

मा कुरु मा कुरु शोक॑ रत्नसमहव्ययेन हे रोहण । 

झगिति पयोधररावो दास्यति रत्नानि ते बहुशः ॥१२३। 


अष्टमो मयूर्ख: श्टरे 
खज रव॒क्षान्पोक्ति: 
रे खज्रानोकह ! किमेवम्त्तइमानमुद्द॒हसि । 
छायापि ते न भोग्या पान्थानां कि फलेर भि: ॥१२४॥ 
शाह्यन्योक्षित: 
अत्यल्पतानिमित्ताच्छाले शाखिन्‌ नु खिद्यसे कस्मात्‌ । 
जीवितजगज्जनोच्च त्वमेव धन्य: समस्तभूभागे ।॥|१२५॥ 


इन्द्रवच्ाा 
त्यागं बिना नेव भवेन्नु मुक्ति- 
स्त्यागादुते नास्ति द्वितस्य पन्‍्थाः । 
त्यागो हि लोकोंत्तरमस्ति तन्च 
यस्मात्ततो5हं किल त॑ नमामि ॥१२६॥ 


अर्थं--उत्तम पात्रोंमें भक्तिपूवंक जो योग्य पदार्थ दिया जाता है 
उसे मुनियोंने त्यागधर्म कहा है। यह त्याग धर्म ₹-परकल्याणका मूल 
कारण है ॥१०९॥ वह त्याग आहार, अभय, ज्ञान और औषधके भेदसे 
चार प्रकारका होता है। यह चारों प्रकारका दान कल्याणप्राप्तिका उत्तम 
हेतु है ॥११०॥ मुनिसमूहके लिये भक्तिपूर्वक जो चार प्रकारका आहार 
दिया जाता है वह आहारदान है। मुनिराजोंके द्वारा यह दान बहुत ही 
प्रशंसनीय कहा गयाहै ॥१११॥ एक उत्तम साधु अपने योग्य आहार लेकर 
प्रवचन-जिनागमके उत्कृष्ट प्रसारके द्वारा लोकमें बहुत जीवोंका उपकार 
करता है ॥११२॥ विष, वेदना, रकतक्षय, शस्त्रग्रहण तथा अन्य संक्लेश- 
भावके कारण नष्ट होते हुए प्राणियोंकी रक्षा करना, मुनियों द्वारा अभय 
दान कहा जाता है ॥११३॥ परमाथंसे विचार किया जाय तो मेरु प्व॑तके 
बराबर सुवर्णदानसे उत्पन्न पुण्यका प्रमाण, एक प्राणीकी सुरक्षासे उत्पन्न 
पुण्यके प्रमाणसे हीन है ॥११४॥ सूचीके अग्रभागसे दुर्भेयय अज्ञानान्धका रसे 
अन्धे जगत्‌के जीवोंको सम्यग्ज्ञानरूपी दिव्य सूर्यका प्रकाश देना तृतीय 
दान--ज्ञानदान है ॥११५॥ है भव्य प्राणियों ! जगत्‌के जीवोंके लिये 
निरन्तर शीघ्र ही ज्ञानदान देओ, क्योंकि थह एक ज्ञान ही संसार- 
सागरसे तारनेके लिये उत्तम नौका स्वरूप है ॥११६॥ श्वास आदिकी 
वेदनासे जिनका शरीर पीडित हो रहा है ऐसे मनुष्योंके लिये योग्य ओषध 


२८२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


प्रदान करना सत्पुरुषोंके द्वारा औषधदान कहा जाता है ॥११७॥ ओषध॑- 
दानकी महिमासे जोवोंका शरीर नीरोग होता है और शरीरकी नीरो- 
गता होने पर धर्ंकी आराधना सुलभ होती है ॥११८॥ 

आगे दानके प्रसड्भमें अन्योक्तियों द्वारा उचित शिक्षा देते हैं-- 

कुछ दाता दान देते समय योग्य व्यक्तिका विचार न कर आव- 
इयकतासे रहित व्यक्तिके लिये दान देते हैं तथा कितने हो लोग कुबचन 
सुनानेके बाद भी दान नही देते हैं उन्हें संबोधित करनेके लिये अन्योक्तिके 
रूपमे मेघसे कहा जा रहा है कि हे गुणोको धारण करनेवाले मेघ ! तुम, 
जिसका अन्य सहारा नहों है ऐवे चातककों छोड़कर पर्वतके शिखर अ।र 
समुद्रके पूरमें निरन्तर क्‍यों बरसते हो ? यहाँ बरसनेमे क्या उपयोगिता 
है। और है मेत्र | तुम कठोर गर्जना क्यों करते ही ? पानीका एक कण 
भो बरसाते नही केवल कठोर ग्जना क्यों करते हो ? अच्छा हो कि बरसें 
नही किन्तु कठोर गजं"ा तो झोप्र छोड़ दो ॥११९-१२०॥ 

कितने ही लोग अपने आगे धनाभावसे नष्ट होते हुए मनुष्यको 
देख कर भी तृष्णाके वशीभूत हो उसे कुछ देते नहीं हैं किन्तु अपनों 
धनिकनाका अहंकार करते हैं। उन्हें संबोधित करते हुए समुद्रकी अन्यो- 
क्तिसे कहते हैं-हे समुद्र ! अपने आगे प्यासरूपी दानकके द्वारा पीडित 
होकर मरते हुए मनुष्यकों देखकर अपनी चज्चल लहरोसे . नाचते हुए 
लज्जित क्यों नहीं होते हो ॥१२१॥ 

कितने ही दाताओके पास दुष्ट मनुष्य रहते है जिनके कारण सज्जन 
पुरुष उनके समीप नही पहुँच पाते, ऐसे लोगोंको संबोधित करते हुए 
चन्दन वृक्षकी अन्योक्तिस कहते है--हे चन्दन वृक्ष ! तुम अपने मूलमें 
बैठे हुए साँपोंको दुर करो जिससे यह जगत्‌ तुम्हारी श्रेष्ठ सुगन्धका 
उपभोग करनेके लिये समर्थ हो सके ॥१२२॥ 

कितने ही लोग दान देकर यह्‌ खेद करते हैं कि हमारे पास धनको 
कमी हो गई । उन्हें राहणग रिकी अन्योक्तिसे संबोधित करते हैं । संस्कृत 
साहित्यमे एक ऐसे रोहणगिरिका वर्णव आता है कि जिसमे मेघकी 
गर्जनासे नये नये रत्न उत्पन्न होते रहते है--हे रोहणगिरि ! रत्नसमूहके 
व्यय होनेसे शोक मत करो, शोक मत करो, क्योंकि मेघकी गजंना तुम्हें 
शीघ्र ही बहुत रत्न देगी ॥१२३॥ 

कितने ही लोग सम्पत्तिशाली होने पर भी कभी किसीका उपकार 
नहों करते | उन्हें संबोधित करनेके लिये खजूर वृक्षकी अन्योक्ति कहते 


अष्टमो मूल: २८३६ 


हैं--हे खजूरके वृक्ष ! तुम इस प्रकार ऊँचे होनेका अहंकार क्‍यों करते 
हो ? क्‍योंकि तेरी छाया भी पथिक जनोंके उपभोगके योग्य नहीं है फिर 
ऊँचाई पर लगे हुए इन फलोंसे क्या होगा ? अर्थात्‌ तैरी न छाया किसीके 
काम आती है और न फल काम आते हैं ॥१२४॥ 


कितने ही लोग शक्तिवाले होनेसे सदा खिन्‍्न रहते हैं कि हमारे 
प.स दानके लिये पुष्कक धन नहों है। उन्हें धान्यके पोधेकी अन्योक्तिसे 
संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धान्यके पौधे ! मेरे पास अत्यन्त अल्प- 
साधन है ऐसा विचार कर तू खिन्‍न क्‍यों हो रहा है ? तू तो अत्यन्त 
छोटा होकर भी जगत्‌के जीवोंको जीवित रख रहा है और इस कारण 
समस्त पृथिवीतऊ पर एक तू ही धन्य है ॥॥१२५॥ 
त्यागधर्ंका उपसंहार करते हुए कहते हैं--कि त्यागके बिना मुक्ति 
नहीं होती, त्यागके बिना हितका मार्ग नहीं है और यतश्च त्याग ही 
लोकोत्त र--अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म है अतः उसे में नमस्कार करता हूँ ॥१२६॥ 
आगे आकिज्चन्य धर्मका वर्णन करते हैं-- 
यस्य किश्वन नास्तीहाकिश्ननः स जनो मतः । 
तस्य भावों भवेन्नुनमाकिश्चन्यं मुनिश्रियम्‌ ||१२७।॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
परिग्रहो5्यं द्िविधः. समुकतों 
बाह्यस्तथाभ्यन्तरसंगतकच । 
बाह्यस्य मोक्षेण न तत्र लाभो 
बाह्ेतरं तेन विमुश्व॒पूबंम्‌ ॥१२८॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
परिग्रहग्राहनिपीडितो जन: 
क्वचिज्जगत्यां लभते न मज्जलम्‌ । 
अतो. महामड्भलसड्डलिप्सुमि- 
विंहीयतामेष परिग्रहग्रहः ॥१२९॥ 
अहो पहल व्योमचरविंद्यसि | 
पयइ्चरवारिण.. भुमिगोचरेः । 


३८४ 


सम्यक्त्व-नचिन्तामणि: 


भश्रवीह नित्यं परिभ्रुज्यते यथा 

तथा धनी सबंजनेइ्च सबंतः ॥१३०॥ 
भवेत्तवेच्छा यदि मुक्तिमानिनी- 

मुखक्षपानाथमिहेव वीक्षितुम्‌ । 
विमुश्च तां तहिं सुमुस्छिंकां प्रियां 

यतो अ्म्यस्तन्यासहिताः प्रिया भवे ॥१३१॥ 
अकिञ्चनत्वोपयुतास्तपस्विन: 

सुतोषपीयूषपयोधिमध्यगाः | 
वने ग्रहे शेलूचये सरित्पतो 

समाप्नुवन्स्येव निजात्मजं सुखम्‌ ।|१३२॥ 
सहस्रमध्ये समुदारधोषणा- 

मिर्मां समक्ष प्रतिपतक्षिणां ब्र॒ुवे | 
परिग्रहो नेब जनस्थ चेद्भवेत्‌ 

न तहांयं दुःखलबं॑ लमेत वें ॥१३३॥ 
यथा प्रवातोज््वित्मध्यभूमी 

मसध्याहकाले तरवः समस्ताः । 
निजस्वरूपे. छचला. भवन्ति 

तथा जना: सब्नसमहह्दीनाः ॥१३४॥ 
इति स्थिते पण्डितमानिनो नराः 

परिग्रहे चाप सखुखं दिशन्ति ये । 
कथं न ते नाम विषेण संगतं 

गदन्ति दृग्धं॑ बहुजीविकारणम्‌ ॥।१३५७॥ 

उपजाति 

आत्मानमेत॑ परितः प्रभावाद 

गृद्वाति यस्माद्धि परिग्रहोई्यम्‌ । 


अष्टसो मयूखः २८५ 


तस्मादरई त॑ परिसुच्य पूर्ण- 
मकिश्वनत्व॑ मनसा स्मरामः ॥१३६॥ 
अर्थ--इस संसारमें जिसके पास कुछ नही है वह मनुष्य अकिव्चन 
माना गया है! अकिञ्चनका जो भाव है निश्चयसे वह आकिअऊचन्य 
कहलाता है । यह आकिज्चन्य मुनियोंको प्रिय है ॥१२७॥ यह परिग्रह दो 
प्रकारका कहा गया है--१ बाह्य और २ आशभ्यन्तर । इनमे मात्र बाह्य 
परिग्रहके त्यागसे लाभ नहीं होता, इसलिये पहले आभ्यन्तर परियप्रह छोड़ो 
॥१२८॥ परिग्रहकी चपेटसे पीड़ित हुआ मनुष्य पृथिवी पर कहीं भी 
मज़ुल-सुख-चे नको प्राप्त नहीं होता, इसलिये महामड्भलके समागमकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषोंको यह परिग्रहरूपी पिशाच छोड़ देना चाहिये 
॥१२९॥ अहो ! जिस प्रकार मांस आकाशमे पक्षियोके द्वारा, जलमें जल- 
चरोंके द्वारा और भूमिमें भूमिगोचरोंके द्वारा निरन्तर परिभुक्त होता है 
उसी प्रकार धनी--परिग्रहयुक्त मनुष्य सत्र सभी जनोंके द्वारा परिभुक्त 
होता है ॥१३०॥ है भव्य प्राणी | यदि तेरी इसी लोकमें मुक्तिरूपी 
स्त्रीका मुखचन्द्र देखनेकी इच्छा है तो मूरच्छा--ममतारूपो प्रियाको 
छोड़ दिया जाय, क्योंकि जगतूमें स्त्रियाँ ईष्यासि सहित होती हैं ॥१३९१॥ 
आकिज्चन्य धमंसे सहित तथा संतोषरूपी सुधा-सागरके मध्य अव- 
गाहन करनेवाले तपस्वो वनमें, घरमें, पर्वततोंके समूहमे और समुद्रमें 
स्वकीय आत्मासे समुत्पन्न सुखको नियमसे प्राप्त करते हैं ॥१३२॥ मैं 
हजारों मनुष्योंके बीच प्रतिपक्षी जनोंके सामने यह जोरदार घोषणा करता 
हूँ कि यदि मनृष्यके पास परिग्रह नहीं होता तो वह निश्चयसे दुःखके 
अशको भो प्राप्त नहीं होता है ॥१३३॥। जिस प्रकार मध्याह्न कालमें 
जोरदार वायुसे रहित मध्य भूमिमें स्थित समस्त वृक्ष अपने स्वरूपमें स्थिर 
रहते हैं उसी प्रकार परिग्रहके समूहसे रहित मनुष्य स्वरूपमें स्थिर 
रहते है ॥१३४॥ इस प्रकारका निर्णय होने पर जो अपने आपको 
ज्ञानी माननेवाले पुरुष परिग्रहमें भी सुख बताते है वे विष मिश्रित दुधको 
दीघेकाल तक जीवित रहनेका कारण क्‍यों नही कहते ॥१३५॥ जिस 
कारण यह परिग्रह अपने प्रभावसे जीवको सब ओरसे पकड़ लेता है उस 
कारण हा परिग्रहको शीघ्र ही छोड़ कर पूर्ण आकिअ्चचन्य धर्मका स्मरण 
करते हैं ॥१३६॥ 
आगे ब्रह्मचयं धर्ंका वर्णन करते हैं-- 
दरादेव सम्ुज्ित्य नारीं संसारवधिनीय । 


न्क्षण  चरयते यत्तद्‌ ब्रह्मचय सद्रच्यते ॥१३७॥ 


२८६ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


नारीमात्रपरित्यागी निखिलब्रह्म चयवान्‌ । 
स्वस्त्रीसन्तोषमापननो देशतो बह्मचरय॑वान्‌ ॥१३८॥ 
मुक्तिस्त्रीग्रीतिसंप्राप्ये. मनीषा यदि वतते। 
तहि त्यज झगित्येव नारीं व्रतविदृषिकाम ॥१३९॥ 
ब्रक्षययस्य सम्प्राप््ये भामिनीममिधावतः । 
खेतसो गतिमारुध्य स्वात्मध्यानपरो भव ॥१४०॥ 
दुःशीलजनसंसग॑ कापथस्य प्रवतंकम्‌ । 
त्यजब्रक्मव्रतप्राप्या अहिसद्भधमिव इुतम्‌ ॥१४१॥ 
स्रग्धरा 
चित्त संबुध्य पण्ठं ह्मनुनयनिपुण प्रेषितं मानिनीषु 
कष्टं भो तत्तु तत्रानवरतमखिलास्वेव सकते समासीत्‌ । 
हंह्ो प्रज्ञापतीनां प्रवर तव मतेः पाणिने विश्रमः को 
येन त्वं मत्यरूपे मनसि दिशसि हा सन्ततं पण्ठभावम्‌ । १४२॥ 
त्यक्त्वेक॑ बक्मचय जगति ननु जना राजयश्ष्मादिवाधां 
क्षोणीपाले: प्रदर्तं कठिनतरमहादण्डनं लोकनिन्दाम्‌ । 
सत्वाश्वश्रालयेषज्ज्वलनवितपन क्षारपानीयसेकं 
शाल्मल्यारोहणं वा बहुविधविपुल दुःखमेवाप्नु वन्ति ।। १४ ३ 
आर्या 
चिरवर्धितो$पि संयमफलिनो अद्यश्नतं विना पुंसाम्‌ | 
स्वर्गामृतफलनिचयं फलति न कालत्रये त्रिलोक्यामापि || १४४ 
पलपूतिरुधिररचिते योषिद्गात्रे विश्युच्य ये प्रीतिम । 
आत्मनि निजे रमन्ते त एवं धन्‍्या महामान्या: ||१४५७॥।। 
उपजातिः 

येत्रक्नचर्येण युता भवन्ति 

भवन्ति ते नागनरेन्‍्द्रमान्याः | 
योगीन्द्रवन्य॑ सरणि शिवस्य 

नमामि तद्धमंध्रापति तम्‌ ॥१४६॥ 


अष्टमो मयूख: २८७ 


चित्त नपुंसकं ज्ञात्वा भार्यासु प्रेषितं मया | 
तत्तु तत्रेच रमते हृता पाणिनिना वयस्‌ ॥ 


अर्थ-- संसा रको बढ़ाने वाली स्त्रीको दूरसे ही छोड़कर जो आत्मामें 
रमण किया जाता है वह ब्रद्माचर्य कहलाता है ॥१३७॥ जो स्त्रीमात्रका 
परित्याग करता है वह पूर्णब्रह्मचयंसे सहित है और जो स्वस्त्रीमे संतीषको 
प्राप्त है वह एकदेशब्रह्मचर्यंका धारक है ।|१३८॥ है प्राणी ! यदि तेरी 
मुक्तिस्त्रोकी प्राप्तिके लिग्रे बुद्धि है तो तू शीघ्र ही ब्रतको दूषित करने 
वाली नारीको छोड़ दे ॥ १३५॥ ब्रह्मचयंको प्राप्तिके लिये स्त्रीकी ओर 
दोड़ने वाले मनको गतिको रोककर स्वात्मध्यानमें तत्पर होओ ॥१४०॥ 
ब्रह्मत्रतकी प्राप्तिके लिये तूं कुमार्गमे प्रवर्तनिवाले कुशील मनुष्योंकी 
संगतिको साँपके समागमके समान शीघ्र ही छोड़ दे ॥१४१॥ 

अनुनय-विनयमें निपुण मनको नपुंसक (नपुसक लिज्ु) समझकर 
मैंने स्त्रियोंमे भेजा, परन्तु दुःखकी बात है कि वह स्वयं ही उनमे निरन्तर 
आसकत हो गया । अहो, पण्डितप्रवर ! पाणिनि ! तुम्हारी बुद्धिका यह 
कौन विश्रम है कि जिससे तुम मनुष्यरूप मनको निरन्तर नपुंसक 
कहते हो। भावाथं--संस्क्ृतव्याकरणमें मनस्‌ शब्दकों नपुंसकलिज्भु 
कहा है। यहाँ व्याकरणप्रसिद्ध लिज्भ और लोकप्रसिद्ध लिड्भको एक 
मानकर कहा गया है कि मैंने अनुकूल करनेमे निपुण मनको नपुंसक 
समझकर स्त्रियोंके पास भेजा, परन्तु वह पुरुषके समान उन स््त्रियोंमें 
स्वयं आसक्त हो गया। इस प्रकार व्याकरणशास्त्रके प्रमुख प्रणेताको 
उपालम्भ दिया है कि हे पाणिने ! तुम्हारी बुद्धिका यह कौन-सा व्यामोह- 
कि जिससे तुम पुंलिज्र मनको नपूंसक बताया करते हो ॥१४२॥ 
निशचयसे मनुष्य संसारमे एक ब्रह्मचयंको छोड़कर राजयक्ष्मा (टी० बी०) 
आदिकोी पीड़ा, राजाओबके द्वारा दिये हुए कठोर दण्ड और लोकनिन्दाको 
प्राप्त होते है तथा मरकर नरकोंके मध्य अग्निमें जलना, सतप्त होना, 
खारे पानीसे सीचा जाना एवं सेमरपर चढ़ाये जाना आदि नाना प्रकारके 
बहुत दु:ख प्राप्त करते हैं ॥१४३॥ 

चिरकालसे बृद्धिको प्राप्त हुआ भी संयमरूपी वृक्ष, ब्रह्मचयंके बिना 
पुरुषोंके लिये तीन काल और तीन लोकमें भी स्वर्ग तथा मोक्षरूपी फल- 
को नहीं फलता है ॥१४४॥ मांस, पृत्ति तथा रुधिरसे रचित स्त्रीके शरोर- 
में प्रोेतको छोड़कर जो निज आत्मामें रमण करते हैं वे ही महाभाग्य 
वान्‌ तथा महामान्य है ॥१४५॥ जो मनुष्य ब्रह्मचयंसे सहित होते हैं वे 


र्‌द८ट सम्यक्त्व-चिन्तामाणि: 


नागेन्द्र तथा चक्रवर्तोके द्वारा पूज्य होते है, इसलिये में मुनिराजोंके द्वारा 
बन्दनीय, मोक्षके मार्गस्वरूप उस धर्मराज ब्रह्मचयंधमंको नमस्कार 
करता हूँ ॥१४६।॥ 
आगे सवरको प्राप्त करानेवाली द्वादश अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करते 
हैं ५5 
अनित्यानुप्रेक्षा-- 
मालिनी 
हरिहरकमलो झ्भूकाति केया गणेशो 
जिनसुगतमहीपा वासुदेवश्च रामः । 
दशरथजनकीौ हा खेचरा भूचराश्च 
जगति क्व नु गतास्ते मत्यंदेवेन्द्रवन्धाः ||? ४७॥। 
अयि मम ननु चेतश्चिन्तय त्व॑ स्वभावष॑ं 
कथमहह निपत्योद यसे कर्द मेईस्मिन्‌ । 
कमपि किलः विच्वाराचारमालम्ब्य. नून॑ 
त्यज झागिति ममत्व दारतोकबजेषु ।।१४८॥ 
इह जगति हि जात॑ सृत्युना नीतमन्तं 
निजतरुणमुणत्वञ्चान्तमाप्त॑ प्रवृद्धथा । 
सुखमनुगतदुःखं सद्भमो5सड्मेन 
न हि किमपि सखे ! हा भाति नित्यं भवेषस्मिन ॥१४९॥ 
क्वचिदथखररश्मिः प्रोद्धवन्भाति लोके 
क्वचिदपि करजालेमांसयन्‌ भृविभागम्‌ । 
क्यचिदहह निपत्योइयते नीरराज्ौ 
क्वचिदपि न हि दृष्टं नित्यमस्तीह यत्तत्‌ ॥१५०॥ 
अपि च किल निशेशः शस्यते सायमत्रो- 
दितिमवलममानो मानिनीमान्यबृन्दे: । 
अथ गतयति नकक्‍त॑ं काल इन्दु: स एव 
ननु सवति हताशः कान्तिकाश:ः प्रमाते ॥१५१॥ 


अष्टभो मूल २८९४ 


अथि भवति हि पूर्ण: पौणमास्यां निश्ेत्र! 
सकलकलकलामिः शोभते यश्च मान्यः । 
वत भवति विपन्नो राहुणा ग्रस्यमानों 
हतनिजकरमालो दीनदीन!ः स एवं |१७०२॥ 
क्वचिदपि खलु जाते देहजे रम्यरावः 
प्रमदभरविश्वद्धः अुयते. वाद्यरावः । 
हट तवितरवीथ्यां तद्वियोगेन जातो 
विस्सविपुलरावः श्रयते शन्यकर्ण। ॥१०३॥ 
हतर हृह विरोति स्त्रीवियोगामितप्तो 
विलपति नरलोकः को5पि तोकप्रणाशात्‌ । 
हृह विलपति बालो मातृप्रेमप्रहोणो 
ननु भवति न किश्चिन्नित्यमर्स्यां जगत्याम्‌ ॥१५४॥ 
हति वत बुद्धथा चिन्तयित्वा स्वभावं 
क्षणकमथ कथज्चिद्‌ू मावतानस्य तस्य । 
क्वचिदपि परिमोहं मा लभस्वालभस्थ 
निजशुभगुणपिण्ड॑. क्मत्त्राप्रचण्डम्‌ ।१५५॥ 
हृह जगति जनो यः प्राप्लुवानो निजत्वं 
परिहरति ममत्व माननीयेडईपि भोगे | 
स खल भवति शुद्धो मन्दमोहो हि. नन- 
मुपगतनिजभाषशचारुचेतन्य चिह्न ॥१५६॥ 
अर्थ--इस संसा रमें मनुष्य और देवेन्द्रोंके द्वारा वन्दनोय जो हरि, हर, 
ब्रह्म, कार्तिकेय, गणेश, जिन, बुद्ध, राजा, कृष्ण, बलराम, दशरथ, 
जनक, विद्याधर और भूमिगोचरी अनेक पुरुष हुए थे वे सब कहाँ गये ? 
॥१४७॥ है मेरे हृवय ] :तू निश्चयसे आत्मस्थभावका' विचार कर | खेद 
है कि तू इस संसाररूपी पड्ूमें पड़कर क्‍यों दुखी हो .रहा है ? 
अनिवेचनीय विचारोंका आश्वय लेकर तु स्त्री त्तथा पुत्रादिकके समूहमें 
शीक्ष ही ममत्वभावकी छोंड (॥१४८॥ जो' इस जगत उत्पन्न होता है 
वहु निर्मेभसे मृत्मुकेशट्ठा/्स नां्षकी प्राश्स हीतत।है4 अचना योवन, रूप- 
१५ 


२९० सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


गुण भी बुढ़ापेके द्वारा अन्तको प्राप्त हो जाता है। सुख दुःखके साथ 
और संयोग वियोगके साथ मिला हुआ है । हे मित्र ! इस संसारमें कोई 
वस्तु नित्य नहीं है ।।१४९॥| इस जगत्‌में कहीं सुर्यं उदित होता हुआ 
सुशोभित होता है, कहीं किरणसमूहोंसे पृथिवीको देदीप्यमान करता है 
ओर बड़े दुःखको बात है कि कहीं समुद्रमें पड़कर दु:खी होता है। परमाथ्थंसे 
संसारमें कहीं भी वह वस्तु नहीं दिखतो जो नित्य हो । भावा्--यहाँ 
सूर्यकी उदय, मध्य और अस्त इन तीन अवस्थाओंका जो वर्णन 
किया गया है वह कविसम्प्रदायकी अपेक्षा किया गया हैं। कवि लोग 
मानते हैं कि सायंकालके समय सूर्य समुद्रमें मग्न हो जाता है ॥१५०॥ 

सन्ध्याके समय उदयको प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा स्त्रियोंके मान्यसमूहोंके 
द्वारा प्रशंसाको प्राप्त होता है और राजिकाल समाप्त होनेपर प्रभातमें 
बही चन्द्रमा कान्तिके द्वारा काश पृष्पके समान होता हुआ दयनीय हो 
जाता है ॥१५१॥ जो चन्द्रमा पूरणिमाकी राज्रिमें पूू्ण होता हैं और 
अपनी सुन्दर कलाओंके द्वारा बड़ा मनोहर जान पड़ता है, खेद है कि 
वही चन्द्रमा राहुके द्वारा ग्रस्त होनेपर किरणावलीसे रहित अत्यन्त दीन 
हो जाता है ॥१५२॥ कही पुत्रके उत्पन्त होनेपर हषंके भारसे वृद्धिको 
प्राप्त मनोहर शब्दोंसे युक्त वाद्यध्वनि सुनाई पड़ती है तो कहीं दूसरी 


गलीमें पुत्रके वियोगसे उत्पन्न करुणक्रन्दनका विशाल दाब्द शून्य कानोंके 
हारा सुना जाता है ॥१५३॥ 


इस संसारमें कोई स्त्रीके वियोगसे संतप्त होता हुआ रोता है, कोई 
पुत्रके मर जानेसे दुखी होता है तो कोई बालक मातृप्रेमसे वब्न्चित होता 
हुआ विलाप कर रहा है। निशचयसे इस पृथिबीपर कोई वस्तु नित्य 
नहीं है ॥१५४॥ इस प्रकारको बुद्धिसे पदार्थसमूहके क्षणिक स्वभावका 
विचार कर किसी भी पदार्थमें मोहको प्राप्त मत हो किन्तु कमंशन्रुभोंको 
नष्ट करनेमें समर्थ आत्माके घशुभगुणसमूहको प्राप्त हो, ॥१५५॥ इस 
संसारमें जो मनुष्य आत्मत्वको--स्वमें स्वब॒द्धिकों प्राप्त होता हुआ इष्ट- 
भोगोंमे भी ममतापरिणामकों छोडता है वह नियमसे मन्दमोह, निजभाव- 
को प्राप्त, उत्तम चेतन्यभावसे सहित होता हुआ शुद्ध हो जाता है ॥१५६॥ 
अधरणभावना-- 
शरणमिद्द जगत्यां नास्ति किडिचित्‌ सखे हा 
वजसि कथमहों त्व॑ मोघमोदह  जनेषु । 
न खलु गहनमध्ये सिंदपादेंविपन्नो 


हरिणशिश्ुगणोध्यं ब्रायते त्रास्यमान: ॥१५७॥ 


अष्टमो मयूख: २९५१ 


अथ स किल निशेशो विष्णुपत्नीसनाभि- 
रुडुखचितविद्दायोमध्यसंचारकारी । 
दक्षशतकिरणे शः प्राप्तपी यूपपुज्जो 
न द्वि कथमपि रक्ष्यो राहुणा ग्रस्यमानः ॥१७८॥ 
अपि दिनपतिरीशः. पद्चबन्धुविं जेता 
तिमिरकणचयस्यालोककारी. विसारी । 
लनगणमददनीयो. बालसुय: स॒ साय॑ 
न हि कथमपि रक्ष्यः सिन्धुमध्यावपाती | १५९॥ 


रविसुतमुखदंष्ट्रादीणवेहं सुदेहं 
न हि कथभपि शक्तस्त्रातुमिन्द्रः सुमनन्‍्त्रः । 
अपह तजनवाधस्तन्त्रवादी नरोषपि 


सुरगुरुथ  शुक्रआ्ारुचन्द्रश्च. तय: ॥१६०॥ 
इृह् जगति सनाभिवर्बाललीलासदायो 

हनिवरपितृद्दस्तध्वस्तखेलाव्यपाय/ः. । 
सहगमनविशोमी.. भिन्‍नरूपो<्प्यमिन्नों 

त्रजति न खलु साथ प्रेतवासं विद्वाय ॥१६१॥ 


अशरणमिति चेतश्चिन्तयित्वा निजस्य 
न खलु परिममत्व॑ प्राप्लुहि त्वं भवेषु । 

कृततति भवतीत्यं शुद्धचिन्सात्ररूपो 
भवति ननु अजनो्य॑ शुद्धतत्त्वोपलम्भाव्‌ ||१६२॥ 
अथ--हे सले ! इस पृथिवीपर कुछ भी शरण नहीं है फिर तू क्‍यों 
मनुष्योंमें व्यर्थ मोहको प्राप्त हो रहा है। निश्चयसे बनके मध्य सिहके 
चरणोंसे आक्रान्त भयभीत हरिणशिशुओंका समूह किसीके द्वारा नहीं 
बचाया जाता है ॥१५७॥ जो छोकमें विष्णुको पत्नी अर्थात्‌ लक्ष्मीका 
भाई कहा जाता है, जो नक्षत्रोंसे व्याप्त आकाशके बीचमें भ्रमण करता 
है, एक हजार किरणोंका स्वामी है तथा अमृतके समूहको प्राप्त-है ऐसा 
अन्द्रमा भी जब राहुके द्वारा ग्रसा जाता है तब किसी तरह उसकी रक्षा 


२५२ सम्यवस्वनचिन्तामणिः 


नहीं होती है ॥१५८॥ जो दिनका पति--स्वामी है, कमलोंका बन्धु है, 
अन्धकारके समूहको जीतनेवाला है, प्रकाशका कर्ता है, सबंत्र विस्तारको 
प्राप्त है और जनसमूहके द्वारा पूज्य है, ऐसा बालसूुय--प्रातःकालीन 
सूर्य भ्षी जब सन्ध्याके समय समुद्रके मध्य पतित होता है तब किसी 
प्रकार उसकी रक्षा नहीं हो पाती ॥१५९॥ यमराजके मुखकी दाढसे 
जिसका शरीर विदीर्ण हो गया है, ऐसे प्राणीकी रक्षा करनेके (लिये न 
इन्द्र समर्थ है, न मनुष्योंकी पीडाको हर॒नेवाला उत्तम मन्‍्त्रका ज्ञाता 
मनुष्य समर्थ है, न बृहस्पति, न शुक्र, न सुन्दर चन्द्र और न सूर्य भी 
समर्थ है ॥!६०॥ इस जगत्‌में जो बालक्रीड़ाओंका साथी रहा है, एक ही 
पिताके हाथोंसे जिसकी क्रोड़ाकी बाधायें दूर की गई हैं, जो सहगमनसे 
सुशोभित है और भिन्‍न होते हुए भी अभिन्‍त है ऐसा सगा भाई भी 
श्मशानको छोड़कर आगे साथ नही जाता है ॥१६१॥ है मेरे हृदय ! 
इस प्रकार अशरणभावका विचार कर, तू संसारमें ममताभावको प्राप्त 
न हो। आपके ऐसा करनेपर शुद्धतत्त्वकी उपलब्धि होनेसे यह जीव 
शुद्धचेतनन्‍्यरूप हो जाता है ॥१६०+ . 


संसारभावना-- 


हृह किमपि न सारं॑ बत॑ते भो भवेडस्मि- 

न्‍नलुभवति न को वा बद्धदारिद्रथदुःखम । 
नरपरिशृदपुर्ज: स्यात्पदातिः परेरंष्ठ 

भवति च पतिरूपोत्सौ पदातिः परत्र ॥१६३॥ 
उदयति दिननाथो ह्मस्तमेति क्षपेशों 

न दि भवति निशा वा वासरो विद्यमान: । 
स किलर निजरसुतोषपि स्यात्पिता वा पिता च 

भवति निजमुतस्य स्वाइ्नजात: सुतोडपि ॥। १६४॥), 
अभवदिद हि पूर्व या सबित्री जनाना- 

म्रिद्द भवति ततः सा प्रीतिपात्र कलत्रस । 
गुरुपि वत पूर्व यो अभवेत्साम्पतं स. 

व्रजति परिभवं त॑ नेजश्निष्यस्य बृन्दात्‌ । १६५॥ 


अध्टमो मबूख रथ 
अपहसति जनो योष्यात्तवित्तः परान्‌ स 
भवति हसितपात्र॑ स्ुण्णगर्चः पराक्त । 
ललभृतघटयन्त्रीकुम्मसड्घोष्पि कि. नो 
भवति समयम्ात्रं नीरशून्यो हवादू च ॥१६६॥ 


व्यजतु जनसहाय लब्धरुक्षव्यपायं 
मजतु जिनपधर्म' सन्‍्ततं सौरूयधमंम्र । 
भवति स खलु लोके पालको व्याधिषृन्दादू 
परिहतनिजदेहानां जनानां यतो वे ॥१६७॥ 
विरसमभिति चलें वा चिन्तयित्वा भवं यः 
सुभमगनिजनिकाये लीनतामेति को5पि । 
भवति निखिलमान्यो लब्धलब्धव्यवृत्तः 
स्फटिकमणिसमानः स प्रसन्‍्नो मुहूर्तात्‌ ॥१६८॥ 


अर्थ--हे प्राणी ! इस संसारमें कुछ भी सार नहीं है। कौन मनुष्य 
बुढ़ापा ओर दरिद्रताका दुःख नहीं भोगता है ? जो आज राजाओंका 
समूह है वह दूसरे दित सेवक हो जाता है और जो आज सेवक है वह 
दूसरे दिन स्वामी हो जाता है ॥१६३॥ सूर्य उदित होता है ओर चन्द्रमा 
अस्तको , प्राप्त होता है। रात तथा दिन भी सदा विद्यमान नहीं रहते । 
अपना पुत्र भी पिता हो जाता है और पिता भोी अपने पुन्रका पुत्र हो 
जाता है।।१६४॥ इस जगतमें जो मनुष्योंकी पहले माता थी वह इस 
जन्ममें प्रीतिका पात्र स्त्री हो जाती है। इसी प्रकार जो पहले गुरु था 
वह इस भवमें अपने ही शिष्योंके समूहसे अनादरको प्राप्त होता है 
॥१६५॥ जो आज धन प्राप्तकर दूसरोंकी हँसी करता है बहू, सायंकाल 
गवरहित होता हुआ स्वयं हँसीका पात्र हो जाता है। जलसे भरी हुई 
रहुटकी घड़ियोंका समूह क्या क्षणमात्रमें जलरहित और अधोमुख नहीं 
हो जाता है ? ॥१६६॥ लाखों विध्नवाधाओंसे सहित अन्य मनुष्योंके 
आलम्बनका भाव छोड़ो और सदा सुखरूप जिनेन्द्रधमंका आश्रय प्रहण 
करो, क्‍योंकि लोकमें विपन्नशरी रवाले जीवोंकी रोगसमूहसे रक्षा करने- 
वाला वही एक जिनेन्द्र धर्म हैं। यह संसार विरस है तथा नश्वर है ऐसा 
:बिचार कर जो : कोई मनुष्य अपने स्वभावसे सुन्दर आत्मस्वरूपमें 


रथ सम्यक्स्व-चिन्तामणि: 
लीनताको प्राप्त होता है वह शीघ्र ही सबके द्वारा मान्य, प्राप्तव्य तत्वको 
प्राप्त तथा स्फटिकके समान स्वच्छ हो जाता है ॥१६७-१६८॥ 


एकत्वभावना 
स्वकृतसुक्ृतकरम प्रोद्भवत्पुण्यपा्ं 


स्वकृतदुरितकर्मप्रोद्भबत्पापपाकम्‌ ] 
विपुलमधनदुःखं व्याधिवेविध्यदुःखं 

जननमरणदुःखं चेक. एवं प्रयाति ॥१६९॥ 
विविधविकटदु:खेभी तिदे: सम्परीत॑ 

ज्वलनचपलमालासंश्रितं हा. समन्तात्‌ । 
विरसनिनदपूर्ण' पूतिरक्तग्रवाहं 

नरकसदनमेकः. सबंदा संग्रयाति ॥१७०॥ 
असिदलतरुपत्रच्छेदनं भेदनं वा 

निशितविविधशस्त्रेरग्निपुज्जाभिषपातम्‌ । 
क्वथितजलवगाईं क्षारपानीयसेक॑ 

नरकसदनमध्ये हक एव प्रयाति ॥१७१॥ 
ज्वलनशतसुतप्तायोरसस्या भिपानं 

विकटकटिनशस्त्रेरजन दुःखराशे। । 
सघनदहनमध्ये. भर्जनं मत्सनश्य 

शरुव नरकजनानामेक एवं प्रयाति ॥१७२॥ 
हृह जगति जनोथ्यं परापपुज्ज यदर्थ 

त्वनवस्तमनाः सन्नित्यशः सश्विनोति । 


सदगसुतरमालीबन्धुपित्रादयस्ते 
नहिनहि न हि साघंब्वश्रवासं प्रयान्ति || १७३॥ 
अनलसलिलवातानोकहेलासु नित्यं 


अ्रमति भरति तीज दुःखमेको जनो5्यम्‌ । 
अपि च विकलमध्ये ताडनं रोधनं या 


झ्षनवरतमनन्त॑ दुःखमेकी बिभतिं ॥१७४॥ 


अष्टमो मयूख॑: ३९५ 


बहुविघवहुभारारोहणं शीतमुष्णं 
सलिलसमयवाधां भोजनस्याप्यभावम्‌ । 
खलजनक्ृतपीडां तप्तलोहाभिदाहं 
पशुजनिनिकुरम्बे यात्ययं हांक एवं ॥१७५।। 
सुभगसुतसुरामामित्रसोदय मात्‌- 
प्रभतिद्दितजनानां दुःखदं त॑ वियोगम । 
विविधखररुजोप्र॑ वाद्भथ॑दारिद्रथदुःखं 
नरभवसमुदाये ह्ांक एवं प्रयाति ॥१७६॥ 
अपि च सुरपगेहे मानसव्याधिएृन्द- 
मितरसुरसमृद्धधालोकजैष्योज दःखभू । 
मृतिसमयज दुःखं चेष्टलोकाभिघातं 
ह्यनुभवति समन्ताद्धन्त लोकोउयमेकः ||१७७॥ 
तदनवरतमात्मन्नात्मनो... हथेकतां त्व- 
मनुमव हि समन्तान्सुञ्च मोह कुठुम्बे । 
भवसि भवसि यावन्नेकदृष्टिजंगत्या- 
मनुभवसि न तावच्छेयसां संपदं त्वम्‌ ।।१७८॥। 
अथं--अपने द्वारा किये हुए पुण्यकर्मसे प्रकट होते हुए पृण्यफलको, 
अपने द्वारा किये पापकर्मसे प्रकट होते हुए पापफलको, बहुत भारी निध॑- 
नताके दुःखको, अनेक बीमारियोंके दु.ख्को तथा जन्ममरणके दु खको 
यह जीव अकेला ही प्राप्त होता है ॥१६०।। भय उत्पन्न करनेबाले नाना- 
प्रकारके विकट दुःखोसे जो व्याप्त है, जो सब ओरसे अग्निकी चजूचल- 
ज्वालाओंसे सहित है, जो विरस दब्दोंसे परिपृर्ण है और जहाँ पीप तथा 
रक्तका प्रवाह बह रहा है ऐसे नरकमें निरन्तर यह जीव अकेला ही 
जाता है ॥१७०॥ असिपनत्रवृक्षके पत्तोंके द्वारा छेदा जाना, नाना प्रकारके 
तीक्ष्ण दास्त्रोंके द्वारा भेदा जाना, अग्तिकी राश्षिमें गिराया जाना, 
खोलते हुए जलमें प्रवेश कराया जाना, और खारे पानीसे सींचा जाना 


इन दुःखोंको यह जीव नरकके बीच अकेला ही प्राप्त होता है ॥१७१॥ 
सेकड़ों अग्नियोंसे तपाये हुए अथोरस--पिघले हुए लोहरसका पिलाया 


२९६ सम्यकक्‍त्व-चिल्तामणि: 


जाना, अत्यन्त कठिन शास्त्रोंके द्वारा दुःखसमूहका प्राप्त होना, प्रचण्ड 
अग्निके मध्यमें मूँजा जाना ओर तिरस्कृत होता, इन सब दुःखोंको यह 
जीव नरकमें अकेला हो प्राप्त होता है ॥१७२॥ इस संसारमें यह जीव 
जिनके लिए निरन्तर एकाग्र मनसे पापसमूहका संचय करता है वे मित्र, 
पुत्र, सत्रीसमूह, भाई तथा पिता आदि नरकमें इस जीवके साथ नहीं 
जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं ।॥१७३॥ 

पुथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक जीवोंमें यह प्राणी 
अकेला ही निरन्तर घूमता और तीक्र दुःख उठाता है। इसी प्रकार 
विकलज्नय जीवोंके मध्य भी ताड़ा जाना तथा रोका जाना आदिके अनन्त 
दुःखको यह श्राणी सदा अकेला ही धारण करता है॥१७४।॥ नाना 
प्रकारका बहुत भारी भार लादा जाना, सर्दी, गर्मी, वर्षाकालकी बाधा, 
भोजनका अभाव, दुष्टजनोंके द्वारा की हुई पीड़ा तथा गर्म लोहेसे जलाया 
जाना आदि दुःखोंको यह जीव पशुओंके जन्मसमूहमें अकेला ही प्राप्त 
होता है ॥१७५॥ 

प्रिय पुत्र, उत्तम स्त्री, मित्र, सगा भाई, तथा माता आदि हितकारी- 
जनोंके उस दुःखदायक वियोगको, नाता प्रकारके कठिन रोगोंसे भयंकर 
वुद्धावस्था और दरिद्रताके दुःखको यह जीव मनुष्यपर्यायमें अकेला ही 
प्राप्त करता है ॥१७६॥ 

स्वगंलोकमें भी, खेद है कि यह जीव मानसिक व्याधियोंके समूहको, 
अन्य देवोंकी समृद्धिके देखनेसे उत्पन्न होनेबाली ईष्यसि समुत्यन्त दुःखको, 
मृत्युसमयके दुःखको तथा इष्टवियोगकों सब ओरसे अकेला ही भोगता 
है ॥॥१७७॥ 

इसलिए हे आत्मन्‌ ! तू निरन्तर अपने आपके एकत्वका अनुभव कर 
तथा कुटुम्ब-परिवा रमें सब ओरसे मोहको छोड़ । यह निश्चित है कि तू 
इस पृथिवीपर जब तक एकदृष्टि नहीं होता है तब तक कल्याणोंकी 
संपदाका अनुभव नहीं कर सकता है ॥१७८।॥। 
अम्पत्व भावना 

उपगतमिद्द. नीरक्षीरवच्चेकतां यत्‌ 


तदपषि मम शरीरं॑ स्वात्मनो भिन्‍नमेव । 
अविरलवरबोधज्योतिरात्मस्वरूप॑ 
किप्ठ॒ भवति पुनस्तद्ारपोतादिदन्दम ॥१७९॥ 


'अच्ठमो-अयूझष: + ९३७ 
प्रबलपरमचोधज्योतिरीशो 5हमात्मा 
त्विदमिद जडरूपं बोधद्दीनं शरीरम्‌ । 
अहमयि सुखकन्दस्तदूद्वधितीयं तदून- 
महमपगतसू्तिम्‌ तियुक्त शरीरम्‌ ॥१८०॥॥ 
हह फिल भवसिन्धावेकतासंगतो5हं 
निखिलमपि तदन्यन्नेकतासंगतं तु। 
अहममरणशीलस्तत्तु. मृत्युस्वभाव- 
महमजननयुकतस्तत्तु जन्माभियुक्तम्‌ ॥१८१॥ 
अद्दमिद्द जगतां स्यां ज्ञायको दर्शकों वा 
जगदितरदिद्द ज्षेय॑ं च दृश्य समस्ति । 
अहमतिसुखनिभृतस्तत्त॒ सौख्यादिद्दीनं 
चदतु बदतु कि तदू दृ्येकताप्येतयो! स्थात्‌ ॥१८२॥ 
कलयतु जगदेतत्स्वात्मनो भिन्‍नमन्यत्‌ 
स्वमपि परपदार्थाद्‌ बुध्यतां भिन्‍नमेव । 
इदमिद किल मेदशानमर्थो जनानां 
न हि भवति विप्ुक्तितह््तरा मेदबोधम्‌ ॥१८३॥ 
अथं--इस जगतूमें जो शरीर दूध और पानीके समान एकरूपताको 
प्राप्त हो रहा है वह भी मेरी आत्मासे जब भिन्‍न है तब स्त्रीपुत्नादिकका 
समूह, जो कि स्पष्ट ही भिन्‍न है, तब अखण्ड ज्ञानज्योतिसे युक्त आत्म- 
स्वरूप केसे हो सकता है ॥१७५॥ मैं उत्कृष्ट बलशाली उत्तम ज्ञान- 
ज्योतिका स्वामी आत्मा हूँ और यह शरीर ज्ञानहीत तथा जड़रूप है । 
भहो ! में सुखका कन्द हैँ और शरीर उससे रहित है। मैं मूत्तिसे रहित 
हैं और &६रीर मू्िसे सहित्त है ॥१८०॥ निशच्षयसे इस संसारसागरमें में 
एकत्वसे युक्त हूँ और मुझसे भिन्‍न अन्य सब पदार्थ एकत्वसे संगत नहीं 
हैं अर्थात्‌ नातारूप हैं । में मृत्युसे रहित हूँ शरीर मुत्युसे सहित है। मैं 
जन्मसे युक्त नहीं हूँ और शरीर जन्मसे युक्त है। भावाथ--आत्मामें 


जन्म-मरणका व्यवहार शरीरके आश्रयसे है। परमाथंसे आत्मद्रव्य जन्म- 
' भरणसे रहित है ॥१८१॥ में यहाँ तीनों छलोकोंका शज्ञाता द्रष्टा हूँ और 


ई९८ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


यह लोक मात्र ज्ञेंग और दृश्य है अर्थात्‌ यह किसीको जानता देखता नहीं 
है, मात्र आत्माके ज्ञान और दर्शनका विषय है । मैं अतिशय सुखसे परि- 
पूर्ण हूँ और यह शरीर सौख्यादि गुणोंस हीन है। इस दक्षामें कहो कि 
इन दोनोंमें एकता कैसे हो सकती है ॥१८२॥ इस जगत्‌को स्वात्मासे 
भिन्‍न जानो और परपदार्थोंसे अपने आपको भिन्‍त समझो । यह भेदज्ञान 
ही मनुष्योंका प्रयोजन है। वास्तवमें इस भेदज्ञानके बिना मुक्ति नहीं हो 
सकती है ।१८३॥ 
अशचिभावना 
जलनिधिजलपूरे! प्षाल्यतां नित्यशबचेत्‌- 
तदपि न हि विशुद्धो जायते देह एपः । 
मलरचितघटः कि क्षाल्यमानो5ब्धिपूरे- 
बंद शुचिरिद्द दृष्टः कुत्र लोकेन केन ॥१८४॥ 
अयमयि निजदेहो पित॒शुक्रेण तेन 
विरचित इह मातुः शोणितेनापि तेन । 
पलरुधिरसमेत: . कीकशादिश्रपूर्ण 
ज्वग्म्खशतरोगाक्रान्‍्त एवातिशीणं: ॥१८५॥ 
कृमिकुलकलितो5यं नित्यशः शीर्यमाणो- 
हासुरभिपरिपृणं० कोविदप्रीतिरिक्तः । 
असुखविततिहेतुः क्षीणतां संगप्रयातों 
ननु पिद्दिततम! सन्‌ चरंणा भाति चारु: ॥१८६॥ 
यदि कथमपि देहस्यास्य चान्तर्गतं तत्‌ 
पलरुधिरमलाद्यं बाह्मदेशस्थितं स्यात । 
बदतु वदतु कि त्वं प्राणघोणां तदानी- 
मपसरसि न दूरं कुश्चितां संविधाय ॥१८७॥ 
अपि च यदि शरीर श्योद्ध्ब॑संबेष्टनं तद्‌ 
व्यपददरतु कदाचित्‌ कुत्रचित्कोषपि छोक: | 
झगिति समभियातान्‌ काकमृद्धादिजन्तून्‌ 
लगुडशतविघाते: कस्तदा वारयेद्भो: ॥१८८॥ 


अध्टसमो मयूख: २९९, 


यदिद्द किल शरीर पावन वस्तुजातं 
क्षणिकनिजसुयोगाद्‌ दृषयत्येव नित्यम्‌ । 
कथमिति पुनरेतस्मिन्स्वदेहे सदात्मन 
वहसि वद मुधा त्वं शिष्टसंश्रान्तिमेव ॥१८९॥ 


इति च जगति यः कोंडपीद् देहस्य नित्य॑ 
हानुभवति जुगुप्साभाजनत्वं॑ समन्तात्‌ । 
स किल परविरागं प्राप्नुवन्‌ नेजदेहा- 
दनुसरति सुशीध्र संयमस्योग्रभारम्‌ ॥१९०॥॥ 


अर्थ--इस शरीरको निरन्तर समुद्रके जलप्रवाहसे धोया जावे तो 
भी यह पविन्न नहीं होता है। मलसे निर्मित घट, समुद्रके प्रसे धोया 
जानेपर क्‍या लोकमें कहीं किसोके द्वारा पविन्न देखा गया है ? कहो 
॥१८४॥ अये भव्यप्राणियो ! यह अपना छारीर पिताके शुक्र और माताके 
रजसे बना हुआ है, मांस और रुधिरसे सहित है, ह्टी भादिसे परिपूर्ण 
है, ज्वर आदि सेकड़ों रोगोंसे आक्रान्त है, अत्यन्त नश्वर है, कीडोंके 
समूहसे युक्त है, निरन्तर बिखरता जाता है, दु्गन्धसे भरा हुआ है, 
विद्वज्जनोंकी प्रोतिसे रहित है, दुःखसमूहका कारण है, क्षीणताको प्राप्त 
होता रहता है और परमार्थते चमंसे आच्छादित होनेके कारण सुन्दर 
जात पड़ता है ॥१८५-१८६॥ इस शरीरके भीतर जो मांस, रधिर तथा 
मल भादिक हैं वे यदि किसी तरह बाहर आ जावें तो कहो कहो, क्‍या 
तुम स्वयं नाकको सिंकोड़ कर दूर नहीं हट जाओगे ? ॥१८७॥ इस 
दारीरके ऊपर जो वेष्टन है उसे यदि कोई कहीं कभी अलग कर दे तो 
शीह्र ही झपटनेवाले कोए तथा गीध आदि जीवोंको सेकड़ों डंडोंके प्रहारसे 
कौन हटावेगा ? ॥१८८॥ इस संसारमें जो कोई पवित्र पदार्थ हैं उन्हें यह 
शरीर अपने क्षणिक संयोगसे जब निरन्तर दृषित कर देता है तब है 
आत्मन्‌ ! तुम इस अपने शरीरमें व्यथं ही उत्तमपनेका भ्रम क्यों धारण 
कर रहे हो ? ॥१८९॥ इस प्रकार इस संसारमें जो कोई इस शरीरकी 
ग्लानिका अनुभव करता है अर्थात्‌ यह मानता है कि मेरा शरोर सब 
ओरसे ग्लानिका पात्र है वह अपने शरीरसे उत्कृष्ट विरामको प्राप्त होता 


हुआ शीघ्र ही संयमके उत्कृष्ट भारको धारण करता है। भावार्थ-- 
संसारमें रागकी जड़ शरीरके राममें है। इस प्राणीका सबसे अधिक राग 


ल्‍ि०० सम्यक्त्व-लिन्तामणि: 


अपने शरीरसे ही होता है । यदि शरीरका राग. छूटःजावे तो संयम धारण 
करनेमें विलम्ब न लगे। शरोरका राग उसको अपविश्वताका विचार 
करनेसे ही छूट सकता है | यही कारण है कि अशुचि भावनामें शरीरकी 
अपविन्नताका विचार किया गया है ॥१९०॥ 


आखलवभावना 


जरूधिजलगता नो रन्ध्रबाहुल्यपूर्णा 
विनिचितजलभारं संभवन्ती गरिष्ठा। 
पथिकजनसुयुक्ता वे यथा वातकम्प्रा 
पयसि जलनिधे्हा जायते संनिमग्ना ॥१९१॥ 


जगति खलु तथायं साख्रवः प्राणिसंघो 
बहुविधविधिभारें: संभृतः सन्‌ गरिष्ठः । 

८४ च्े ७ 

अपि च सुगुणवुन्देः शोमितः कमकम्प्रो 
झगिति भवपयोधो जायते संनिमग्नः ॥१९२॥ 


अविरलभवद्देतुस्तीव्रमिथ्यात्वमेकी 
हविरतिरतिदर्पा चास्रवोष्यं द्वितीय: 

जगदहितकरास्ते संकषायास्तृतीयो 
यतिपतिततिनिन्धः स॒ प्रमादश्चतुर्थ! ॥ १९३) 


अखिलजनसपत्नः पश्चमश्चेष योगों 
जगति गमनिमतो5यं ह्याखवः पन्चमेदः 
सततमयमिहात्मा . पश्चमिहेंतु भेदे- 
विंविधविधिवितानं नित्यश: संतनोंति ॥१९४॥ 


निखिलजनसम्‌हे घोषणापूर्व मेत-- 


स्वहमिदमभिवक्‍तु सवा प्रोग्रतोडस्मि | 
न हि भवति कदाचित्सास्रवः प्राणिपृज्ञो 


झमिमतनिजदेश यातुमई: कदाचित्‌ ॥१९५॥ 


अध्दमो मयूलः ३०१: 


य इति जगति नित्यं चासत्रव दुःखरूपं 
.. मिजमनसि विशुद्धे भावयेद्‌ भव्यकोकः । 

स किल जगति रुद्धवा दब्यभावास्रवं त॑ 
निज्रमहिमनि तथ्यानन्दवुन्द समेयात्‌ ॥१९६॥ 
अरथ--जिस प्रकार समुद्रके जलमें पड़ी, अनेक छिद्रोंसे परिपूर्ण नोका 
संचित जलके भारसे अतिशय वजनदार होतो हुई, परथिकजनोंके साथ 
वायुसे कम्पित होकर, खेद है कि, समद्रके जलमें डूब जाती है उसी प्रकार 
संसारमें आख्रवसे सहित यह प्राणिसमूह बहुविध कर्मोके भारसे युक्त 
होनेके कारण गुरुतर--वजनदार होता हुआ उत्तम गुणसमूहोंसे सुशोभित 
तथा कर्मोंसे कम्पित हो शीघ्र ही संसारसागरमें निमग्न हो जाता है 
॥१९१-१९२॥ तीन मिथ्यात्व संसारका । अनादिकालीन प्रथम आख्रव 
है। दूसरा आज्नब अत्यन्त अहंकारसे भरा हुआ अविरति--असंयमभाव 
है । जगत्‌॒का अहित करनेवाले कषाय तीसरा आख्रव है, मुनिजनोंके द्वारा 
निन्‍्दनीय प्रमाद चौथा आखत्रव है और समस्तजनोंका शन्नु यह योग पांचवाँ 
आख्रव है। इस जगत्‌में यह आत्मा उपयुक्त पाँच आखवोंके द्वारा 
निरन्तर विविध प्रकारके कमंसमूहका विस्तार करता रहता है ॥१९३- 
१९४॥ में समस्त जनसमूहके बीच घोषणापुर्वक यह कहनेके लिए तैयार 
हूँ कि आख्रवसे सहित प्राणियोंका समूह कभी भी अपने इष्ट स्थानपर 


जानेके लिए समर्थ नहीं है ॥१९५॥ इस प्रकार इस संसारमें जो कोई 
भव्यजीव अप्रने विशुद्ध हृदयमे इस दु.खरूप आख्रबकी निरन्तर भावना 


करता है वह द्रव्यास्रव और भावास्नवकी रोक कर अपनी महिमामें-- 
आत्माके वोतरागस्वभावमें वास्तविक आनन्दसमूहको प्राप्त होता 
है ॥१९६।। 
संबरभावना 


अभिनवखलकर्मानाखवः संवरो य/ः 

सच 8० 20923: 20% । 
अपि च॒ बहुलतपाशीतन न 

भवति विजयहेतोर्मव्यपुसां कदाचित्‌ ॥|१९७॥ 
अपि सहंदय गन्तु' दीघेसंसारसिन्धो-- 

रपरतटझ्ुव॑ भो वाब्छसीह द्र॒तं चेत्‌। 
झग्मिति झगिति मान्य संबरं शंकर तत्‌ 


कुरु. कुरु निजश्कत्या हास्रवत्कमंपढकः ॥॥१९८॥ 


३०२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


इृह्ट जगति जनो य। संवरं त्वन्तरेण 

हाभिलषति सुमुक्ति दीघ॑संसाखन्धात्‌ । 
कथमिव न हि सो5यं नौसहायं विनेष 

प्रबलपवनकम्म॑ सागर संतितीषः ॥१९९॥ 
भवति खलु विना या संबरं निजरा सा 

नहिनदिन द्िकाय॑ मुक्तिदं वे करोति । 
अभिलषति जनो यः कुण्डिकां रिक्ततोया- 

मभिनवजलप्रस्तेन रोध्यः पुरस्तात्‌ ॥२००॥। 


अनवरतमयि त्वं क्लेशदे: काययष्टे! 
5 | ० 
कुरु कुरु किल तीत्रनिंजरां संतपोमिः । 

तदपि सुभग न त्ं हन्तरा संबर  त॑ 
भवसि भ्रुवनमध्ये मुक्तिकान्तः कदाचित्‌ ॥२०१॥ 

जगति य हृति नित्य॑ संवरं शंकरं त॑ 

विगतनिजसहाये चेतसा चिन्तयेत्सः । 

अचिरमसृतराज्यं मुक्तिकान्ताधवत्वं 
स्वजनितवहुसोर्यं॑ चेकदेव ग्रयाति ॥२०२॥ 
अथ--नवीन दुष्ट कर्मोका जो आख्रव रुक जाता है वह संवर कह- 
लाता है। वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, संयम ओर तीव्र 
प्यास, शीत तथा नाग्न्य आदि परीषहोंपर विजय प्राप्त करनेसे कभी 
भव्यजीबोंके होता है ॥१९७॥ है विचारवान्‌ प्राणी ! यदि तू दीघ॑ 
संसार-सागरकी दूसरी तटभूमिको शीघ्र ही प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है तो भात्मशक्तिके द्वारा बहुत शीघ्र आते हुए कर्मंसमूहका माननीय 
सुखदायक संवर कर ||१९८॥ इस संसारमें जो मनुष्य संवरके बिना 
दीध॑ संसारके बन्धनसे मुक्तिकी इच्छा करता है वह मनुष्य नौकाकी 
सहायताके बिना ही तूफानसे लहराते हुए समुद्रको क्या पार करनेका 
दज्छुक नहीं है ? ॥१९९॥। निशचयसे संवरके बिना जो निजंरा होती है 
वह मोक्षदायक कार्यको नही कर सकती है। ठीक ही है जो मनुष्य 
जलाशयको जलूरहित करना चाहता है उसे पहले नवीन जलका प्रवाह 


अष्टमो मयूल: ३०३ 


रोकना चाहिये ॥२००॥ है भव्य ! भले ही तू शरीरयष्टिको क्लेश 
देनेवाले उत्कट त्तपोंसे निर्जंरा कर छे तो भी तू इस जगत्‌में उस संवरके 
बिना कभी भी मुक्तिकान्ताका स्वामी नहीं हो सकता है ॥२०१॥ 
प्रकार अपने सहायकसे रहित संसारमें जो कोई हृदयसे उस सुखकारक 
संवरका निरन्तर विचार करता है वह शीघ्र ही मोक्षके राज्य और 
आत्मजनित बहुत भारी सुखसे युक्त मुक्तिवल्लभाके स्वामित्वको प्राप्त 
होता है। भाषा्थ--यद्यपि इस जीवके सिद्धोंके अनन्तवें भाग और 
अभव्यराशिसे अनन्तगु्णें कमंपरमाणुओंकी निजंरा प्रत्येक समय हो 
रही है तथापि उस निज राके द्वारा यह जीव संसारबन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता है क्योंकि जितने कमंपरमाणुओंकी निजेरा होती है उतने ही 
नवीन कमंपरमाणुओंका बन्ध हो जाता है। परन्तु सम्यग्दर्शन, गुप्ति, 
समित्ति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषहजय और चारित्रका निमित्त मिलनेपर 
जब नवीन कर्मोंका आगमन रुक जानेसे संवर होता है तब पृव॑बद्ध कर्म 
निजेर,को प्राप्त होते हैं ओर उसके फलस्वरूप समस्त कर्मोका क्षय कर 
यह जीव मुक्तिको श्राप्त करता है। यही कारण हे कि आगममें संबर 
पृ्वंक होनेवाली निर्जंराको ही महत्त्व दिया गया है ॥२०२॥ 


निर्जराभाव [-- 
भवपतननिमित्तानां. भवेउस्मिन्‌ खलानां 
सुभग॒ वसुविधानां कर्मणामेकदेशम । 
क्षणमयि जनानां जायते यत्त नित्य॑ 
मुनिषतिनिचयेनोद्गीयते निर्जया सा ॥२०३॥ 
भवति युगविधेयं कर्णां निजंरा सा 
हानशनमुखयत्ने: साधनीया परा च | 
जनहितमरसक्ता तत्र ॒ पूर्वा प्रवोध्या 
त्वपि भवति परा या सा न दक्षोपकारे ।|२०४॥ 
अभिलपषसि मवाब्धिं चेत्तरीतु' सखे भो 
झटिति तदिदद नौकां निजेरामाश्रय त्वम्‌ । 
नहि नहि नदहि लोके निजरामन्तरेण 
शिवनगरपतित्व॑ प्राप्यते मत्यछोक़ैः ॥२०५॥ 


इछ४ सम्यकक्‍्ल्वर्बचस्सामणि: 


'जलधिजलगनौकाया जले मध्यगं चेत्‌ 
सति सुषिरनिरोधे क्षिप्यते नो बहिस्तत्‌ । 
कथमिव खलु॒नोः सा प्रोत्तरीतु' प्रशक्‍्ता 
जलूधिसलिलगर्भ लाघवेनेह घुकता ॥॥२०६॥ 


हति जगति तपस्वी निजेराया! स्वरूप 
प्रमुदितमनसा वे नित्यशों भावयेद्‌ यः । 
अचिरमिह स मुकक्‍्तः कर्मणां बन्धनात्स्याद 
भवतु भवतु भिक्षो निजराव्यस्ततो भोः ॥२०७४, 


अर्थ--हे भव्य ! संसारपतनके कारणभूत दुष्ट आठ कर्मोका मनुष्योंकें 
जो निरन्तर एकदेश क्षय होता रहता है श्रष्ठ मुनिसमूहके द्वारा वह 
निरजरा कही जाती है ॥२०३॥ कर्मोंकी यह निर्जरा दो प्रकारकी होती 
है--एक तो अनशन आदि तपश्चरणके प्रयत्नोंस होती है और दूसरीः 
साधारण निज॑रा अपने आप होती रहती है। इन दोनों निजंराओंमें 
पहली निर्जरा ही मनुष्योंका हित करनेवाली जाननी चाहिये । और जो 
दूसरी निर्जरा है वह उपकार करनेमें समर्थ नहीं है। भावार्थ--आबाधघा 
पूर्ण होनेपर कर्मोके नि्षेक स्वयं ही निजीर्ण होने लगते हैं यह सविपाक 
निर्जरा है । यह निजंरा प्रत्येक संसारी प्राणीके होती है परन्तु उससे कोई 
लाभ नहीं होता । तपश्चरणादि करनेसे जो कमंपरमाणु उदयावलीमें 
आनेके पूव ही निर्जीर्ण होते हैँ उसे अविपाक निजेरा कहते हैं। यह 
अविपाक नि्जरा ही मोक्षका कारण है ॥२०४॥ है मित्र ! यदि तू संसार- 
सागरसे शोघ्र ही पार होनेकी इच्छा करता है तो निर्जरारूपी नौकाका 
आश्रय ले, क्‍योंकि जमत्‌में निर्जराके बिना मनुष्योंके द्वारा मोक्षमग रका 
स्वामित्व नही प्राप्त किया जा सकता ॥२०५॥ समुद्रके जलूके बीचेमें जो 
नौका पड़ी हुई है उसका छिद्र बन्द कर देनेपर भी थदि भीतर भरा हुआ 
पानी बाहर नहीं फेंका जाक्ता है त्तो- वह शीक्न ही 'समुद्रके जलम्ध्यको 
छोड़कर पार करनेके लिए केसे समथं हो सकती है ?॥२०६॥ इस प्रकार 
जो तपस्वी प्रसन्‍न चित्तसे निरन्तर निजजंराके स्वरूपका चिन्तन करता 
है वह शीघ्र ही कमोंके बन्धतसे मुक्त होता है । इसलिये हे साधों! तुम 
निर्मरासे ययुकत/होभी।।२०७४ 


अष्टभों मथूल: है७५ 
लोकंभाषना 
कटिगतकरयुरभो व्यस्तपादः पथिव्या- 
मिहमनुज इवायं तुड्जगताड़ीकृताड़ः | 
नभसि निरवसाने राजुसप्तद्यात्मा 
भवति स किल लोको द्रव्यपटकामिपूर्ण:॥२०८॥ 
अयमयि किल लोकोष्धः सुवेश्नासनाभः 
पुनरिह निजमध्ये स्रयेविम्बस्य तुल्यः । 
उपारि वरमुदद्भाकारयुक्तः समनन्‍्ताव्‌ 
पवनवलयबुन्देवेष्टितो. राजते सा ॥२०९॥ 
न हि नहि ननु लोको ब्रक्कणा निर्मितोड5्यं 
नहिनहि वसुदेवापत्यसंपालितों वा। 
नहि न हि दरणीयो भूतनाथेन तेन 
न हि न हि खलु शेषर्धारणीयः शिरोमिः ॥२१०॥ 
विविधविधिविपाकाज्जायमानः . कदाचित्‌ 
हापगतनिजसंशोी प्रियमाणः कदाचित्‌ | 
अमितमिति विज्ञांलं संभरन्‌ दुःखभारं 
भ्रमति जगति जीवो नित्यशो$स्मिन्‌ समन्‍्तात्‌ |२११ 
अभिलषसि यदि त्वं लोकसिन्धु बागाघ॑ 
निजश्चुजबलभूत्या संतरीतु क्षणेन । 
तदनवरतमेतल्लोकसिन्धुस्वरूप॑ 
स्तिमितसरलदृष्टथा मव्य भोश्चिन्तय त्वम्‌ |।२१२॥। 
भवति अ्वनसृष्टयाशिचिस्तनेर्मानवाना- 
मपगतचपलत्व॑ चित्तमुद्श्ान्तियुक्तम्‌ | 
मवति झटिति तेन ध्यानसिद्धिस्तया च 
प्रबककठिनकर्मारातिजातिप्रणांश: ॥२१३॥ 


अर्थ--अनन्त आकाशके बीच चौद॑ह राजु ऊँचा तथा छह द्रव्योंस 
परिपूर्ण यह लोक उस मनुष्यके आकार है जो पुथिवरीपर दोनों पेर फेला 
२७० 


३०६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


कर खड़ा हुआ है तथा कमरपर दोनों हाथ रखे हुए है २०८॥ है जीव ! 
यह लोक नीचे वेन्नासनके समान है, मध्यमें सूर्यंब्रिम्बके समान चपटा है 
और ऊपर मृदद्धके आकार है । वह लोक सब ओरसे वातवलयोंके समूहसे 
बेष्टित है। भावार्थ--लोकके तोन भेद है--१ अधोलोक, २ मध्यलोक 
और ३ ऊध्वंलोक । इनमें अधोलोक नीचे सात राजू फैला हुआ है और 
ऊपर एक राज चौड़ा है अतः इसका आकार वेत्रासन (मूढ़ा) के समान 
है । मध्यलोक समान धरातलपर एक राजू चौड़ा है इसलिये यह सूर्य- 
मण्डल अथवा झल्लरोके समान है । ऊध्वंलोक प्रारम्भमें एक राजू, बीचमें 
पाँच राजू और ऊपर एक राजू चोड़ा है अतः इसका आकार मृदज्के 
समान है । मेरुपवंतका मूलभाग पृथिवीमे एक हजार योजन और ऊपर 
निन्‍यानबे हजार योजन है। मध्यलोककी ऊपर नीचेकी सीमा भेरुपवंतके 
बराबर है । उसके नीचे अधोलोक और ऊपर ऊध्वंलोक हैं। लोकके 
चारों ओर घनोदधि वातवलय, घनवातवरूथ और तनुवातवलय ये तीन 
वातवलय हैं | लोकके नीचे जो वातबलय हैं उनकी मोटाई बीस-बीस 
हजार थोजनकी हैं। ऊपर क्रमश. घटती गई है । ऊपर लोकान्‍्तमें तीनों 
वातवलयोंकी मोटाई क्रमश: तीन कोश, दो कोश और पन्‍न्द्रह सौ पचहत्तर 
धनुष प्रमाण है ॥२०९॥ यह लोक न तो ब्रह्माके द्वारा रचा गया है, न 
विण्णुके द्वारा सुरक्षित है, न महेशके द्वारा हरण करने योग्य है ओर न 
शेषनागके हारा अपने शिरोंसे धारण करने योग्य है ।॥२१०॥ विविध 
कर्मोके उदयसे यह जीब कभी उत्पन्न होता है, कभी निष्प्राण होता हुआ 
मरता है । इस प्रकार अपरिमित विद्ञाल दुःखके भारकों भरता हुआ यह 
जीव इस जगत्‌में सब ओर निरन्तर भ्रमण करता है ॥२११॥ है भव्य ! 
यदि तू इस अगाध संसार-सागरको अपने भुजबलके वेभवके द्वारा शीघ्र 
ही तैरना चाहता है तो निरन्तर निश्चल तथा सरल दृष्टिसे इस संसार- 
सागरके स्वरूपका विचार कर ॥२१२॥ लोककी रचनाका विचार करनेसे 
मनुष्योंका चअचल चित्त निश्चल हो जाता है। निश्चल चिक्तके द्वारा 


शीघ्र ही ध्यानकी सिद्धि होती है और ध्यानकी सिद्धिके द्वारा प्रबल तथा 
कठिन कर्मरूपी शन्रुओंके समूहका क्षय हो जाता है ।२१३॥ 
बोधिदुले भभावना 


जगदिदमखिलं हि स्थावरेः प्राणिपुब्जे- 
रभिखचितमनन्तः सन्‍्तत वतंते भोः । 

भवति च किल तत्र हथ क्षकादिस्वलब्धि- 
जलघितलगरत्नप्राप्तिवद्‌ू. दुःखलूम्या ॥२१४॥ 


अष्टमो मूल: ३०७ 


विकलविततिसध्ये. पठ्चखत्वस्थ. लाभी 
गुणमणिनिकुरम्बे चोपकारशतेव । 
विविधकठिनयत्न: प्राषणीयः कदाचिद्‌ 
भवति श्वुवनमध्ये ते केषांशिदेव ॥२१५॥ 


अहिमुगगवयादी सदमे मानवानां 
सुमणिरिव समन्तात्कृच्छलम्यं नरत्वम | 

अपग॒तवति तस्मिस्तस्थ भूयो5पि लाभो 
ददनगतरुतत्तोत्पत्तितदू. दुःखसाध्यः ॥।२१६॥ 


तदपि यदि सुलब्धं॑ जायते कर्महाने- 
विंषयकरणगोत्रारोंगकत्वादिक॑ ततू . । 

असुखबहुकयत्नें: . प्राप्यतेषस्यां. जगत्यां 
सुखदजिनपधर्मस्तनत्र मो! कष्टलम्य: ॥२१७॥ 


अपि सुकुलबलादिः स्वगिनागेन्द्र भोगः 
प्रचुरधनसमूहों... भामिनीमण्डलं वा | 
नृपतिमधुरमेत्र्य चेतरत्सव मेतत्‌ 
सुलभमिह् जनानां दुलेम॑ बोधिरत्नम्‌ ॥२१४।। 


जगति सुखदबोधिं रत्नमासाध्य भाग्याद 
विषयतरलशाते रबड्जनं यच्तु पुंसाम्‌। 

भवति तदिह तेषामात्यतागवितानां 
मलयजतरुदाहो भस्मपृज्ञाय. पुंसाम्‌ ॥२१९॥ 


विषयजचलसोख्यादाप्लुवनू ना विराम 
न खलु न खलु शीघ्र हथेति सम्यक्‌ समाधिम्‌। 
भवति च सुसमाघो बोधिलामः फलाठ्य- 
स्तदिति झगिति नित्यं चीयतां भोः समाधिः ॥३१० 


३०८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


य हति जगति नित्य चिन्तयेद्‌ बोधिरत्नं 
प्रबलतरसुभागात्प्रापणीयं_ जने: सः । 
कैथमपि किल लब्धं बोधिरत्नं॑ प्रयत्ने! 
सततम्रिन समग्र पालयेत्तल्वदृष्ट्या ॥२२१॥ 


अथे--हे प्राणियों ! यहु समस्त संसार सब ओरसे अनन्त स्थाबर- 
जीवोंके समूहसे भरा हुआ है। इसमें द्वीन्द्रियादिककी प्राप्ति द्वोना 
समुद्रके तलभागमें पड़े हुए रत्नकी प्राप्तिके समान कष्टसाध्य है ॥२१४॥ 
बिकलत्रय जीवोंके समूहमें पश्चेन्द्रियपर्यायकी प्राप्ति गुणरूपी मणियोंके 
समूहमें कृतज्ञतागुणके समान नानाप्रकारके कठिन प्रयस्नोंस कभी संभव 
है और वह भी संसारके मध्यमें किन्हीं जीवोंको ही होती है, सबको नहीं 
॥२१५॥ जिस प्रकार मनुष्योंकी भीड़में उत्तम मणिका मिलना कठिन है 
उसी प्रकार सर्प, मुग तथा गवय आदि पन्‍्चेन्द्रिय जीबोंके मध्यमें मनुष्य- 
भव सब ओरसे अत्यन्त कष्टसाध्य है। वह मनुष्यभव प्राप्त होकर यदि 
नष्ट हो जाता है तो उसका पुनः प्राप्त होना जले हुए वृक्षका फिरसे 
उसी वुक्षके रूपमें उत्पन्न होनेके समान दुःखसाध्य है ॥२१६॥ यदि 
कर्मकी हानिसे वह मनुष्यभव मिल भी जाता है तो पड्चेन्द्रियोंके विषय, 
इन्द्रिय, गोत्र और नोरोगता आदि इस पृथिवीमें बहुत अधिक दुःखदायक 
प्रयत्नोंसे प्राप्त होते हैं और यह सब भी मिल जावें तो सुखदायक जिन- 
धमंका मिलना कष्टलम्य है ॥२१७॥ अथवा उत्तम कुल, बल आदिक, 
देव और नागेन्‍्द्रोंके भोग, प्रचुरधनका समूह, स्त्रियोंका समूह, राजाओंकी 
मधुर मित्रता तथा और भी सब कुछ मनुष्योंको सुलूभ है परन्तु बोधि- 
रूपी रत्नकी प्राप्ति दुर्लभ है।॥। १८॥ इस जगतूमें सुखदायक बोधिरत्नको 
पाकर विषयजनित नहवर सुखमे पुरुषोंका जो अनुरक्त होना है वह 
धनाह्यताके अहंकारी मनुष्योंका भस्मसमृहके लिए चन्दनवृक्षके जलानेके 
समान है ॥२१९॥ यदि कोई मनुष्य बिषयजन्य चञ्चल सुखसे विरक्तिको 
भी प्राप्त कर लेता है तो वह शीघ ही उत्तमसमाधिको प्राप्त नहीं होता 
है। चूंकि उत्तमसमाधिके प्राप्त होनेपर ही बोधिकी प्राप्ति सफल होती है 
इसलिए है भव्यप्राणियों ! निरन्तर श्षीघत्र ही उस समाधिकी प्राप्त किया 
जाय ॥२२०॥ इस प्रकार जगत्‌में जो मनुष्य प्रबलतर भाग्यसे प्राप्त होने 
योग्य बोधिरत्नका निरन्तर चिन्तन करता है वही किसी प्रकार प्राप्त 
हुए उस बोधिरत्नकी अनेक प्रयत्नों द्वारा यथार्थरूपमें पूर्ण रक्षा कर 
सकता है। भावाथं-परपदार्थसे भिन्‍न और स्वकीय गुणपर्यायोंसे 


अष्टमो मयूलथः ३७९, 
अभिन्‍न ज्ञाता द्रष्टा स्वभाववाले आत्मस्वरूपमें अभिरुचि तथा लीनता 


होना बोधि कहलाती है। इसकी दूलभताका जो मनुष्य निरन्तर विचार 
करता है वही इसकी परमार्थसे रक्षा कर सकता है ॥२२१॥ 


घर्मभभावना-- 
भवजलघधितलादः प्राणिनो मोक्षमध्य 
घरति भवति घर्मोष्सो जिनेन्द्र! प्रगीतः । 
स॒ च शुभतमदृष्टिज्ञानषृत्तप्रमेदात्‌ 
त्रिविध इृह समुक्तो5य॑ सुनीन्‍्द्रेमंहद्धिः ।।२२२॥ 
जगति यदिद्द चिन्तारत्नमस्ति प्रसिद्ध 
तदपि जनचयेना5चिन्त्यमानं ददाति । 
अभिलषितफलालीं कल्पवृक्षोडषपि तद्वत्‌ 
फलमयि खलु दातु कल्प्यमानः सुशक्तः ॥२२:॥ 
$ सुरभिरपि जगत्यां कामदा या प्रसिद्धा 
सुरवरनिकरेणा5काम्यमाना. सदेन्यम्‌ । 
प्रभवति फलपुञ्ज॑ सापि दातुं सुराणा- 
मयमिदद  जिनधर्मोष्प्राथितः कामदस्तु ॥२२४॥ 
अमिलपसि यदि त्वं म्ुक्तिकान्तापतित्व 
हममिलपसि यदि त्वं सेन्द्रनागेन्द्रसोख्यम्‌ । 
अभिलपसि यदि तवं चक्ररत्नाधिपत्व॑ 
तदिद जिनपधमंश्चीयतां चेतसा भोः ॥२२५॥ 
हति ये हद प्थिव्यां शर्मदं जेनधर्म 
हाकुटिलहृदयेनाजस्रमाचिन्तय न्ति । 
लघु भवति च तेषां धघीरता स्वात्मधर्मे 
मत्रति पुनरबाप्तिमोक्षसौख्यस्थ ननम्‌ ॥२२१३॥ 
अथं---जो जोवोंको संसार-समुद्रके तलभागसे निकाल कर मोक्षके 
मध्यमें धर दे--पहुँचा दे, जिनेन्द्र भगवानने उसे धर्म कहा है। वह धर्म 
इस जगतुमें सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रके भेदसे महा- 


३१० सम्यक्त्थ-चिन्तामणिः 


मुनियोंके द्वारा तीन प्रकारका कहा गया है ॥२२२॥ इस जगतमें जो 
चिन्तामणि प्रसिद्ध है वह जनसमूहके द्वारा चिन्तित होनेपर ही देता है । 
उसी प्रकार कल्पवुक्ष भो यात्रित होनेपर अभिलषित फलसमूहकों 
देनेके लिये समर्थ होता है । पृथिवीमें जो कामधेनु प्रसिद्ध है वह भी जब 
देवसमूहके द्वारा दीनतापूवंक याचित होती है तभी देवोंको फलका 
समूह देनेमें समर्थ होतो है | परन्तु जिनेन्द्रधमं प्राथंनाके बिता ही वांछित 
फलको देनेवाला है ॥२२३-२२४॥ है प्राणी ! यदि तू मुक्तिकान्ताके 
स्वामित्वको चाहता है, यदि तू देव और धरणेन्द्रके सुखको चाहता है 
और यदि तू चक्ररत्नके स्वामित्वको चाहता है तो इस जगत्‌में हृदयसे 
जिनधमंका संचय किया जाय ॥२२५॥ इस प्रकार इस पृथिवोपर जो 
सरल हृदयसे निरन्तर सुखदायक जेनधमंका चिन्तन करते हैं उनकी 
शीघ्र ही स्वात्मधमंमें स्थिरता होती है और उसके फलस्वरूप उन्हें 
निश्चयसे मोक्षसुखकी उपलब्धि होती है ॥२२६॥ 


भावनताओंका फल-- 
भावना मुनिमिद्येता भाविताः द्रिभाषिताः। ह* 
मुक्तिकान्तासमासड्धे दुतीतुल्या: प्रकीतिताः ॥२२७॥ 
अर्थ--मुनिय्तोंके द्वारा चिन्तवन की हुई ये ऋषिप्रणीत बारह भाव- 
नाएँ मुवितरूपी कान्‍्ताका समागम करानेमें दूतीके तुल्य कही गई हैं 
॥२२७।॥ 
आगे संवरके साधक परिषहजयका वर्णन करते हैं-- 
संवराध्वदृढ़ी माव-निजराथ मुनोहबरे! । 
परीपहाइच सोढव्याः श्ुधाद्या हृथग्रविंशतिः ॥२२८।। 
अथं--संव रके मार्गमे दृढ़ रहने तथा कर्मोकी निर्जरा करनेके लिये 
मुनिराजोंको क्षुधा आदि बाईस परीषह सहन करना चाहिये ॥२२८॥ 
क्षुष्ापरीषहुजय-- 
साधोः शक्षुत्लामकण्ठस्य ताम्यतो व्रतमण्डलेः । 
भ्क्तपूवस्थ भोज्यस्यास्मरतो धैर्यशालिन: ॥२२९॥ 
भ्रुण्जानस्पानवरतं वेराग्याम्तभोजनस्‌ । 
शस्यते तपसो द्वेतुः क्षुदुवाधाविजयो जिने। ॥२३०॥ 


अष्टमो मयूख: ३११ 


अथं--जिनका कण्ठ क्षुधासे कृश हो गया है, अनेक ब्रतसमूहोंसे जो 
कायक्लेशको प्राप्त हो रहे हैं, पहले भोगे हुए भोजनका जो स्मरण नहीं 
करते हैं, जो धेयंसे सुशोभित हैं, और जो निरन्तर वराग्यरूपी अमृतमय 
भोजनका उपभोग कर रहे हैं ऐसे साधुके जिनेन्द्र भगवानुने तपका कारण- 
भूत क्षुधापरिषहजय कहा है ॥२३९-२३०॥ 
तृषापरिधहृजय-- 
चण्डभानुसपृत्तप्तदेहयष्टेरनारतस्‌ । 
भ्रमतश्चण्डदेशेषपवासादिविधा यिनः ॥३३१॥ 
तृषया शुष्ककण्ठस्य यते!ः सम्यक्त्वशालिनः । 
तां प्रत्यचिन्तनं प्रोक्‍्तम्र॒दन्‍्याजयनं जिनेः ॥२३२॥ 
अथं--जिनका शरीर सूयंसे संतप्त हो रहा है, जो निरन्तर गर्म 
देशोंमें विहार करते हैं, जो उपवासादि करते हैं तथा प्याससे जिनका 
कण्ठ सूख गया है ऐसे सम्यग्दृष्टि मुनिका उस प्यासकी बाधाका विचार 
नहीं करना .जिनेन्द्रभगवानुके हारा तृषापरिषह्ृजय कहा गया है 
॥२३१-२३२॥ 


शोतपरिषहजय -- 
हिमानीपातचन्द्राभमीभूतकान नसं चये | 
दरिद्रदवन्द्रदन्तीयक्टात्का रकरम्बिते ॥२३३॥ 
हेमन्ते वीतवस्त्रस्य सरित्तीरनिवासिनः | 
महावीरस्य संभिक्षो! इलाध्यते शीतसंजयः ।॥|२३४॥ 


अथं--बफेके पड़नेसे जब वनोंका समूह चन्द्रमाके समान सफेद हो 
रहा है और जो दरिद्व स्त्री-पुरुषोंके दांतोंकी कटकट आवाजलसे व्याप्त है 
ऐसी हेमनत ऋतुमे नदीके तटपर निवास करने वाले महाशक्तिशाली 
दिगम्बर साधुका शीतपरिषहजय प्रशंसनीय होता है ॥२३३-२३४।॥ 


उद्णपरिषहजय-- 
ग्रीष्माक तापसं जीण पश्रपा द परा जिनि । 
दवदावशिखादीप्ते. निदाघे चण्डमारुते ॥ २३५।॥ 
नेकोपवाससंभूतपित्तकोपततेयतेः है 
अग्निकल्पशिलापुष्ठश्तैकासनशालिनः ॥२३६॥ 


शैररे सम्यकत्व-चिन्तासर्णि: 


आतापनादियोगेन रुद्धकमं चयागतेः । 
उष्णवाधाजयोश्जय्यो गीयते जिनशरिमिः ॥२३७॥ 
अथें- ग्रीष्मऋतुके सूर्य सम्बन्धी संतापसे जीणं पन्नवाले वृक्षोके 
द्वारा जो सुशोभित्त हे, जो दावानलकी ज्वालाओंसे देदीप्यमान है तथा 
जिसमें गर्म लू चल रही है ऐसे ग्रीष्मकालमें अनेक उपवासोंके करनेसे 
जिनका पित्त भड़क उठा है, जो अग्नितुल्य शिलातलपर एकासनस्ले 
सुशोभित हैं, तथा आतापनादि योगके द्वारा जिन्होंने कमंसमूहका 
आख्रव रोक दिया है ऐसे मुनिके जिनेन्द्र भगवानने श्रेष्ठतम उष्णपरिषह- 
जय कहा है ॥२३५-२३७॥ 
बंशसदाकपरिषहुजय-- 
नतनाब्दमहानादत्रस्त भीरुकचेतसि । 
सलिलासारसंछन्नगगनाभोगशोभिनि ॥२३८॥ 
काले जलदजालानां वृक्षमलनिवासिनः । 
चलवत्पादपपत्राली पतत्पानीयशीकरे: ॥२३९॥ 
शीतेरुद्भूतरोमाश्रप्राश्वितस्य महायुनेः । 
वृश्चिकेदन्दशूकाये में शका थे शच जन्तुमिः ॥२४०४ 
दष्टदेहस्प तद्वाधा5चिन्तनं पुनिसम्मतः 


उकतो दंशमशकादेबाधाया विजयो जिने; ॥२४१॥ 
अरथ--नवीन मेघोंकी महागजंनासे जब भीरु मनुष्योंका चित्त भय- 

भोत हो रहा है और जलकी मूसलाधार वर्षासे आच्छादित आकाशके 
विस्तारसे जो सुशोभितत है ऐसे वर्षाकालमें जो वृक्षोंके नीचे निवास कर 
रहे हैं, वृक्षोंके हिलते हुए पत्रसमूहसे टपकनेवाली पानोकी ठण्डी बूंदोंसे 
उत्पन्न हुए रोमाञ्चोंसे जो सुशोभित हैं तथा बिच्छू, साँप और मच्छर 
आदिसे जिनका शरीर डा गया है ऐसे महामुनिका उस बाधाका 
विचार नहीं करना जिनेन्द्रभगवानुके द्वारा दंशमशकपरीषहजय 
कहा गया है। यह परिषहजय मुनियोंके द्वारा मान्य है--अर्थात्‌ मुनि 
इसे सहषं सहन करते है ॥२३८-२४१॥ 
नाग्यपरिषहजय--- 

ग्रन्थसम्बन्धमुक्तस्य ब्रह्मचय विभासिनः । 


तदात्वोत्पन्नवालस्मेवातिनिर्मलचेतस: ॥२४२॥ 


बना 


अप्टमो मयूल्॑ः ३१३ 


जितचित्तविकारत्वाल्ललनालतिका: सदा | 
निन्‍्धया भावयतो मभिक्षोरपवर्गामिलाषिणः ॥१२४३॥ 
भवभोगशरीरेम्यो विरक्‍तस्यथ प्रशस्पते | 
नाग्न्यवाधाजयः सद्धिराखवत्कमंरो धकः ॥२४४॥ 
अर्थ--जो परिग्रहके सम्बन्धसे निमुक्त हैं, ब्रह्मचयंसे सुशोभित हैं, 
तत्काल उत्पन्न हुए बालकके समान जिनका चित्त निम्ंल है, मानसिक 
विकारोंको जीत्त लेनेसे जो स्थत्रियोंको सदा निन्‍्य समझते हैं, जो मोक्षके 
अभिलाषी हैं तथा संसार, शरीर शोर भोगोंसे विरक्त हैं ऐसे मुनिका 
नाग्न्यपरीषहजय सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय होता है। यह नाग्न्य- 
परीषहजय आते हुए कर्मोको रोकनेवाला है ॥२४२-२४४॥ 
अरतिपरोषहजय--- 
वादित्र नृत्यगी तादिशन्ये शन्यनिकेतने । 
शिलागुहाकदम्बं बा कानने तरुकोटरे ॥२४५॥ 
बसतः सुखदुःखादी सदा माध्यस्थ्यधारिणः । 
यतेजयो5रते:. प्रोक्ती जिनप्रोक्तमहागमे ॥२४७६॥ 
अर्थं-- जो वादित्र, नृत्य तथा गीतादिसे शून्य, सूने घरमे, पत्थरोंकी 
गुफाओंके समूहमें, बनमे तथा वक्षोकी कोटरमें निवास करते हैं तथा 


सुख-दुःख आदियमें सदा माध्यस्थ्यभावकों धारण करते हैं ऐसे मुनिके 
जिनप्रणीत महागममें अरतिपरिषहृजय कहा गया है ॥२४५-२४६॥ 
सत्रीपरीषहजय-- 
मरन्दामन्दमाकन्दकुन्दकुड्मलमज्जुले । 
निजने काननोहशे वनिताविश्रमादिभिः ॥२४७॥ 
अश्रान्तचेतसो भिक्षोर्मारमारणकारिण: । 
विजय; शस्यते सद्धि;ः स्त्रीपरिषहसंहतेः ॥२४८॥ 
अर्थ--बहुत भारी मकरन्दसे युक्त आम त्तथा कुन्दकी बोंडियोंसे 
शनोहर निरजन वनप्रदेशमें स्त्रियोंक हावभाव आदिके द्वारा जिनका 
चित्त श्नान्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने कामको परास्त कर दिया हें ऐसे 


मुभिका स्त्रीपरिषहजय सत्पुरुषोके द्वारा प्रशंसनीय होता हे ॥२४७- 
२८ 


३१४ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


चेत्यचैत्यालयादीनां बन्‍्दनादिनिमिचतः । 

चरणावृतिशन्यस्थ चरतइचेयंया सदा ॥ २४७९ 
्छि क्र 

पाषाणकण्टकच्छिन्नपादयुग्मपतत्तर : । 


शोणिते. रक्‍्तरथ्यस्यथ पथ्यान्वेषणकारिणः ॥२७५०॥ 
पुरानुभूतमातड़ स्यन्दनागमिसश्वरम्‌ । 
स्वप्नेउप्यस्मरतः. साधोध्चर्याद:ःखजयों मतः ||२५१॥ 


अर्थ--चैत्य तथा चेत्यालय आदिकी वन्दनाके निमित्त जो सदा ईर्या- 
समितिसे विहार करते हैं. जो चरणावृति--पादत्राणसे रहित हैं, पाषाण 
तथा कण्टक आदिसे खण्डित चरणयुगलसे अत्यधिक मात्रामे पड़नेवाले 
रुधिरसे जिन्होंने मार्गका सेचन किया है, जो आहारका अन्वेषण कर 
रहे हैं अर्थात्‌ निरवद्य आहारकी खोजमे विहार कर रहे हैं और पहले 
गृहस्थावस्थामें अनुभूत हाथी तथा रथ आदि बाहनोंके द्वारा होने वाले 
सचारका जो स्वप्नमें भी स्मरण नही करते है ऐसे साधुके चर्यापरिषहृका 
जीतना माना गया है ॥२४९-२५१॥ 


निषद्या परिषहृजय-- 
शाकिनीभीवहारात्रप्रतिध्वनितदिक्तटे । 
इमशाने, मिंहशादलविषमारावसंभृते ॥२५२॥ 


कान्तारे, शुन्यसंवासे गहरे तरुकोंटरे । 
बसतो . विविधव्याधासहने. धीरचतसः ॥२५३॥ 
वीरकोदण्डदण्डादिनिषद्या बहुदु:खदाः | 
साधोध्ेतवतः . स्वात्म्यसौर्यसंभारशोभिनः ॥|२७४॥ 
तदुवाधाइचिन्तनं सद्यो मुक्तिदो मुनिसस्मतः । 
निषद्यादःखबिजयः हलाध्यते. बरतरिभिः ॥२५५॥ 


अथे--शाकिनियोंके भयोत्यादक शब्दोंकी प्रतिध्वनिसे' जिसमें 
दिशाआके तट गूंज रहे हैं ऐसे इमशानमे, सिहों तथा व्याप्रोंके विषम 
शब्दोंसे परिपूर्ण वनमे, निजंन मकानमें, गुफामें और वृक्षोंकी कोटरमें जो 
निवास करते हैं, विविध प्रकारकी बाधाओंके सहनेमें जिनका चित्त धीर 
है, जो वीरासन, धनुरासन अथवा दण्डासन आदि कष्टदायक आसनोंको 


अष्टमो भय: औै१५ 


धारण कर रहे हैं तथा जो स्वात्मसुखके समूहसे सुशोभित हैं ऐसे साधुका 
उन सब वाधाओंका चिन्तन नहीं करना उत्तम आचायोंके द्वारा निषद्या 
परीषहजय प्रशंशित किया जाता है। यह निषद्यापरिषह शीघ्र ही मुक्तिको 
देनेवाला है तथा मुनियोंके लिये अत्यन्त इष्ट हैं ॥२५२-२५५॥ 


शय्यापरिषह जय-- 

शास्त्रपाठाध्वसंचारसं जा त श्रमखेदिन: । 

शर्कराकण्टकाकीणें.. भूप्रदेशेधजने. निशि ॥२५६॥ 

एकपारश्वेंण मौह्ती निद्रां प्राप्तततों यते:। 

प्रवाधां तत्कृतां शान्त्या सहमानस्यथ भूतले ॥२५७॥ 

शय्याबाधाजयो नित्यमास्रवत्कमंवारकः । 

आप » 
गदितो गदितग्रन्धेनिग्रन्थेजिनसूरिमिः ।|२५८॥॥ 
अरथें--शास्त्रस्वाघध्याय अथवा मा्गमें चलनेके कारण उत्पन्न थकावटसे 

जो खेदयुक्त है, कछ्भूण तथा कांटोंसे व्याप्त विजन भूखण्डमें जो रात्रिके 
समय एक करवटसे मूहूतंव्यापिनी निद्राको प्राप्त हैं तथा पृथिबीतलूपर 
उसके द्वारा की हुई बाधाको जो शान्तिसे सहन कर रहे हैं ऐसे मुनिके 
शय्यापरिषहजय अनेक ग्रन्थोंके रचयिता निग्न न्थ जेनाचार्योके द्वारा कहा 
गया है। यह शय्यापरिषहजय निरन्तर आनेवाले कर्मोको रोकने वाला 
है ॥२५६-२५८॥ 


आक्रोशपरिषहजय--- 
मिथ्यादर्शनसंदुष्तदुष्टमानववर्णितम््‌ । 
अवज्ञाभत्स नानिन्दासभ्यवाचाकदम्बकम्‌ ॥२५९॥ 
शुण्बतो5षपि. तदर्थेषु न समाहितचेतसः । 
सहसा तत्प्रतिब्याध॑ं कतुं शक्लुबतो5पि च ॥२६०॥। 
अभिचिन्तयतो नित्यं विपा्क॑ पापकर्मणास्‌ । 
ततोश्नुष्ठानसंलीनमानसस्य महायते। ॥२६१॥ 
कषायगरलाभावोी. हंदये किक गीयते | 
जयो दृथाक्रोशवाघाया आत्मशौचविधायकः ॥२६२॥ 


३१६ संम्यक्स्व-चिन्तामणि: 


अर्थ--मिथ्यादर्शनसे गवित दुष्ट मनुष्योंके द्वारा कहे हुए अनादर 
तिरस्कार और निन्दारूप असम्य बचनोंके समूहको सुनते हुए भी जिनका 
चित्त उन शब्दोंके अर्थंमें संलग्न नहीं होता है, जो उनका प्रतिकार करनेके 
लिये तत्काल समर्थ होनेपर भी जो निरन्तर पापकर्मोके विपाकका हो 
विचार करते है ओर तपके अनुष्ठानमे जिनका चित्त संलोन है ऐसे 
महामुनिके हृदयमें जो कषायरूपी विषका अभाव रहता है अर्थात्‌ उन्हें 
क्रोध उत्पन्न नहीं होता है वह आत्मशुद्धिको करने वाला आक्रोशपरि- 
षहजय कहलाता है ॥२५५-२६०॥। 


वधपरिषहजय-- 
रथाडुखड्बअकोदण्ड दण्ड मुद्गरता ड ने: । 
ताब्यमानशरीरस्य व्यापादकशरीरिष ॥|२६३॥ 
अकुबवतों... मनोदुःखं मनागपिकदाचन । 
पूर्वोपार्जितदुष्कर्म फलमेतत्समा गतम्र्‌ ॥२६४॥। 
इसे वराकाः कि कुयुरीश्वरस्य ममात्मनः । 
बपुरेतत्क्षीणरोचिः क्षणरोचिरिवाचिरम्‌ ॥२६५॥। 


दशनश्ञानचारित्रसुखवीर्या दिसद्गुणाः | 
न हन्यन्ते कदाप्येतेमुंधा कि खसृत्युचिन्तनें: ।२६६।॥ 
एवं चिन्तयतः साधोः स्चेत्र समदश्शिन: । 
वधव्याधक्षमा दुःखक्षमं:.. स्नरिभिरुच्यते ॥२६७॥ 


अयथं--चक्र, कृपाण, धनुष, दण्ड और मुदग रोंके प्रहारसे जिनका शरीर 
पीडित हो रहा हैं फिर भी जो मारने वालोंके ऊपर मनमे कभी थोड़ा 
भी दुःख नही करते हैं । किन्तु यह विचार करते हैं कि यह मेरे पूर्वोपाजित 
पापकमंका फल आया है। ये वेचारे सामथ्य॑वन्‍्त मेरी आत्माका क्‍या 
कर सकते है । यह शरीर विजलीके समान शीक्र ही नष्ट हो जानेवाला 
है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख और वीर्य आदि समीचोन गुण इनके द्वारा 
नष्ट नहीं किये जा सकते । इसलिये व्यथ॑ ही मृत्युकी चिन्तासे क्या लाभ 
है। ऐसा विचार करनेवाले सर्वंसमदर्शी साधुका वधपरिषहजय दुःख- 
सहन करनेमें शमर्थ आचार्योंके द्वारा कहा जाता है ॥२६३-२६७॥ 


अध्टमो मय: ३१७ 


पाचनापरीषहजय-- 
तपोष्नुष्ठानलीनस्यथ तपोभावनया सदा | 
निःसारी कृतदेहस्य दावदग्धतरोरिव ।।२६८।॥। 
शिरालदेहयन्त्रस्य श्षधाक्षीणायुपोषपि च। 
आहारभेषजादीन्ययाचमानस्य कुत्रचित्‌ ॥|२६९॥ 
भिक्षाकालेडपि शम्पावद्‌ दुलक्ष्यवपुषो मुनेः । 
याचनादुःखविजयः शस्यते  शस्तब्रिभिः ॥|२७०॥ 
अर्थ--जो सदा तपकी भावनासे तपके अनुष्ठानमें लोन रहते हैं, 
जिनका शरीर दावानलसे जले हुए वृक्षके समान साररहित हो गया है, 
जिनका शरीररूपी यन्त्र उभरी हुई नसोंसे व्याप्त है, क्षुधासे क्षीणायु 
होनेपर भी जो आहार तथा औषध आदिकी कहीं याचना नहीं करते हैं 
और चयकि कालमें भी जिनका शरीर बिजलीके समान कठिनाईसे दिखाई 
देता है ऐसे मुनिका याचनापरिषहुजय प्रशस्त आचार्योके द्वारा प्रशंसनीय 
होता है ॥॥२६८-२७०।॥॥ 
अलाभमपरीषहजय-- 
वातस्पेवातिसड्भस्यानेकदेश विहा रिणः | 
वाचंयमस्य सन्तोषसुधास्वादपटीयसः ।।२७१॥ 
सकृत्स्वविग्रहालोकमात्रतन्त्रस्य वासरे | 
एककृत्वः करदइन्द्॒पात्रेईअतिस्वल्पमोजनम्‌ ॥२७२॥ 
ध्रुज्जानस्य महामिक्षोभिक्षां बहुदिनेष्वपि । 
अनवाप्याप्यसंक्लिष्टेतसश्चितसद्गुणम्‌ ॥|२७३॥ 
अलाभमबाघाजयनं चयन सौख्यसन्ततेः । 
प्रशस्यते सदा सद्धिन्निजीर्णाखिलकमंकम्‌ ।|२७४॥ 
अर्थ--जों वायुक्रे समान निःसज्जञ हैं, अनेक देशोंमें विहार करनेवाले 
हैं, मौनसे रहते हैं, सन्तोषरूपी सुधाका स्वाद लेनेमें अत्यन्त चतुर हैं, 
एक बार अपने दशरीरका आलोकन कराते हैं अर्थात्‌ आहारके लिये किसीके 
घर बार बार नही जाते हैं, दिनमें एकबार करयुगलरूपी पात्रमें अत्यन्त 
अल्प भोजन करते हैं और बहुत दिनोंमें भी भिक्षाके न मिलने पर भी 
जिनके चित्तमें कुछ भी संवर्लेश उत्पन्त नहीं होता है उन महामुनिके सुख- 


३१८ सम्यक्‍त्व-चिन्तामणिः 


समूहको संचित करने वाला एवं चेतनके सदगुण रूप अलाभपरिषहजय 
सदा सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय होता है। यह अलाभपरीषहजय समस्त 
कर्मोकी निर्जंरा करनेवाल। है ।॥२७२-२७५ ।। 


शेगपरिष हुजय-- 
विरुद्धाहारपानादिसेवनादिनिमित्ततः । 
वातादिरोगसंघाते संजातेषपि कलेवरे ॥|२७५ 
जल्लमल्लोपधिव्राते सत्यपि रोगवारणे । 
शरीरत्यक्तमोहस्थ प्रतिकारानपेक्षिण: || २७६॥। 
महामुनेमहाधेयशालिनः क्षमतापतेः | 
अभिहितं रुजाबाधासहनं॑. स््रिसंचये: ।।२७७॥। 


अर्थ--विरुद्ध-आहा र-पानादिसेवनके निमित्तसे वात आदि रोग- 

समूहके हो जानेपर भी तथा रोगको दूर करनेवाली जल्लमल्लौषधि 
आदि ऋद्धिसमूहके रहते हुए भी जिन्होंने शरीरमें मोह छोड़ दिया है, 
जो प्रतिकारकी अपेक्षा नहीं रखते हैं, महान्‌ घेयेंसे सहित हैं तथा सब 
प्रकारकी सामथ्येसे सहित हैं ऐसे महामुनिके रोगपरिषहका जीतना 
आचार्योके समूहने कहा है ॥२७५-२७८॥ 
तृणाविस्पश्ंपरिषहजय-- 

शकरासत्तिकाकाष्ठतणकण्टकश्लकेः । 

छिन्नेषपि. पादयुगले. तत्रानासक्तचेतसः ।॥२७८।। 

चर्य्याशय्यानिषद्यास हरतः प्राणिपी डनम्‌ । 


यतेस्तुणादिसंस्पशाबाधाया:. विजयो मतः ॥२७९॥। 
अथं--छोटे-छोटे क.द्भूण, मिट्टी, काष्ठ, तृण, कण्टक तथा शूलके 
द्वारा चरणयुगलके छित्त भिन्‍त हो जानेपर भी उस ओर जिनका चित्त 
आसकत नहीं है तथा जो चर्या, शय्या और निषद्यामें प्राणिपीड़ाका 
परिहार करते है ऐसे मुनिके तृणादिस्पर्शपरिषहृका विजय माना गया 
है ॥२७९-२८०॥ 


सलूपरिषहुजय-- 
ग्रीष्प्रीष्मांशुसन्तापजनितस्वेदबिन्दु मिः | 
संसक्तघलिपुज्जस्य सिध्मकण्ड्वादिखेदिनः )|२८०॥| 


अष्टमो ममूख: ३१९ 


विग्रहे वीतमोहत्वादस्नानवतधारिण: | 
ज्ञानचारित्रदृष्टयादिशोततोयावगा हने : ॥२८१॥ 
ए ८. 
कमपज्कापहाराय नित्यमुद्य तचेतसः । 
आख्यायते मलब्याधघसहनं यतिभूपतेः ॥२८२॥ 
. अरथे--प्रीष्म ऋतुसम्बन्धी सूर्यके संतापसे उत्पन्न पसीनाकी बुँदोंसे 
जिनके धघूलिका समूह लग गया है, जो सेहुआ तथा खाज आदिके खेदसे 
युक्त हैं, शरीरसे निर्मोह होनेके कारण जो अस्नानका ब्रत धारण करते 
हैं अर्थात्‌ जिन्होने जीवनपर्यन्तके लिए स्नानका त्याग कर दिया है और 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र आदि गुणरूपी शीतल जलके 
अवगाहनके द्वारा जो कमंरूपी पद्धुकों दूर करनेके लिए उद्यत चित्त 
रहते है ऐसे मुनिराजके मलूपरिषह॒विजय कहा जाता है ॥२८१-२८३॥ 
सत्कारपुरस्कारपरिषहुज प-- 


महातपस्विनः साधोत्रक्षचययुतात्मनः । 
परवादिमदेभालीक्रुद्धवारणवेरिणः ॥२८३॥ 
असत्कारपुरस्कारे लेशमात्रमखिद्य तः । 


गीयते खलु सत्कारपुरस्कारव्यथाजयः ॥२८४॥ 
अर्थ--जो महातपस्वी हैं, जिनक॑! आत्मा स्वरूपरमणरूपी ब्रह्मचयंसे 
सहित है, जो परवादीरूपी मदोन्मत्त हाथियोंके लिए कुद्ध सिंह हैं तथा 
सत्कारपुरस्कारके अभावमे जो रज्न्चमात्र भी खेद नहीं करते हैं ऐसे 
साधुके सत्कारपुरस्कारपरिषहजय कहा जाता है ॥२८४-२८५।॥ 
प्रशापरिषह्ृजय-- 


अन्ञपूर्वादिविज्ञस्य शब्दन्यायादिवेदिनः । 
शारदाकेलिगेहस्य मथितग्रन्थतोयथेः ॥|२८५०॥ 
तपो5्नुष्ठानदक्षस्य गर्वालुत्पत्तिरंशत: । 


प्रज्ावाधाजय: साधो: शस्यते वरश्रिभि: ॥२८६॥। 
अथं--जो अज्भू-पूर्वांदिके ज्ञाता हैं, व्याकरण तथा न्याय आदि 
शास्त्रोंके वत्ता हैं, सरस्वतीके क्रीड़ामन्दिर हैं, शास्त्ररूपी सागरका मनन्‍्थन 
करनेवाले हैं, और तपश्चरण करनेमें समर्थ हैं ऐसे साधुके अंशमात्र 
अहंकारका उत्पन्न नही होना उत्तम आचार्योके द्वारा प्रज्ञापरिषहजय 
कहा जाता है ॥२८६-२८७॥ 


३२० सम्यकक्‍्त्व-चिन्तामणि: 


अशानपरिषहजय-- 
अविज्ञो5्यं पशुप्रख्यो नेव जानाति किष्चन । 
इत्याथवक्षेपतच!ः . सहमानस्यथ. नित्यञज्ञ: ॥२८७॥ 
साधोस्तपस्विनःचेतःसंक्लेशानुदयः क्वचित्‌ ] 
अज्ञानबाधाविजयो गीयते . मुनिमण्डलः ।।२८८।। 
अथ--यह अज्ञानी है, पशुके समान है, कुछ भी नहीं जानता है 
हत्यादि तिरस्कार के वचन निरन्तर सहन करता है फिर भी जिसके कहीं 
मानसिककलेश उत्पन्त नहीं होता उस तपस्वी साधुके अज्ञानपरीषहजय 
मुनिसमूहके द्वारा कहा जाता है ॥२८८-२८९॥ 


अदद्ंनपरिषहजय-- 
के! 
बराग्यमावनायत्तहदयस्य तपस्विन! । 
ज्ञाताखिलपदाथ्थस्य धमंनिष्णातसन्मतेः ॥|२८९॥।। 


चिरप्रव्रजितस्यापि ममाद्यापि. महस्बिनः । 
विज्ञानातिशय। कश्चिन्नोत्पन्न: सुखदो श्रुति ॥२९०॥ 
व्यथेयं सबंधा दीक्षा विफल ब्रतपालनम्‌ । 
इस्येबमादिचिन्ताभिदरगस्य महामने: ॥२९१॥ 
ए पु > 
दशनशुद्धिसंयोगाद्‌ विमलीकृतचेतसः । 
जयोइदर्शानदुःखस्य कथ्यते.. मुनिसत्तमें: ॥२९२॥ 
अर्थ-मेरा हृदय वेराग्यभावनाके अधीन रहता है, मैं तपस्वी हूं, 
समस्त पदार्थोकों जानता हूँ, मेरी बुद्धि धर्ंमे निष्णात है, मुझे दीक्षा 
लिए हुए बहुत समय हो गया और मैं बड़ा प्रतापी हूँ फिर भी मैरे पृथिवी- 
पर सुखदायक ५ई भी विज्ञानका अतिशय प्रकट नहीं हुआ है इसलिये 
यह दीक्षा स्वंथा व्यर्थ है, और ब्रतोंका पान करना निष्फल है इस 
प्रकारके विच। रोंसे जो दूर रहते हैं तथा सम्यग्दर्शनकी विशुद्धताके योगसे 
जिनका हृदय निमंल है ऐसे महामुनिके अदर्शनपरिषहजय श्रेष्ठ मुनि- 
राजोंके द्वारा कहा जाता है ॥२९० र०श॥। 
आगे परिषहोक कारण तथा स्वामीका वर्णन करते हैं--- 
चारित्रमोहतो नाग्न्यनिषद्याक्रोशयाचनाः । 
स्त्रीसत्कारपुरस्कारारतयश्च॒ अवन्ति. ते ॥२९१॥। 


अष्टमो मयुख: ३२१ 


अदर्शन॑ भवेद्‌. दृष्टिमोहतोष्लाभसंज्ञकः । 
अन्तरायोदयात्‌ त्रज्ञाज्ञाने. ज्ञानावतेस्तथा |२९४॥ 
शेषाश्व वेदनीये स्पुरंकादश दि वेदनाः 
एकोनविंशतेमाज्या.. एकाश्ाश्चेददा नरे ([२९५॥ 
एकादश जिने प्रोक्ता वेदना जिनभाजुना। 
बादरसाम्पराये तु सर्वा अपि भवन्ति ता; ॥२९६॥ 
सुक्ष्मादों साम्पाये च छलद्मस्थे बीतरागके । 
उपद्रवाः प्रकथ्यन्ते चंत्वारों दश चापि ते ॥२९७॥ 


अर्थ -चारित्रमोहके उदयसे नाग्न्य, निषया, आक्रोश, याचना, स्त्री, 
सत्कारपुरस्कार और अरत्ति परिषह होते हैं ॥२९५२॥ दर्दशनमोहके उदयसे 
अदशेन, अन्तरायके उदयसे अलाभ, ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और 
अज्ञान त्तथा वेदनीयके उदयसे शेष ग्यारह--अर्थात्‌ क्षुधा, तृषा, शीत, 
उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मलपरिषह होते 
हैं। एक साथ-एक कालमें एक मनुष्यके एकसे लेकर उन्‍नीस तक परिषह 
होते हैं! भावाथं--चर्या, निषय्या और शब्या इन तीनमेंसे एक कालमें 
एक ही होता है। इसी प्रकार शीत और उष्णमेसे एक कालमें एक ही 
होता है, अत. तीन कम हो जानेसे उन्‍तीस तक परिषह हो सकते हैं । 
इससे अधिक नही ॥२५३-२९४। जिनेन्द्ररूपी सुयंने अरहन्त भगवान्‌के 
वेदनीयके उदयमें होनेवाले ग्यारह परिषह कहे हैं। बादरसाम्पराय 
अर्थात्‌ छठवेंसे लेकर नौवें गुणस्थान तक सभी परिषह होते हैं । सुक्ष्म- 
साम्पराय और छद॒मस्थ बीतराग अर्थात्‌ ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानमें 
चौदह परिषह कहे गये हैं। वे चौदह परिषह इस प्रकार हैं--अलाभ, 
शय्या, वध, रोग, चर्या, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, प्रज्ञा, अज्ञान, मल 
तणस्परष और दंशमशक । भावाथं--अरहंत भगवान्‌के जो ग्यारह परि- 
षह कहे गये हैं वे असातावेदनीय कमेंका उदय रहनेसे कहे गये हैं। मोह- 
का अभाव हो जानेके कारण इन ग्यारह परिषहोंसे कोई कष्ट नहीं होता 
और न उनके अनन्त सुखमें कोई बाधा ही आती है ।।२९५५-२८॥॥ 





१. अलाभशबय्यावधरोगचर्याक्षुघातृषाशीतनिदाघजाता: । 
प्रज्ञामलाज्ञानतुणादिस जुसु दंशदंशादिभवाइच बाधा: ॥१॥ 
२१ 


३२२ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


आगे संवरका कारण जो चारित्र है उसका वर्णन करते हैं-- 
सामायिक॑ च छेदोपस्थापना परिद्दारकः । 
सुक्ष्मस्तथा यथाख्यातं पब्चेते संयमा मताः |।२९८॥ 
ण्ते समुक्तपूर्वत्वात्संयममार्गवर्णने । 
पुनरत्र न वण्यन्ते पुनरुकितिप्रसक्ृतः ॥२९९।। 
अर्थ--सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसाम्पराय 
और यथाखूयात ये संयमके पाँच भेद माने गये हैं। इन सबका स्वरूप 
पहले संयममार्गंणामें कहा जा चुका है इसलिये पुनरुक्तिके प्रसद्धूसे यहाँ 
फिरसे नहीं कहा जा रहा है ॥२९०-३००॥ 
आगे संवरका माहात्म्य कहते हुए इस प्रकरणका समारोप करते 7 
हैं-- 
शादूंलविक्रीडित 
गुप्त्यादे: पिहिताख्वः किल मुनिर्निजी्णकर्मोच्चयः 
सद्यो याति शिव सदातनसुखं सजज्ञानपुश्नाचितम्‌ । 
रिक्‍्तः संवरवस्तुना नरचये देवव्रजे नारके 
तियंग्जीवकदम्बकेडनवरतं हा हिण्डते विष्टपे ।|३००॥ 
आर्या 
संसारसिन्धुतरणड्ज््नं॑ चेतः समुत्युक॑ यदि ते। 
यतिवर तहांविलम्बं स्वात्मसुपोतं सुसज्जित कुरु भों: ।३० १। 
उपजाति 
मुक्त्यड्नासड् समुत्सुकं ते 
यते मनदव्चेदविलम्बभेव । 
आत्मानमेंते किले संवरेण 
रत्नेन सज्जीकुरु तत्समन्तात्‌ू ॥३०२॥ 
अर्थ--जिसने गृुष्ति आदिके द्वारा आखसत्रवको रोक दिया है तथा 
जिसके कमंसमूहकी निर्जरा हो गई है ऐसा मुनि शीघ्र ही शाश्वतसुखसे 
सहित तथा सम्यग्ज्ञानके समूहसे पूजित मेक्षको प्राप्त होता है। इसके 
विपरीत जो संवर पंदार्थसे रहित है वह नरसमूह, देवसमूह, तारक 


अष्टमो मयूख: १२३ 


भौर तियंञ्च जीवोंके समूहरूप लोकमें निरन्तर भ्रमण करता रहता 
हैं ॥३००॥ 

है पतिवर ! यदि तुम्हारा चित्त संसारसागरके पार करनेमें निरन्तर 
उत्सुक रहता हे तो तुम क्षीत्र ही अपनी आत्मारूपी जहाजको सुसज्जित 
कर लो--आसख्रव रूप छिन्द्रोंसे रहित कर लो ॥३०१॥ 

है साधो ! यदि तुम्हारा मन मुक्तिरूपी अज्भुनाका समामम प्राप्त 
करनेके लिये उत्कण्ठित हे तो तुम शीघ्र ही इस आत्माकों सब ओरसे 
संवररूपी रत्नसे अलंकृत करो ॥३०२॥ 

इस प्रकार सम्यक्त्वचिन्तामणिमें संवरतत्त्वका वर्णन करनेबाला 
अष्टम मयूख समाप्त हुआ । 


नवमी मयूखः 
अब नवम मयखके प्रारम्भगे मंगलाचरण और निर्जरातत्त्वका वर्णन 
क्नेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
भार्या 
अहंन्तं भगवन्त नत्वा नम्नण चेतसा सततम्‌ । 
५ पे हू: ५ 
तक्वं गदामि किश्विन्मत्यनुसारेण निजरासंज्ञस्‌ ॥१॥ 


अर्थ--मैं विनयपूर्ण हृदयसे अहंन्त भगवान्‌कों नमस्कार कर यथा- 
बुद्धि निर्जरातत्त्वका कुछ कथन करता हूँ ॥१॥ 


अनुष्टुप्‌ 
ऐप ५ 0 
तपसा निजंरा चेति सपक्तं पूर्वेसरिभिः । 
तप्सामेव तद्व्याख्या क्रियत्तेइस्मिन्मयुखके ।।२॥ 


उपवासोष्वमौदय वृत्तिसंख्यानमेव च॑। 
कायक्लेशोी रसत्यागों. विविक्तासनकं॑ तथा ॥।३॥। 
एतद्बाह्मतपःषट्कं कर्माष्टकनिवारकम्‌ । 


मुक्तिकान्तापतित्वाय सेव्यते मुनिभिश्चिरम्‌ ॥।४॥। 
अर्थ--पूर्वाचायोने 'तपसा निर्जरा च' अर्थात्‌ तपसे निजरा और 
संवर दोनों होते हैं, ऐसा कहा हैं इसलिये इस मयूखमें तपोंकी ही व्याख्या 
की जातो है ॥२॥ उपवास, अवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यथान, कायकलेश, 
रसपरित्याग और विविक्तशय्यासन यह छह बाह्य तप हैं । ये तप आठ 
कर्मोको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये मुनियों द्वारा मुक्तिर्पी कान्ताका 
स्वामित्व प्राप्त करनेके अर्थ चिरकाल तक इनकी उपासना की जाती 
है ॥४॥ 
आगे ऋरमसे इन छह बाह्य तपोंका लक्षण कहते हैं-- 
शरीरमोहनाशाय कपायाग्निशशाय. च। 
आहारविषयत्थाग उपवासो निगद्यते ॥५॥ 


नवमी मयूखः ३२५ 


संयमाय च सन्तोषशमस्वाध्याय सिद्धये । 
अल्पभोजनकारित्वमवमोद मुच्यते ॥६॥ 
आशावह्निनिवृत्वथं.. भिक्षा्थ श्रमतो यतेः। 
रथ्यासोधादिसंख्यानं वृत्तिसंख्यानमुच्यते ॥७॥ 
देहप्रीतिविनाशाय चेतःशोधनहेतवे । 
आतापनादियोगेन कायक्लेशविधायनम्‌ ।।८।॥ 
कायक्लेशाभिध॑ बोध्यं तपः  कमनिवारकम्‌ । 
अक्षदपंग्रहाराय निद्राया विजयाय च ॥९॥ 
सुखस्वाध्यायसिद्धथ थ मदनव्याधिहानये । 
सपिरादिरसत्यागो रसत्यागः प्रकीत्यते ॥१०॥ 
सगस्त्रीपण्टशन्येष शून्यागारादिधामसु । 
स्वाध्यायध्यानसंसिद्ध्थे ब्रह्मचारित्ववृद्धये ॥ १ १॥ 
शय्यासनादिक॑ ज्षेयं विविक्तासनकं॑ तपः | 
बाह्यद्रव्याभ्यपेक्षट्वात्परप्रत्यक्षतस्तथा ॥१२॥ 
बाहीकत्वं प्रबोद्धन्यमेतेषां. तपसामथो । 
अन्तरद्राणि गद्यन्ते सत्तपांसि समासतः ॥१३॥ 


अर्थ--शरी र सम्बन्धी मोहका नाश करने और कषायरूपी अग्निको 
शान्त करनेके लिये जो आहार और विषयोंका त्याग किया जाता है वह 
उपवास कहलाता है ॥५॥ संयमके लिये और सनन्‍्तोष, शान्ति तथा स्वा- 
ध्यायकी सिद्धिके लिये अल्पभोजन करना अवमोदये तप कहा जाता है। 
भावाथ--इसके कबल चान्द्रायण आदि भेद हैं ॥६॥ अआशारूपी अग्निकी 
निवृत्तिके लिये भिक्षार्थ भ्रमण करनेवाले साधुका गलो तथा महल आदिकी 
संख्याका निर्धारित करना वृत्तिपरिसंख्यान तय कहा जाता है ॥छ७॥। 
शरीरकी प्रीतिका नाश करने तथा चित्तको शुद्धिक निमित आतापनादि 
योगके द्वारा कायक्लेश करना कायक्लेश नामका तप है | यह तप कर्मोका 
निवारण करनेवाला है। इन्द्रियोंका दपं नष्ट करने, निद्वाकों जोतने, 
सुखपूर्वक स्वाध्यायकी सिद्धि तथा कामबाघाको नष्ट करनेके लिये घी 
-आदि रसोंका जो त्याग होता है वह रसपरित्याग नामका तप कहा जाता 


३२६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


है ॥८-१०॥। हरिण, स्त्री, पशु और नपूंसकोंसे रहित शूत्यागार आदि 
स्थानोंमें स्वाध्याय तथा ध्यानकी सिद्धिके लिये अथवा ब्रह्मचर्यंकी वृद्धिके 
लिये शयनासन करना विविक्तशय्यासन तप कहलाता है। ये सब तप 
बाह्द्रव्योंकी अपेक्षा रखते हैं तथा दूसरोंको दिखाई देते हैं इस लिये बाह्य 
तप कहे जाते हैं। अब आगे संक्षेपसे अन्तरज्भ तप कहे जाते हैं ॥११-१३॥ 
आगे अन्तरज्भ तपोंका वर्णन करते हैं-- 
आर्या 


प्रायश्चित्त विनयो वेयावृक््यं प्रचक्ष्यते सद्धिः । 


स्वाध्यायो व्युत्सगों ध्यानञ्चान्तस्तपःपट्कम्‌ ।।१४)। 

अथ--! प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वंयावृत्य, ४ स्वाध्याय, ५ व्युत्सगं 

ओर ६ ध्यान ये छह अन्तरष्ड्न तप हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
११४॥ 


प्रयश्चित तप-- 
अनुष्टुप्‌ 
परिहारः प्रमादेन जाताया दोष्सन्ततेः । 
विशुद्धचंतता साधोः प्रायश्चित्तं सम्रुच्यते ॥१५॥ 


आलोचनादिभेदेन तन्‍नवधा. विभिषते । 
आकम्पितादिभिस्तत्र दशदोषेविवर्जितम्‌ ॥१६॥ 
गुरोश्चरणयोर्रे निजदोषनिवेदनस्‌ । 
आलोचनं तदुद्गीतमात्मशुद्धिविधायकम्‌ ॥। १७॥ 


मिथ्यासुदुष्कृताद्यक्तेरमिव्यक्तप्र तिक्रियम्‌ । 
तपः सप्रुच्यते सद्धिः प्रतिक्रमणसंशकम्‌ ॥१८।। 
तदुभयं तदाख्यात॑ संसर्गे सति घोधनात्‌ । 
पुसंसक्तान्नपानोपकरणादिवि माजनम्‌ ॥१९॥ 
आत्मशुद्धिकरः पूंसां विवेकोई्यं मतः सताम । 
कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सगों दि सम्ुच्यते ॥२०॥ 
संलक्ष्यते. तपः सद्धिरुपवासादिलक्षणम्‌ । 
दिनसप्ताहमासाध मासादीनां निगद्यते ॥२१॥ 


नवमों मयूल: ३२७ 


प्रत्॒ज्याहापनं. छेंदः करमनिग्रहकारकः । 
पक्षमासादिभेदेन सह्ृतो. दरवर्जनम ॥२२॥ 
आखवत्कमसंरोधी परिदारो5$मिधीयते । 


दीक्षाया या पुनः प्राप्ति: सा ह्यपसथापना मता ॥२३॥ 


अथ--प्रमादवश उत्पन्त हुए दोषसमूहका निर्मल हृदयसे परिहार 
करना प्रायश्चित्त कहलाता है। यह प्रायश्चित्त आलोचना आदिके भेदसे 
नौ प्रकारका होता है। उनमें आकम्पित आदि दश दोषोंसे रहित होकर 
गुरुके चरणोंके आगे अपने दोषको प्रकट करना आलोचन नामका शाय- 
श्चित्त कहा गया है। यह प्रायश्चित्त आत्मशुद्धिको करनेवाला है। 
भावाथं--आलोचनाके दश दोष इस प्रकार हैं--१ उपकरणोंके देनेपर 
थोड़ा प्रायश्चित्त देते हैं ऐसा विचार कर पहले उपकरण देना पष्चातु 
दोषोंको प्रकट करना यह आलोचनाका पहला दोष है। २ मैं प्रकृतिसे 
दुबंल हूँ, बीमार हूँ, उपवासादि करनेके लिये समर्थ नहीं हूँ, यदि कोई 
लघु प्रायविचित्त देवें तो दोषोंको प्रकट करूँ इस अभिप्रायसे दोष प्रकट 
करना दूसरा दोष है। ३ जो दोष दूसरोंके देखनेमें नही आये उन्हें छिपा 
कर दूसरोंके द्वारा देखे हुए दोषोंको प्रकट करना तीसरा दोष है। ४ 
आल्स्य या प्रमाव वश सूक्ष्म दोषोंपर दृष्टि व देकर स्थूल दोषोंको 
कहना चौथा दोष है। ५ कठिन प्रायश्चित्तके भयसे बड़े दोषोंको न कह 
कर लघु दोषोंको कहना पाँचवाँ दोष है । ६ ब्रतमें ऐसा अतिचार होनेपर 
क्या प्रायश्चित्त होता है इस प्रकार अपने आपको अपराधी घोषित किये 
विना पूछ कर चुपचाप प्रायश्चित्त लेना छठवाँ दोष है। ७ पाक्षिक, चातुर्मा- 
सिक अथवा सांवत्सरिक प्रतिक्रमणके समय जब श्ब साधु प्रतिक्रमण 
कर रहे हों और उसका कोलाहल हो रहा है उसी--कोलाहलमें अपना 
भी दोष कहना सातवाँ दोष है। <८ एक गुरुके द्वारा प्रायश्चित्त बताये 
जाने पर दूसरे गुरुसे पूछना कि क्‍या यह प्रायश्चित्त ठोक है आठवाँ दोष 
है। ९ जो गुरु अपने ही समान दोष कर रहे हैं उनसे प्रायश्चित्त लेना 
नौवाँ दोष है। और १० इस साधुके समान हो मेरा अपराध है इसलिये 
जो प्रायश्चित्त इसे दिया गया है वही में लिये लेता हूँ ऐसा विचार कर 
अपना दोष प्रकट नहीं करना दछ्ववों दोष है। आलोचनाके ये दोष १ 
आकस्पित, २ अनुमानित, ३ दृष्ट, ४ वादर, ५ सु क्ष्म, ६ छन्‍्न, ७ शब्दा- 


३२८ सम्यक्त्व-चिन्तामणि:ः 


कुलित, ८ बहुजन, ९ अव्यक्त और १० तत्सेवो इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं।' अपने 
दोषकी अपने हृदयमे चिरकाल तक न रखकर बालकके समान नि३छल 
भावसे जो गुरुके समक्ष प्रकट कर देता है उसके ये दोष नहीं रहते और न 
भविष्यमें अन्य दोष हो पाते है। साधुका आलोचन एकान्तमें साधु और 
आचाय॑ इन दोके सन्निधानमे हो सकता है परन्तु आयिकाका आलोचन 
खुले स्थानमें तीन व्यक्तियोके सन्निधानमे होता है। लज्जा या परतिर- 
स्‍्कारके कारण जो साधु अपना अपराध गुरुके सामने प्रकट कर उसकी 
शुद्धि नही करता है वह आय-व्ययका लेखा नहीं रखने वाले कर्जदारके 
समान दुखी होता है। आलोचनासे रहित बड़ा भारी तप भी इष्ट फलको 
नहीं देता है। आलोचना करके भी जो गुरुके द्वारा दिये प्रायश्चित्तकों 
नही करता है उसका तप असुरक्षित खेत्तीके समान महाफलदायक नहीं 
होता है और जो विधिपू्वंक आलोचना करता है उसका चित्त परिमार्जित 
दर्पणके समान सुझोभित रहता है ॥|१५-१७॥ '"मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु' 
इत्यादि शब्दोंके उच्चारणपृवंक जो स्वयं अपने अपराधके प्रति ग्लातिका 
भाव प्रकट किया जाता है वह प्रतिक्रमण कहलाता है ॥१०॥ जो आलो- 
चना और प्रतिक्रमण--दोनोंके द्वारा अपराधकी शुद्धि की जाती है उसे 
तदुभय नामका प्रायश्चित्त कहते हैं । भावाथे---कुछ अपराध आलोचना 
मात्रसे शुद्ध हो जाते है, कुछ प्रतिक्रमण मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं और कुछ 
ऐसे अपराध होते है जिनका पहले प्रतिक्रमण होता है और पश्चात गुरुका 
संयोग मिलनेपर आल।चना की जाती है । जिसमे प्रतिक्रण और आलो- 
चना--दोनों किये जाते है वह तदुभय कहलाता ह ॥१९॥ संसक्त अन्न 
पान तथा उपकरणादिका विभाजन करना विवेक नामका प्रायश्चित्त है । 
यह ॒प्रायश्चित्त आत्मशुद्धिकों करनेवाला है। भावाथें--अपराधी साधु- 
को इस प्रकारका प्रायर्चत्त देना कि तुम अन्यसाधुओंके साथ आहार 
ग्रहण नहीं कर सकते ओर अन्य साधुओंके पीछो कमण्डलु आदि उप- 
करणोंका उपयोग नहीं कर सकते, यह विवेक नामका प्रायश्चित्त है। 
आचार्य, यह प्रायश्चित्त समयको अबधि निश्चित कर देते हैं। कायोत्स- 
गादिका करना व्युत्सगं नामका प्रायश्चित्त है। इस प्रायश्चित्तमें आचारय॑ 
ऐसी आज्ञा देते है कि अपराधी साधु अम्ुुक स्थानपर इतने समय तक 


१. आंकपिय अणुमाणिय जं दिट्ठ बादरं च सुहुमं च । 
छण्ह॑ साहाउलियं बहुजण अव्वत्त तत्सेवी ।। 
इति दश दोषा: । 


नवमो मयूखा हरे 


कायोत्सर्ग करे--उपसर्गादिके आने पर भी निश्चित समयके भीतर उस 
स्थानका परित्याग न करे ॥२०॥ उपवास आदि करनेका प्रायश्चित देना 
तप नामका प्रायश्चित्त है। इस प्रायश्चित्तमें गुर अपराधकी होनाधिकता 
देख कर आदेश देते हैं कि इतने दिनके भीतर इतने उपवास करो अथवा 
इतने समयके लिये अमुक रसोंका परित्याग करो | एक दिन, एक सप्ताह, 
एक पक्ष भथवा एक मास आदिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्राय- 
दिचत्त है। भावार्थें--साधुओं में यह व्यवस्था है कि नवीन दीक्षित साधु 
पुराने दीक्षित साधुको नमस्कार करते हैं। यदि किसी पुराने दोक्षित 
साधुको दीक्षा कम व. दी जाती है तो उसे नवदीक्षित साधुको नमस्कार 
करना पड़ता है। यह प्रायश्चित्त कर्मोका निग्नह करनेवाला है। एक पक्ष 
अथवा एक मास आदिके लिये संघसे अपराधों साधुको पृथक्‌ कर देना 
यह आते हुए कर्मोंको रोकनेवाला परिहार नामका प्रायश्चित्त है। तथा 
पुरानी दीक्षाकों समाप्त कर पुनः नवीन दीक्षा देना यह उपस्थापना 
नामका प्रायश्चित्त है। संघमें जिस साधुके लिये यह प्रायश्चित्त दिया 
जाता है वह नवदीक्षित कहलाता है तथा उसे पूव॑ दीक्षित सब साधुओंको 
नमस्कार करना पड़ता हें ॥२१-२३॥ 


बिनयतप-- 


पूज्येष्‌ भक्तिसम्पत्तिविनयः स॒ चतुर्विधः। 


ज्ञानद्शनचारित्रोपचारादिश्र भेदतः ॥२४॥ 
सहित बहुमानेन मोक्षाथ ज्ञानसश्वयः । 
उच्यते ज्ञानविनयः केवलज्ञानकारणम्‌ ॥२५॥। 
जीवादितत्त्वजातस्य शब्ाकाडक्षादिव्जितम्‌ । 


श्रद्धानं विनयः प्रोफ्तो दर्शनस्य जिनेन्दुना ॥२६॥ 
चारित्र यत्सभक्तित्व॑ चारित्रविनयः सहि। 
उपचारों. हठविघा बोध्य: प्रत्यक्षेतरभेदतः ।।२७॥ 
प्रत्यक्षे तत्र  गुर्बादावागते निजवबिष्टरात । 
समुत्थायाभिगमनं प्राब्जलीनां च बन्धनम्‌ ॥२८॥। 
ईपत्स्मेरकपोलत्वमहो माग्यनिवेदनस्‌ । 
गतालुगमनं॑ किश् शिरसा नमनादिकम |।२९॥ 


३३० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


आहोपचारविनयं पूर्वाचायंकदम्बकम्‌ । 
परोक्षेषपि तन्‌वादूमनोमिरञजलिबन्धनम्‌ ।।३०)। 


गुणसंकीतन॑ नित्य तमाहुः  पूर्वसूरयः । 
ईत्थं विनयाभिधानं तपो ज्ञेयं. मुम्नप्तुभिः ॥३१॥ 


अथं--पूज्य पुरुषों भक्तिका होना विनय है। वह विनय ज्ञान, 

दर्शन, चारित्र और उपचारके भेदसे चार प्रकारका है ॥२४।॥ मोक्ष 
प्राप्तिके लिये बहुत सन्‍्मानके साथ ज्ञानका संचय करना ज्ञानविनय 
कहलाला है। यह ज्ञानविनय केवलुज्ञानका कारण है ॥२५॥ जीवादि 
तत्त्वोंके समूहका शड्ध, कांक्षा आदि दोषोंसे रहित श्रद्धान करना जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा द्शनविनय कहा गया है ॥२५॥ चारित्रमें भक्तिसहित 
होता चारित्रविनय है । प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे उपचारविनयके 
दो भेद जानना चाहिये ।!२७॥। गुरु आदिके आनेपर अपने आसनसे खड़े 
होकर उनके सामने जाना, हाथ जोड़ना, मन्द हास्यसे कपोलोंका विक- 
सित होना, मेरा अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए, जब बे जाने लगें 
तब उनके पीछे चलकर उन्हें पहुँचा देना, और शिरसे नमस्कार आदि 
करना, इस सबको पूर्वाचार्यका समूह उपचारविनय कहते हैं। गुरुजनोंके 
परोक्षमें भी मन, वचन, कायसे उन्हें हाथ जोड़ना, तथा निरन्तर उनके 
गृणोंकी प्रशंसा करना, इन सबको पूर्वाचायं परोक्षविनय कहते हैं। 
इस प्रकार मुमुक्षु जनोके द्वारा विनय नामका तप जाननेके योग्य 
है ॥२८-२१॥। 
बेयावुत्यतप-- 

अथ वच्मि तप:श्रेष्ठं वेयावृत्यं सुखाकरम । 

वैयाबत्यं तपो ज्ञेयं सेवनीयस्य सेवनम्‌ ॥३२॥ 

अथाचाय उपाध्यायस्तपस्थी शैक्ष्यसंज्ञकः । 

ग्लानो गणः कुल सद्भः साधु: किश्व मनोशकः ॥३३॥ 

दशानामिति साधूनां सेवनाद्‌ दशधा स्थितम्‌ । 

वैयाभृत्यमपि ज्ञेयं तपो निजरकारणम्‌ ॥३४॥ 


आचरन्ति ब्रतं यस्मादाचायः स च्‌ साधव: । 
शास्त्राण्युपेत्य यस्माच्चाधीयते स हि पाठकः ॥३५॥ 


नवमो मयूल:ः ३३१ 


उपवासाधनुष्ठायी. वपस्वी तपनप्रभः । 
शिक्षाशीलो मुनि: शेक्ष्यो ग्लानः क्लिष्टकलेवर: ॥३६॥ 
उच्यते बिनचन्द्रेणम गणः स्थविरसन्ततिः । 
दीक्षकाचायशिष्याणां. सन्‍्ततिः छुलमुच्यते ॥३७॥ 
चातु॑ण्यमुनिवातः सहद्ृः. साघुभिरुच्यते | 
चिरप्रतजितों भिश्ुः साघुसब्रो$भिधीयते ॥३८॥ 
कल्याणदर्शनोइक्षी.. मनोंज्ञोी.. छोकसम्मतः । 


अथं--अब तपोंमें श्रेष्ठ तथा सुखकी खान स्वरूप वैयावृत्त्य तपका 
कथन करता हूँ | सेवा करने योग्य साधुकी सेवा करना वेयावृत््य तप 
जानना चाहिये ।॥३२॥ आचाय॑े, उपाध्याय, तपस्वी, शोक्ष्य, ग्लान, गण, 
कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनियोंकी सेवा करनेसे 
वेयावृत्य तप दश प्रकारका जानना चाहिये । यह तप निर्जराका कारण 
है ॥३३-३४॥। जिनसे साधु ब्रतोंका आचरण करते हैं वे आचाय॑ हैं । 
जिनके पास जाकर शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय हैं ॥३५॥ जो उपवासादि 
करते हैं वे सुयंके समान देदीप्यमान तपस्वी कहलाते हैं। जो शिक्षा ग्रहण 
करते हैं वे शेक्ष्य कहलाते हैं। जिनका शरीर रोगादिके क्लेशसे सहित है 
वे ग्लान हैं ।।३६॥ वृद्ध मुनियोंका समूह जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा गण 
कहा जाता है। दीक्षा देनेवाले आचार्योकी जो सन्तति है वह कुल कह- 
लाती है। ऋषि, मुनि, यति और अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंका 
समूह संघ कहा जाता है। चिरकालके दीक्षित मुतियोंका संघ साधु कह- 
लाता है और कल्याणके दिखानेमें अत्यन्त समर्थ लोकप्रिय साधु मनोज्ञ 
कहे जाते हैँ । इन दश प्रकारके मुनियोंकी वेयावृत्ति करना दश् प्रकारका 
वेयावृत्त्य तप है ॥३७-२८॥ 


स्वाध्यायत१-- 
सुज्ञानभावनालस्यत्यागः . स्वाध्याय इृष्यते ॥३९॥ 
वाचनाभ्रच्छनाम्नायानुप्रेक्षाधम देशनेः । 
पञ्चधा भिद्यते सोध्यं स्वाध्यायः साधुसम्मतः ॥४०॥ 
अथानवद्यग्रन्थाथ मियदानं हि. वाचना। 


३३२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


संदयस्य विनाशाय दार्द्याथ निश्चितस्य च ॥४१॥ 
यः परान्‌ प्रति संग्रइनः ग्रच्छना सा ग्रचश््यते । 
अथस्थ मनसाभ्यासो ज्ञातस्याथो सम्ुच्यते ॥४२॥ 
अजुप्रेक्षा, घोषशुद्धमाम्नाय:. परिवतेनम्‌ । 
बीतरागकथादीनामनुष्ठानं च संसदि ॥४३॥ 
भाषित॑ जिनचन्द्रेण हित॑ धर्मोपदेशनम्‌ । 
अरथ--सम्यरज्ञानकी भावनामे आलूस्यका त्याग करना स्वाध्याय 
माना जाता है ॥३९॥ साधुजनोंकों अतिशय इंष्ट यह स्वाध्याय वाचना, 
प्रच्छता, आम्नाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेशके द्वारा पाँच प्रकारका है 
॥४० ॥ निर्दोष ग्रन्थ, अर्थ अथवा दोनोंका दान करना अर्थात्‌ पढकर 
दुसरोंको सुनाना वाचना नामका स्वाध्याय है। संशयक्रा नाश करने 
और निश्चित बस्तुकी दृढ़ताके लिग्रे दूसरोंके प्रति जो प्रइन किया जाता 
है वह प्रच्छना स्वाध्याय कहलाता है। जाने हुए पदार्थंका मनसे अभ्यास 
करना अर्थात्‌ बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। उच्चारण- 
की शुद्धतापुवंक आवृत्ति करना आम्नाय नामका स्वाध्याय है और 
सभामें वीतरागकथा आदिका अनुष्ठान करना अर्थात्‌ उपदेश देना धर्मोप- 
देश नामका स्वाध्याय श्रीजिनेन्द्रदेबने कहा है। यह धर्मोपदेश नामक 
स्वाध्याय सवंजनहितकारी है ।।४१-४३॥ 
व्युट्सगंतप-- 
अथात्मात्मीयसंकल्पत्यागो च्युत्सग॑ उच्यते ॥४४॥ 
बाह्माभ्यन्तरसड्डानां त्यागादू द्वेघा स इष्यते | 
ध्यानं चाग्र प्रवस्‍््यामि समेदं च. सलक्षणम्‌ ॥४५॥ 
अथं--यह में हुँ और यह मेरा है, इस प्रकारके संकल्पका त्याग 
करना व्युत्सगं कहलाता है ॥४४॥ बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहोंके 
त्यागसे बह व्युत्सगं तप दो प्रकारका माना जाता है। आगे भेंद और 
लक्षण सहित ध्यानका कथन करूँगा ॥४५॥ 
आगे ध्यानतपका लक्षण कहते है-- 


चेतों विश्लेपसंत्यागो ध्यानं यतिभिरुच्यते । 
आत्तरोद्रादिभेदेन तच्चतुर्धा विभिषश्नते ||४६॥ 


ववमो सयूखः हरे रे 


आद्त्रयेण युक्‍तस्थ पट्संहननसंहते । 
आन्तमुंहतंकादेव. तद्भवेत्‌. स्थिरचिन्तनम्‌ ॥४७॥ 
अर्थ--चित्तकी चज्चलताका त्याग करना मुनियोंके द्वारा ध्यान 
कहा जाता है। वह ध्यान आत्त तथा रोद्रादिके भेंदसे चार प्रकारका 
होता है ओर छह संहननोंमेंसे आदिके तीन संहननोंसे युक्त जीवके ही 
अन्तमुंहुतं तक होता है ॥४६-४७॥ 
आतंध्यान-- 
ऋते जात॑ं भवेदात्त। ध्यानं संसारकारणम्‌ | 
तत्रानिष्टस्य संयोगे तद॒बियोगाय चिन्तनम्‌ ॥४८॥ 


आत्तेमाद्य॑ प्रविज्ेय. निरन्ताशमंकारणम्‌ । 
स्वपुत्रदारवित्तादेवि योगे सत्यरुन्तुदे ॥४९॥ 
तथोगाय मनश/क्षेपो हितीयं श्ात्तमुच्यते। 
वातपित्तादिकोपेन. जाते नेकरुजाचये ॥५०॥। 


तदपायः कथं मे स्यादित्यजञल्न॑ प्रचिन्तनम्‌ | 
उकत॑ तृतीयमात्ति. तज्जिननक्तमधीशिना ॥५१॥ 
सतत॑ भोगकाड्क्षाभिलेम्पटस्थ नरस्थ या। 
अप्राप्तविषयप्राप्ति प्रति चित्तस्य ब्यापुतिः ॥५२॥ 
तन्निदानाभिघं शेयमातंध्यानं. तुरीयकम्‌ । 
अवृत्तदेशवुत्तानामार्त्तध्यानं चतुवि धम्‌ ।५३॥ 
भवेत्पमत्तवत्तानामन्यदात्तंत्रयं पुनः । 
निदानवर्जितं ज्ञेयं जातुचिन्न तु. सवेंदा ॥५४॥ 
क्षयं--ऋत अर्थात्‌ दूःखमें जो ध्यान होता है वह संसारका कारण 
आरतंष्यान कहलाता है। वह आतंध्यान अनिष्ट्संयोगज, इष्टवियोगज, 
वेंदनाज और निदानके भेंदसे चार प्रकारका है। उनमेंसे अनिष्टका 
संयोग होनेपर उसे दूर करनेके लिये बार-बार चिन्तन करना अनन्त 
दुःखका कारणभूत पहला आतंध्यान जानना चाहिये। अपने पुत्र, स्त्री 
तथा धन आदिका मर्मंघाती वियोग होनेपर उनके संयोगके लिये मतका 
विक्षेप होना दूसरा आतंध्यान कहलाता है। वात, पित्त आदिके प्रकोपसे 


१३४ सम्यकत्व-चिन्तामणि: 


अनेक रोगोंका समूह उत्पन्न होनेपर 'मेरे इनका वियोग किस प्रकार हो 
सकता है' इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना तोसरा आत्तंध्यान जिनेन्द्र- 
चन्द्रके द्वारा कहा गया है ॥४८-५१॥ निरन्त्र भोगोंकी आकांक्षाके द्वारा 
लम्पटका अप्राप्त विषयसामग्रीको प्राप्त करनेके लिये जो मनका व्या- 
पार होता है वह निदान नामका चौथा आतंध्यान जानने योग्य है ॥५२॥ 
अविरत अर्थात्‌ पहलेसे चतुर्थ गुणस्थान तक ओर देशविरत नामक 
पञ्चम गुणस्थानमे चारों प्रकारका आतंध्यान होता है परन्तु प्रमत्त 
विरत नामक छठवें गुणस्थानवर्ती जीवोंके निदानको छोड़ कर तीन 
आर्तध्यान होते हैं । वे भी कभी-कभी होते हैं और सवंदा नही ॥५३-५४॥ 


रोच्रध्यान-- 


रुद्सर्य कम भावों वा ध्यानं रौद्रं समुच्यते । 
तदेतद्धद्धदृष्कर्मंसन्ततिश्वभ्रकारणम्‌ ५५॥। 
उपजाति 
हिंसानृतस्तेयपरिग्रहाणां 
संरक्षणेभ्य३चलचित्तवृतेः । 
चतुविधत्वात्किल भिश्वते तदू 
ध्यानं पुनश्चापि चतुविधानेः।. ॥५६॥ 
आर्या 
अबिरतदेशतब्रतयोध्यानं रोद सपुच्यते म्रुनिभि: । 
इृदमस्ति पुनध्योनं नरकायुःकारणं नियतम्‌ |।५७॥ 


अर्थ--रुद्र अर्थात्‌ ऋर मनुष्यका जो कार्य अथवा भाव है बह रोद्र- 
ध्यान कहलाता है। यह रोद्रध्यान दुष्ट कर्मोंकी सन्‍्ततिका बन्ध करने- 
वाला है तथा नरकका कारण है ॥५५॥ हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रहके 
संरक्षणते चहत्चल चित्तवृत्ति चार प्रकारकी होती है और उस चञ्चल 
चित्तवृत्तिक कारण रौद्रध्यान भी चार प्रकारका होता है ॥५६॥ यह 
ध्यान मुनियोंके ह्वारा अविरत अर्थात्‌ पहलेसे चतुर्थ तक चार गुणस्थानों 
और देशनब्नत नामक पञथ्चम गुणस्थानमें कहा गया है यह ध्यान निश्चित 
ही नरकायुका कारण है ॥५७॥ 


नवमो मूल: श्श्५ 


धर्म्यध्यान-- 
धर्मादनुज्झितं ध्यानं धम्य' कर्मावरोधनम । 
अथाज्ञापायसंस्थानविषपाकविचया इति ॥५८।। 
चतुर्धा भिश्यते ध्यानं. धम्य' स्वर्गादिकारणम्‌ । 
उपवेध्टुजनाभावात्तीत्रकर्मोदिया त्पुनः ॥५९॥। 
सक्ष्मतवाच्च पदार्थानां. मन्दमत्युदयात्तथा । 
अभावे हेतुदृष्टान्तप्रत्यक्षादे: समन्ततः ॥|६०॥ 


सर्वज्ञमाषितं ग्रन्थं प्रमाणीकृत्य चेतसा । 
इदमेवेत्थमेवात्र वस्तु नान्यन्न चान्यथा ॥६१॥ 
न भवन्ति मसृपावादतत्परा बीतरागकाः | 
इत्याद्रेन . विचारेण.._ग़भीरार्थावधारणम्‌ ।६२॥ 
तत्राज्ञाविचयो ज्ञेयं. ध्यानं कर्मनिबंणम । 


अशे--धमंसे सहित ध्यान धम्यंध्यान कहलाता हे। यह ध्यान कर्मोके 
आख्रवको रोकने वाला हे | स्वर्गादका कारण जो धम्यंध्यान हे वह 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचयके भेदसे 
चार प्रकारका होता हैें। उपदेशक जनोंका अभाव होनेसे, तीब्नकर्मोका 
उदय होनेसे, पदार्थेके सुक्ष्म होनेसे, बुद्धिके मन्द होनेसे तथा सब ओर 
हेतु दृष्टान्त तथा प्रत्यक्षादि--प्रमाणोंका अभाव होनेसे सर्वज्ञभाषित 
ग्रन्थको हृदयसे प्रमाण मानकर इस जगतृमें वस्तु यही है ऐसी ही हैं अन्य 
नहीं हे तथा अन्य प्रकार नहीं है। वीतराग देव असत्य-कथनमे तत्पर 
नहीं होते हैं इत्यादि विचारके द्वारा गम्भीर पदार्थोका निश्चय करना 
आज्ञाविचय नामका धम्य॑ंध्यान हैं। यह ध्यान कर्मोका निराकरण करने 
वाला है ॥५८-६२॥ 


अपायविचयधम्य ध्यान-- 
मिथ्यात्वोदयसंतप्ता जनुपान्धा यथा जनाः ॥६३॥ 
मार्गात्सवज् निर्दिष्टादपवर्ग गृहावधेः | 
सम्यड्मार्ग परिज्ञानादपयान्त्येव दरत: ॥६४॥ 
इति सन्मार्गतोध्पायचिन्तन॑ स्थिरचेतसा । 


३श६ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


यहा संसृतिमध्यस्था एते देहधराः कथंस ॥६५॥ 
अपेयुर्नाना मिथ्यात्वमार्गादित्येव. चिन्तनम्‌ । 
अपायविचयो ध्यानं कथ्यते हितसाधनम्‌ ॥|६६॥। 
अर्थ--मिथ्यात्व+ उदयसे संतप्त प्राणी, जन्मान्ध मनुष्योंके समान 
मोक्षमहुल तकका जो मार्ग स्वज्ञ भगवानके द्वारा बतलाया गया हे उससे 
मागंका ठीक परिज्ञान न होनेके कारण दूर भटक रहे हैं इस प्रकार स्थिर 
चित्तसे सन्मागंसे दूर हटनेका विचार करना अथवा संसारके मध्यमे स्थित 
ये प्राणी मिथ्यात्वके मार्गसे किस प्रकार दूर हट सकते हैं, ऐसा चिन्तन 


करना अपायविचय नामका धर्मध्यान कहलाता है। यह ध्यान स्वपर- 
हितका कारण हैं ॥६३-६६॥ 


विपाकविचयधम्पंध्यान--- 


ज्ञानावृत्यादिमेदानां. कर्मणामुदय॑ प्रति। 
चेतसः प्रणिधानं हि। विपाकविचयो मतः ॥६७॥ 
अरथ--ज्ञानावरणादि कर्मोके उदयके प्रति चित्तका लगाना अर्थात्‌ 
किस कमंके उदयसे क्‍या फल प्राप्त होता हे ऐसा विचार करना विपाक- 
विचय नामका धरमम्यंध्यान हे ॥॥६७॥ 
संस्थानविच यधम्य॑ ध्यान--- 
लोकाकारस्वभावादेश्चेतता. चिन्तनं तथा | 
संस्थानविचयो घ्यानं. ज्ञेयं स्वेज्ञभाषितम्‌ ॥६८॥। 
तच्चासंयतसदृष्टिदेशव्रत विशो भिना म्‌ | 
प्रमत्तेतरसाधूनां भणितं परमागमे ॥६९॥ 
अथे--लोकके आकार तथा स्वभाव आदिका चित्तसे चिन्तन करना 
संस्थानविचय नामका धम्यंध्यान सर्वज्ञ भगवानके द्वारा कहा गया हे । 
यह धम्यंध्यान अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत और अप्रमत्त 
विरत मुनियोंके होता है ॥६८-६९॥ 
शुवलध्यान-- 
शुकलध्यानमथी वष्ये  शुद्धसर्फटिकसन्निभस्‌ | 
जीण॑कममद्दासेन्यं मुक्तिकान्तामनोरमम्‌ ॥७०॥ 


तवमो मयूल: श्ै१७ 


तदेतद्घवर्ल ध्यानं चतुर्धा भिश्चतेतराम । 
पथकत्वेन युतं॑ प्रोक्‍्त॑ वितर्क॑प्रथम॑ ततः ।७१॥ 
एकत्वसंयुतं. शुक्ल ट्वितीयध्यानमीष्सितम्‌ । 
सक्ष्मक्रियाप्रतीपात॑ शुक्लध्यानवृतीयकम्‌ ॥७२।। 
गतक्रियानिवर्स्येतत्तरीयक्च तथा मतम्‌ | 
तत्राद्ये घवले ध्याने जायेते पूर्ववेदिन: |।७३॥। 
परे केवलिनः प्रोक्‍्ते क्षीणज्ञानावतेस्तु ते । 
त्रियोगिनां भवेदाद्य द्वितीयञ्चैकयोगिनः ॥७४॥ 
ठृतीयं काययोंगस्य चतुथ. स्यादयोगिनः । 
एकाश्रयं वितकेण वीचारेण च संयुतम्‌ ॥७५॥ 
आद्यं हि. भवति ध्यानं शरदब्दमनोहरम । 
अवीचारं॑ द्वितीयं तु सवितक समिष्यते ॥७६॥) 
श्रुत॑ वितकों. विशेयस्तकंवेशिष्य्यशोभितः । 
अर्थव्यण्जनयोगानां. संक्रान्तिः परिवतंनम्‌ ॥७७॥ 
वीचारो मुनिमिः प्रोक्‍्तः श्रुतज्ञानविशोभिभिः । 
इत्थं संक्षेपतः प्रोक्तं॑ सत्तपो ध्यानसंशितम्‌ ।|७८॥ 


अथं--आगे उस शुक्लध्यानको कहूँगा जो शुद्ध स्फटिकके समान है, 
कर्मरूपी बड़ी भारी सेनाको नष्ट करनेवाला है, और मुक्तिरूपी कान्ताके 
मनको हरण करनेवाला है ॥७०॥ वह शुक्लध्यान चार प्रकारका है। 
पहला पृथक्त्ववितरकंवीचार है, दूसरा एकत्ववितक है, तीसरा सूक्षम- 
क्रियाप्रतिपाति है और चौथा व्युपरतक्रियानिवर्ति माना गया है। इनमें 
आदिके दो ध्यान पूव॑विदू--पूर्वोके ज्ञाता मुनिक्रे होते हैं और आगेके दो 
ज्ञानावरणका क्षय करनेवाले केवली भगवान्‌के कहे गये हैं । पहला शुक्ल- 
ध्यान तीनों योगोंके धारक मुनिके होता है, दूसरा शुक्लध्यान तीन योगोमेंसे 
किसो एक योगके धारक मुन्ििके होता है। तीसरा शुक्लध्यान काययोगके 
धारक केवलीके होता है और चौथा शुक्लध्यान योगरहित मुनि भर्थात्‌ 
चौदहवें गुणस्थानबर्ती अयोग केवली भगवाच्के होता है । 'पहला चुक्ल- 
ध्यान आगमके किसी शब्द था अर्थका ज्राश्नम छेकर उत्पन्त होता है तथा 

श्र 


३३८ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


उसमें शब्द, अ्ध॑ और योगका परिवतंन होता रहता है। दूसरा भेद भी 
आगमके आश्रयसे होता है परन्तु उसमें वीचार--शब्द, अर्थ और योगका 
परिवतंन नहीं होता । त्कंकी विशिष्टतासे सुशोभित मुनिका जो श्रुत्त- 
ज्ञान है--शास्त्रज्ञान है उसे वितर्क कहते हैं तथा शब्द, अथे और योगोंकी 
जो संक्रान्ति--परिवत्तंन है उसे श्रुतज्ञानसे शोभायमान भुनियोंने बीचार 
कहा है। इस प्रकार संक्षेपसे ध्यान नामक समीचीन तपका कथन किया । 

विशेषाथं--शुक्लध्यानका पहला भेद अष्टम गुणस्थानसे शुरू होकर 
एकादश गुणस्थान तक चलता है। इस ध्यानके द्वारा दशम गुणस्थानके 
अन्त तक मोहनीय कमंका उपद्यम अथवा क्षय होता है। उपशमश्रेणी 
वालेके उपशम होता है और क्षपक श्रेणीवालेके क्षय होता है। क्षपक- 
श्रेणीवाला दशम गुणस्थानके अन्‍न्तमें मोहकमंकी क्षपणाकों पु कर 
बारहवें गुणस्थानमें पहुँचता है। इस पहले भेदमें दशम गुणरथान तक 
चारित्रमोहका उदय रहनेसे अबुद्धिपुवंक इच्छा रहती है और उसके कारण 
शब्द, अर्थ॑ तथा योगोंमें परिवर्तत होता है। पहला भेद तीनों योगोंके 
आलम्बनसे शुरू होता है अतः बीच बीचमें उन योगों तथा ध्यानके विषय- 
भूत शब्द, अर्थ, द्रव्य, गुण अथवा पर्यायमे परिवतंन होता है । दूसरा भेद 
बारहवें गुणस्थानमें प्रकट होता है। यहाँ इच्छाका सवंधा अभाव होता 
हैं अत: जिस योगके द्वारा ध्यान शुरू किया जाता है उसीसे अन्तमुंहुते 
तक चलता हे उसमें परिवतंन नही होता । इसी प्रकार जिस शब्द, अर्थ, 
द्रव्य, गुण अथवा पर्यायको ध्येय बनाकर ध्यानको शुरू करता हे उसीपर 
अन्तमुंहुत॑ तक स्थिर रहता हैं। इस ध्यानके फलस्वरूप ज्ञानावरण, 
दर्शेनावरण और अन्तराय इन तीन घातियाकर्मों तथा नामकमंकी तेरह 
प्रकृतियोंका क्षय होता है । तीसरा मेद तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें जब 
मनोयोग, वचनयोग तथा स्थल काययोग नष्ट होकर मात्र सुक्ष्मकाय 
योग रह जाता है तब प्रकट होता है। इसके द्वारा यद्यपि किसी कमं- 
प्रकृत्तिका क्षय नही होता तथापि गुणश्रेणी निजंरा सबसे अधिक होती 
हैं । चोथा शुक्लध्यान चोदहवें गुणस्थानमें प्रकट होता है। इस ध्यानके 
कालमें कोई भी योग नहीं रहता, पूर्ण अयोग अवस्था होती हे और उसके 
फलस्वरूप उपान्त समयमें ७२ और अन्त समयमें १३ प्रकृतियोंका क्षय 
होता हे। इस प्रकार शुक्लघ्यान ही कर्मक्षयका प्रमुख कारण हे ॥७१-७८॥ 

आगे गुणश्रेणी निजंराकी न्‍्यूनाधिकता बताते हैं-- 


सद्दुष्टि: शआवकः किश्व प्रस्यनन्तवियोजकः । 
क्षकी . दृष्टिमोहस्य तस्योपशमकस्तथा ॥७९॥ 


नवमो मयूल्लः ३३९ 


शान्तमोहः क्षपकश्च क्षीणमोहस्तथा जिनः । 
इत्येषां दक्षपात्राणां नि्जेरोद्यतचेतसाम्‌ ॥८०॥ 
निजरा किल विशेयाञ्संख्येयगुणिता क्रमात्‌ | 
हत्येवं 0 ५ ह ऐप 
हत्येवे निजरातक्ं यथाग्रन्थ॑ं निवेदितम्‌ ।।८१॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशमश्रेणीवाला, उपशान्त- 
मोह, क्षपकश्नेणीवाला, क्षीणमोह और जिन इन त्िज॑रा करनेमें उच्चत 
चित्तवाले दश णत्रोंकी निजेरा क्रमसे असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी जानना 
चाहिये । इस प्रकार पूर्व ग्रन्थोंके अनुसार निज्जरातत्त्वका कथन किया 
॥७९-८१॥ 
आगे तपका माहात्म्य कहते हैं-- 
भवसिन्धुसमुत्तारसोत्कण्ठं मानसं यते !। 
वर्तते यदि तस्स्षिप्रं तपस्तीब्रं. समाचर ॥<२॥ 
मुक्तिकान्तापरिष्वड्डसं भवा नन्दकन्दलीम्‌ | 
लब्धुमिच्छसि चेत्साधो तत्तपड शीघ्रमाचर ॥८३॥। 
अर्थ-- हे मुनिराज ! यदि आपका मन संसाररूपी सागरकों पार 
करनेके लिये समुत्कण्ठित है तो शीघ्र ही तीत्र तपश्चरण करो ॥<२॥। 
हे साधुराज ! यदि आप मुक्तिरूपी स्त्रीके समालिज्भनसे उत्पन्न होनेवाले 
आनन्दकी परम्पराको प्राप्त करना चाहते हैं तो शीघ्र ही तपश्चरण 
करो ॥८३॥ 


द्रुतविलम्बित 
यदि मनस्तव मुक्तिमनस्विनी- 
प्रणयभारसमाल मनोश्वतमस्‌ | 


भवति साधुपते तपसां चर्य 
तदचिरादू धर सुन्दरभूषणम््‌ ।|८४।। 
अरथ॑--हे मुनिराज ! थदि तुम्हारा मन मुक्तिरूपी सदर बाय बज प्रेम 
प्राप्त करनेके लिये उद्यत है तो शीघ्र ही तपःसमूहरूपी सुन्दर आमरणकी 


घारण करो ॥८४॥ ; 
इस प्रकार सम्यकत्वाॉचितामणिमें निर्जरातरवका वर्णन करनेवाला 


तवम मयूख समाप्त हुआ ॥%॥ 


दशमो मयूखः 


अब मड्भलाचरण पृव॑क मोक्षतत्त्वको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


रथोद्धता 
नष्ठक्म निचयं जिनेश्वरं 
बोधदृष्टिसुखवीयंशालिनम्‌_। 


मोक्षतक्तमथ  कीर््य॑तेब्पुना 
मक्तिभारनिभृत प्रणम्य च ॥१॥ 
अर्थ--जिनके कर्मोका समूह नष्ट हो चुका है तथा जो ज्ञान, दर्शन, 


सुख, और वीयंसे सुशोभित हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌को भक्तिपूर्वंक 
नमस्कार कर इस समय मोक्षतत्त्वका कथन किया जाता है ॥१॥ 


सोक्षका स्वरूप-- 
सर्वेकमनिचयरथ योगिना- 
मात्मनः किल विमोक्षणं तु यत्‌ । 
तद्धि सर्वसुखदं॑ प्रकीत्यते 
मोक्षतत्वमिह साधुसंचयेः ॥२॥ 


अर्थ--योगियों --मुनियोंकी आत्मासे समस्त कमंसमूहका जो छूटना 


है वह इस जगत्‌मे साधुसमूहके द्वारा सर्वसुखदायक मोक्ष कहा 
जाता है। 


भावाथं--संवर और निजंराके द्वारा समस्त कर्मोका सदाके लिये 


सब प्रकारसे छूट जाना मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष मुनियोंको ही प्राप्त 
होता है, गृहस्थोंके लिये नही ॥२॥ 


आगे केवलज्ञानपू्वंक हो मोक्षकी प्राप्ति होती है यह कहते हैं-- 
ध्यानतीशणकरवालघधारया कृत्तमोहविधिसेन्य भूपतिः । 
न्यक्कृतत्रिविधधातिको जनो बोधराज्यमतुलं प्रप्चते ॥३॥ 


दश्शमो मयूख: शे४१ै 


अथं--ध्यानरूपी तीक्षण तलवारकी धारासे जिन्होंने सर्वप्रथम मोह- 
रूपी कमंसेनाके सेनापतिको नष्ट किया है और पश्चात्‌ शेष तीन घातिया 


कर्मोंको नष्ट किया है ऐसा मनुष्य केवलुजश्ञानखप अनुपम राज्यको 
प्राप्त करता है। 


भावायं--क्षपकश्रेणीमें आरूढ़ मुनि शुक्लष्यानके प्रथम भेदके द्वारा 
दशम गुणस्थानके अन्तमें मोहनीय कर्मका पूर्ण क्षय करते है। यह मोहनीय 
कम, समस्त कर्मोंमें प्रधान है क्योंकि इसके उदयमें होनेवाले मिथ्या- 
दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषायरूप परिणामोंसे नवीन कर्मोका बन्ध 
होता है | मोहनीयका पूर्ण क्षय हो जानेपर मुनि, सेनापतिको नष्ट करने- 
वाले राजाके समान निश्चिन्तताको प्राप्त होते हैं । पश्चात्‌ शुक्लध्यानके 
द्वितीय भेदके द्वारा बारह॒वें गुणस्थानक अन्तमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तराय और नामकमंकी सोलह प्रकृतियोंका क्षय कर कंवलज्ञान प्राप्त 
करते हैं ॥३।। 


नास्ति तत्किमपि भ्ूत्रयेषपि यज्जैनबोधविषयं न पद्यते । 
अन्तशुन्यमथ दशनं सुखं वीयमत्र लमते जिनेश्वरः ॥४॥ 


अथं--तीनों लोकोंमें वह कोई भी पदार्थ नहीं है जो जिनेन्द्र 
भगवान्‌के ज्ञानक विषयको प्राप्त नही होता है। वें जिनेन्द्र भगवान्‌ 
घातिचतुष्कका क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और 
अनन्तवोयंको प्राप्त होते हैं । तात्पयं यह है कि अरहंत भगवात्‌ अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्तसुख और अनन्तवीयं॑ इस अनन्तचतुष्टयसे 
सहित होते हैं ॥४॥ 


नष्टनेकविधकमलेपनः 
प्राप्तनिमेलशुणोच्चयो जिनः । 
वीतवारिधरमण्डलावलिः 
संचकास्ति गगने यथा रविः ॥५।। 
अथं--जिनका ताना प्रकारका कमंरूपी लेप नष्ट हो गया है और 
जिन्हें निर्मल गुणोंका समूह प्राप्त हुआ है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ 


आकाशरमें मेघके समूहक आवरणसे रहित सूयंके समान देदीप्यमान होते 
हैं ॥५॥ 


३४२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
आर्या 


देशोनकोटिपूव.. देशे देशे . विहारमारम्य । 
५ के 
दिव्यध्यनिप्रकाशेजनतामोहान्धतामसं हरते ॥६॥ 
अर्थ--व देशोनकोटिपूर्व तक अनेक देशोंमें विहार कर दिव्यध्वनिके 
प्रकाशद्वारा जनसमूहक मोहरूपी गाढ़ अन्धका रको नष्ट करते हैं ।।६॥। 
भावाथं--करमंभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति एक कोटिपू वर्षकी 
है और उसे शीघक्रसे शीघ्र केवनज्ञान हो तो आठ वर्ष तथा अन्तमुंह॒तंमें हो 
सकता है। उसके बाद उनका आय॑देशोमे विहार होने लगता है जो 
वर्तमान आयुके अन्तिम अन्तमुंहतं छोड़ कर शेष काल तक होता रहता 
है । उनके उपदेशोंसे भव्य जोबोंका मोहान्धकार नष्ट होता है ॥६॥ 
शालिनी हन्द्र 
|. हिम्रतापे 
अन्ते शुक्लष्यानवह्निप्रताप- 
रन्‍त॑ नीत्वाष्घातिनां तच्चतुष्कम्‌ । 
आत्मानन्दं स्वात्मजातं समग्र 
मुक्‍्तो भूत्वोपाइनुते स क्षणन ॥७॥ 
अर्थ--अन्तमें शुक्लध्यानरूपी अग्निके प्रतापसे अधातिचतुष्कको 
नष्ट कर वे क्षणभरमें मुक्त हो कर स्वात्मोत्थ सम्पूर्ण आत्मानन्दको 


प्राप्त होते हैं ॥॥७।॥ 
उपजाति 


काले गते कल्पशतेषपि सिद्धो 
नायाति भूयों भवसिन्धुनाथम्‌ । 
मुकक्‍्त्यद्ननासज्ञमसो रूयपीय्‌_ 
पपानसंभूतमुदावलिप्त: ॥८॥। 
अथं--सेकड़ौ कल्पकाल बीत जानेपर मी सिद्ध परमेष्ठो पुनः संसार- 
सागरको प्राप्त नहीं होते हैं। वे सदा मुक्तिरूपी स्त्रीके समागम सम्बन्धी 
सुखामृतके पानसे उत्पन्न हष॑से युक्त रहते हैं ॥८॥ 
आगे सिद्धोंको विशेषताका वर्णन करते हैं--- 
सम्यक्त्वज्ञानसद्दृष्टिसिद्धल्वानि विद्यय वे। 
कमंसम्बन्धनाताया. अभावों.. भावसंहतेः ॥९॥ 


दह्ममो मयूखः झ४३े 


भव्यत्वस्थापि विज्ेयो नाशों सुक्तिवघपतेः 
कमेदुर्लेपनाभाव॑े जीवश्चोदूध्व॑ वजत्यसी ॥|१०॥ 


आलोकान्तात्स्॒यं सिद्धो हेकेन समयेन च। 
धर्मास्तिकाय सद्भावस्ततो5्ग्र नास्ति क्ुत्रचित्‌ ॥११॥ 
न॒सिद्धानां भवेत्तेन ततोड्गे जातुचिद्‌ गतिः | 
दृतीयवातवलयस्थाने. संतिष्ठते. चिरम्‌ ॥१२॥। 


अर्थ--क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, सिद्धत्व (तथा 
अनन्तवीय) को छोड़कर कमंसम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भावसमूहका 
सिद्धोके अभाव हो जाता है। मुक्तिवधुके स्वामी सिद्ध परमेष्ठीके भव्य- 
त्वभावका भी नाश हो जाता है। कर्मरूपी दुःखदायक लेपका अभाव 
होनेपर वह सिद्धपरमेष्ठी एक समयमें ऊध्वंगति स्वभावसे लोकान्त तक 
पहुँच जाते हैं। लोकान्तके आगे कहीं भो धर्मास्तिकायका सद्भाव नहीं है 
इसलिये उसके आगे सिद्धोंकी कभी भी गति नहीं होती है। वे तृतीय 
बातवलय--तनुवातवलगके पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण अन्तिम क्षेत्र- 
में चिर कालके लिये स्थिर हो जाते हैं ।॥९-१२॥ 


अब हेतु और उदाहरणोंके द्वारा सिद्धोंके ऊध्वंगमन स्वभावकों सिद्ध 
करते हैं-- 
पूवेध्रयोगती.. बन्धच्छेदान्नि:सद्भतोषपि वा । 
तथागतिस्व मावाद्दा तेषामधई गति भंवेत्‌ ।। १३॥ 
कुलालप्रेरित चक्र. निवत्ते प्रेरणेषषि वे। 
अमत्येव. यथा जीवस्तथा कर्मेणि निर्गते ॥१४॥ 
कोशबन्धोदगत॑ बीजमेरण्डस्थ यथोत्पतेत्‌ । 
छिन्नबन्धस्तथा जीवो नियतं चोष्द्रमेति स! ॥१५॥ 
गतलेपो. यथालाबरुद्गच्छेत्‌ सलिलाशये । 
नष्टकमंसदालेपस्तथोद्‌गच्छति मुक्तिमाक्‌ ॥१६। 
यथा वेश्वानरज्वाला, स्वमभावद्ष्डमेति सा। 
तथा प्रयाति जीवोध्यं प्रुक्त ऊरच्दस्वभावतः ॥१७॥ 


३४४ सम्यकत्व-चिन्तामणिः 


अर्थ--पूर्व प्रयोग, बन्धच्छेद, नि:ःसज्ज्ता और तथागतिस्वभावसे 
उन सिद्धोंकी ऊध्ृंगति होती है ॥॥१३॥ जिस प्रकार कुम्मकारके द्वारा 
प्रेरित हुआ चक्र, प्रेरणाके दूर हो जानेपर भी संस्कारवद घूमता रहता 
है उसी प्रकार जीव भी करमके नष्ट हो जानेपर संस्कारवश ऊपरकी ओर 
गमन करता है । अथवा जिस प्रकार कोशबन्धके छिन्‍्न होनेपर एरण्डकी 
मिगी ऊपरकी ओर जाती है उसी प्रकार कर्ंबन्धनके छित्ल होनेपर 
सिद्ध जीव भी ऊपरकी ओर जाता है। अथवा लेपके गल जानेपर जिस 
प्रकार जलाशयमे तूमा ऊपरकी ओर उठता है उसी प्रकार कर्मरूपी 
मिट्टीका लेप नष्ट हो जानेपर मुक्त जीव ऊपरकी ओर गमन करता है। 
अथवा जिस प्रकार अग्निकी ज्वाला स्वभावसे ही उपरको ओर जाती 
है उसी प्रकार यह मुक्त जीव भी स्वभावसे ऊपरकी ओर जाता है 
॥१४-१७॥। 
आगे सिद्धोंके आठ गुणोंका वर्णन करते हैं-- 
ज्ञानावृतेः क्षये जातेब्नन्तशानं प्रकाशत । 
दर्शनावरणे.. क्षीणे निरन्ता दृष्टिरुड्धवेत्‌ ॥१८॥ 
वेदनीयविनोशेन द्व्याबाधो गुणो भवेत | 
प्रपने पश्चतां मोहे सम्यक्त्वम्ृपजायते ॥१९॥ 
विरहेणायुषः. किज्चावगाहनगुणो भवेत्‌ । 
सक्ष्मत्वमिष्यती नूनमभावे_ नामकरण! ।।२०॥ 
९ 6 
ग़ोत्रकमणि संछिन्ने. गुणोडगरुलघुभवेत्‌ । 
अन्तरायविनाशेन वीयेत्वम्पजा यते ॥।२ १॥ 
अथं--ज्ञानावरणका क्षय होनेपर अनन्तज्ञान प्रकाशित होता है । 
दर्शनावरणके नष्ट होनेपर अनन्तदर्शन प्रकट होता है। वेदनीयका 
विनाश होनेसे अव्याबाध गुण होता है। मोहके नष्ट हो जानेपर सम्य- 
क्त्वगुण उत्पन्न होता है। आयुके अभावसे अवगाहनगुण होता है। 
निश्चय ही नामकमंका अभाव होनेपर सुक्ष्मत्वगुण माना जाता है। 


गोत्रकमंका क्षय होनेपर अगुरुलघुगुण होता है ओर अन्तरायके विनाश- 
से वीयंगुण प्रकट होता है ॥१८-२१॥ 


आगे मुक्त जीवोंके वेभाविकी क्षक्तिका स्वाभाविक परिणमन होता 
है, यह कहते हैं-- 


दश्षमो मयूलः ३४५ 


जीवे वैभाविकीशक्तेः .प्रोक्‍्ताया: पूव॑ंसूरिमिः । 
ज्ेया स्वाभाविकी वृत्तिमुंक्तो प्क्तिभ्तां नृणाम्‌॥२२ 
अथे-ूर्वाचायोंने जीवमें जिस वैभाविकी शक्तिका कथन किया है 
उस शक्तिका मोक्षमें मुक्त जीवोंके स्वाभाविक परिणमन होता है ॥२३॥ 
अब मुक्त जीवोंकी अवगाहनाका वर्णन करते हैं-- 
ईपन्न्यनाक्ृतिस्तेषामन्त्यदेंहप्रमाणतः । 
क्षण्णकर्मकदम्बानां. श्रोक्ता झक्तिमंदोतले ॥२३॥ 
अर्थ-जिनके कमंसमूहका क्षय हो चुका है ऐसे सिद्ध परमेष्ठिश्रोंकी 
अवगाहना मुक्तिमें अन्तिम शरीरसे कुछ कम कही गई है ॥२३॥ 
आगे मुक्त जीवोंमें आसनका कथन करते हैं-- 
दें एवं चासने प्रोक्ते सिद्धानां सिद्धिसगनि। 
एक पत्मासनं त्वन्यत्‌कायोत्सर्गासनं तथा ॥२४॥ 


अथं--सिद्ध जीवोंके मोक्षमें दो आसन कहे गये हैं--एक पद्मासन 
और दूसरा कायोत्सर्गासन ॥२४॥ 


आगे यद्यपि आत्मगुणोंके विकासकी अपेक्षा सब सिद्धोँमिं समानता है 
तथापि क्षेत्र आदिकी अपेक्षा विशेषता बताते हैं-- 
प्षेत्रं काल गति तीर्थ! चारित्र बुद्धबोधितम्‌ । 
ज्ञानावमाहने लिडूं संख्यामल्पच्रहुत्वकम्‌ ॥२५॥। 
अन्त च समाश्षित्यभूतप्रज्ञापनेनेये: । 
मेदाः सिद्धेषु संसाध्याः पण्डितानामधीश्वरें: ॥२९॥ 


अथं--ज्ञानी जनोंको भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा सिद्धोंमें क्षेत्र, 
काल, गति, तीर्थ, चारित्र, बुद्ध-बोधित, ज्ञान, अबगाहना, लिज़ु, संख्या, 
अल्पबहुत्व और अन्तर इन बारह अनुयोगोंका आश्रय कर भेद सिद्ध 
करना चाहिये । 

विशेषा् --क्षेत्रादि अनुयोगोंका वर्णन वर्तमानग्राही तथा भूतग्राही 
इन दो नयोंके द्वारा किया गया है। जो इस प्रकार है-- 
£ ४ कु 

प्रइन --क्षेत्रको अपेक्षा किस क्षेत्रमें सिद्ध होते हैं? 


है४६ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


उत्तर-वर्तमानप्राहा नयकी अपेक्षा सिद्धक्षेत्रमें, अपने मात्म- 
प्रदेशोंमे अथवा आकाशप्रदेशमें सिद्धि होतो है। भूतग्राही नयकी अपेक्षा 
जन्मसे पन्द्रह कमंभूमियोंमें और अपहरणकी अपेक्षा मानुष क्षे त्र--अढ़ाई 
द्वीपमें सिद्धि होती है । 
काल -..- 

प्रइन--कालको अपेक्षा किस कालमें सिद्धि होती है ? 

उत्तर--वत॑मानघ्राही नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होता है और 
भूतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्य रूपमें उत्सपिणी और अवसपिणी- 
में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। विशेषरूपमें अवसपिणी कालमें सुषमा 
दुषमाके अन्त भागमें और दुःषमासुषमामें उत्पन्न हुआ मनुष्य सिद्ध 
होता है। दुःषमामें उत्पन्न हुआ दुःषमामें सिद्ध नहीं होता। अन्य कालमें 
सिद्ध नहीं होता । अपहरणकी अपेक्षा उत्सपिणी और अवसर्पिणीके सब 
समयोंमें सिद्ध होता है । 
गति-- 

प्रइन--गतिकी अपेक्षा किस गतिसे सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--सिद्ध गति अथवा मनुष्यगतिसे सिद्ध होते हैं । 
लिजध-- 

प्रघन--किस लिज़ुसे सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--अवेदभावसे अथवा तीनों वेदोंसे सिद्ध होते हैं। यह भाव- 
वेदकी अपेक्षा कथन है । द्रव्यवेदकी अपेक्षा केवल पुरुषवेदसे हो सिद्ध 
होते हैं। अथवा लिजुके दो भेद हैं--१ निम्नंन्थ लिजु और २ सम्रन्थ- 
लिखु | इनमेसे निग्नेन्थलिज्भ--दिगम्बर मुद्रासे ही सिद्ध होते;हैं सभ्नन्थ- 
लिडजभसे नहीं। अथवा भूतपुवं नयकी अपेक्षा सग्रन्थलिज्धसे भी सिद्ध 
होते हैं । 
तीर्ष-- 

तीथंसिद्ध दो प्रकारके होते हैं--१ तीथंकर सिद्ध और २ इतर सिद्ध । 
जो स्वयं तीथंकर होकर सिद्ध होते हैं वे तीथथंकर सिद्ध कहलाते हैं ओर 
जो तीथंकर न होकर साधारण मनुष्यपदसे मोक्ष प्राप्त करते हैं वे इतर 
सिद्ध कहलाते हैं । इतर सिद्ध भी दो प्रकारके हैं--एक तीथथंकरके रहते हुए 
मोक्ष प्राप्त करते हैं और दूसरे तीथंकरके अभावमें मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
आारित्र-- | 

प्रइन--किस चारित्रसे सिद्ध होते हैं ? 


ददामो मयूख: ३४७ 


उत्तर--अव्यपदेश--नाम रहित चारित्रसे सिद्ध होते हें अथवा यथा- 
ख्यात चारित्रसे सिद्ध होते हैं। अथवा सामायिक, छेंदोपस्थापना, सूक्ष्म- 
साम्पराय और यथाल्यात इन चार चारित्रोंसे सिद्ध होते हैं अथवा जिनके 
परिहारविशुद्धि चारित्र भो होता है उनकी अपेक्षा पाँच चारित्रोंसे सिद्ध 
होते हैं । 
प्रत्येकबुद्धु--बोधितबु द्ध-- 

कोई मनुष्य पूव॑भवके संस्कारकी प्रबलतासे परोपदेशके विना स्वयं 
ही विरक्‍त हो दीक्षा लेकर सिद्ध होते हैं वे प्रत्येकबुद्ध कहलाते हैं ओर 
कोई दूसरेके उपदेशसे प्रभावित हो दीक्षा लेकर सिद्ध होते हैं वे बोधित- 
बुद्ध कहलाते हैं। 
जशान-- 

प्रइन--किस ज्ञानसे सिद्ध होते हैं ? 


उत्तर--वतंमान नयकी अपेक्षा केवलज्ञानसे सिद्ध होते हैं और भूत- 
पू्वग्राही नयकी अपेक्षा कोई मति, श्रुतके वाद केवलज्ञानी होकर सिद्ध 
होते हैं, कोई मति-श्रुत ओर अवधिके बाद अथवा मति,श्र्‌त और मनः- 
पर्ययके बाद अथवा मति आदि चारों ज्ञानोंके बाद केवलज्ञान प्राप्त कर 
सिद्ध होते हैं । 
अवगाहना-- 

प्रद_+--सिद्धोंकी कितनी अवगाहना है ? 

उत्तर--सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सो पच्चीस धनुष है ओर 
जघन्य अवगाहना कुछ कम साढे तीन हाथ प्रमाण है। मध्यम अवगाहना- 
के अनेक विकल्प हैं। साढ़े तीन हाथकी अवगाहना चतुर्थ कालके अन्तमें 
होनेवाले जोवोंके संभव होतो है अथवा चतुर्थ कालमें जब मनुष्यकी पूर्ण 
अवगाहना सात हाथके लगभग होतो है तब किसी बालककों आठ वर्ष 
अन्समुंहृतंकी अवस्थामें केवलज्ञान हो जावे तो उसकी अपेक्षा संभव 
होती है क्‍योंकि केवलज्ञान होनेपर शरीरकी बाढ़ नहीं होती । 
अन्तर-- 

प्रदन--सिद्धोंमें अन्तर कितना होता है ? 

उत्तर--लगातार सिद्ध होते हुए सिद्धोंमें जघन्य अनन्तर दो समय 
और उत्कृष्ट अनन्तर आठ समय है। जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर छह माह है। 


३४८ सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 
संख्या-- 

प्रइन--एक समयमें कितने जीव सिद्ध होते हैं? .. 

उत्तर--कम-से-कम एक और अधिक-से-अधिक एकसौ आठ जीव 
सिद्ध होते हैं । 
अल्पबहुत्व-- 

क्षेत्रादि अनुयोगोंकी अपेक्षा परस्पर हीनाधिकताका विचार करना 
अल्पबहुत्व हैं। वतंमानग्राही नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमे सिद्ध होनेवाले 
जीबोंमें अल्पबहुत्व नही है ! भूतपूर्वग्राही नयकी अपेक्षा विचार करते।हैं-- 
क्षेत्रसिद्ध जीव दो प्रकारके हैं-- १ जन्मसिद्ध और २ संहरणसिद्ध | इनमें 
संहरणसिद्ध जीव सबसे अल्प हैं। जन्मसिद्ध जीव इनसे संख्यातगुणे हैं । 
क्षेत्रोंका विभाग सात प्रकारका है--१ कमंभूमि, २ अकमंभूमि, ३ समुद्र, 
४ द्वीप, ५ ऊध्वेलोक, ६ अधोलोक और ७ तियंगूलोक । इनमें ऊध्वंलोक 
सिद्ध सबसे थोड़े हैं। इनसे अधोलोक सिद्ध सख्यातगुणे हैं। इनसे तियंग्‌ 
लोकसिद्ध संख्यातगुणे हैं। समुद्रसिद्ध सबसे कम हैं । इनसे द्वीपसिद्ध 
संख्यातगुणे है। यह सामान्य कथन है | विशेषरूपसे विचार करनेपर रूवण- 
समुद्रसे सिद्ध होनेवाले सबसे अल्प है, कालोदघिसे सिद्ध होनेवाले इनकी 
अपेक्षा संख्यातगुणे हैं, इनसे संख्यातगुणे जम्बूद्दीपसिद्ध हैं, इनसे संख्यात- 
गृणे धातकीखण्डसिद्ध हैं, इनसे संख्यातगुणे पुष्कराधंद्वीपसिद्ध हैं । 

क।लविभाग तीन प्रकारका है--१ उत्सपिणी, २ अवसर्पषिणी और 
३ अनुत्सपिणी-अनवसपिणी । इनमें उत्सपिणीसिद्ध सबसे अल्प हैं, अव- 
सपिणीसिद्ध इससे विशेष अधिक और अनुत्सपिणी-अनवसपिणी सिद्ध 
अर्थात्‌ विदेहक्षेत्रसे सिद्ध होने वाले सिद्ध इनसे संख्यातगुण हैं । 

अतन्तर सिद्धोंमें अष्टसमयानन्तर सिद्ध सबसे अल्प हैं, सप्तसमया- 
ननन्‍तर सिद्ध उनकी अपेक्षा संख्यातगुणे हैं, इस प्रकार द्विसमयानम्तर 
सिद्ध तक संख्यातगुण संख्यातगुण हैं । सान्तर सिद्धोंमे छह मासके अन्तरसे 
सिद्ध होनेवाले सबसे अल्प हैं और एक समयके अन्तरसे सिद्ध होनेवाले 
संख्यातगुणे हैं । 

तिय॑ब््चगतिसे मनुष्यगतिमें आकर सिद्ध होनेवालोंको संख्या सबसे 
थोड़ी है। मनुष्यगतिसे मनुष्यगतिमें आकर (सद्ध होनेवालोंकी संख्या 
उनसे संख्यातगुणी हैं। नरकगतिसे मनुष्यगातमें आकर सिद्ध होने 
वालोंको संख्या उनसे संख्यात्तगुणी है और देवगतिसे मनुष्यगतिमें आकर 
सिद्ध होनेवालोंकी संख्या उनसे संख्यात्तगुणी है। 


दश्धमों मयूख: ह ३४९ 


परमार्थसे वेदरहित जीव ही सिद्ध होते हैं क्योंकि वेदका उदय नवम 
गुणस्थान तक ही रहता है। भूतग्राही नयकी अपेक्षा भावनपुंसकवेदसे 
सिद्ध होनेवाले सबसे थोड़े हैं, भावस्त्रीवेदसे सिद्ध होनेवाले उनकी 
अपेक्षा संख्यातगुणे हैं और द्रव्य तथा भाव पुंबेदसे सिद्ध होनेवाले उनसे 
संख्यातगुणे हैं। तीर्थानुयोगकी अपेक्षा तीर्थंथरसिद्ध सबसे अल्प हैं और 
अन्य सिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । 
चारित्रानुयोगकी अपेक्षा सब यथाख्यातचा रित्रसे हो सिद्ध होते हैं, 
परन्तु भूतग्राही नयकी अपेक्षा पाँच चारित्रों और चार चारित्रोंसे सिद्ध 
होते हैं। उनमें पाँच चारित्रोंसे सिद्ध होनेवाले अल्प हैं और चार 
चारित्रोंस सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे हैं । 
प्रत्येकबुद्ध अल्प हैं और बोधितबुद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । 
मति,श्रुत और मन:पर्यथ ज्ञानके बाद केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होने- 
वाले सबसे थोड़े है। मति, श्रुत ज्ञानके बाद केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध 
होनेवाले उनसे संख्यातगुणे हैं। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्ययज्ञान 
पूर्वक केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगृणे है और 
मति, श्रुत, अवधि पृव॑क केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध होनेवाले उनसे 
संख्यातगुणे हैं । 
जघत्य अवगाहनासे सिद्ध होनेवाले सबसे थोड़े हैं। उत्कृष्ट अब- 
गाहनासे सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगु्णे हैं और मध्यम अवगाहनासे 
सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यात गुणे हैं । 
एकसौ आठकी संख्यामें सिद्ध होनेवाले सबसे थोड़े हैं। एकसो 
भाठसे लेकर पचास तक सिद्ध होनेवाले अनन्तगुणे हैं। उनंचाससे २५ 
तक सिद्ध होनेवाले असंख्यातगुणे हैं और चौबीससे एक तक सिद्ध होने- 
वाले संख्यातगुणे हैं ॥२५-२६॥ 
आगे मोक्षकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
स्नग्धरा छन्‍्द 
वातव्याघृततोयोद्धरितजलधरव्यूइसन्मागंतुल्यो 
वायद्दीप्तप्रचण्डानलखपलशिखातप्तमर्मप्रभावः । 
शाणोल्ल टप्न मास्वत्किरणयुतमनिज्योतिरात्यः समन्तान्‌ 


प्ुक्तात्मा रिक्तकर्मा विदृतनिखिलसत्कमंसदूचो5वि जोबात्‌ । २७ 


३५० सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


अर्थ--जिसके सजल मेघोंका समूह वायुसे उड़ा दिया गया है 
ऐसे आकाशके समान हैं, जिनका प्रभाव, वायूसे प्रदीष्त प्रचण्ड अग्निकी 
चडनचल शिखाओंसे सन्तप्त स्वर्णके समान है, जो शाणपर कसे हुए 
देदीप्यमान किरणोंसे युक्त मणिकी ज्योतिसे परिपूर्ण हैं, जो कमंरहित 
हैं तथा जिनके समस्त पुण्यकर्मोंका समूह भी नष्ट हो गया है ऐसे सिद्ध 
भगवन्त सदा जयवन्त प्रवर्तें ॥२७॥ 
आर्या 
काञ्चनपश्जरपतितो वनचरनाथः सुलालितो यद्वत्‌ । 
बाब्छति सततं सघन गहन स्वातन्त्यसद्गेहम्‌ ।।२८॥ 
सुरपतिनरपतिभोगावलीं प्रपनन: सचेतनस्तद्वत्‌ । 
भवकाराग्रहपतितो वाड्छति मोक्ष सदा सुखदस्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--जिस प्रकार सुवर्णके पिजड़ेमें पड़ा और अच्छी तरहसे पाला 
गया सिंह स्वतन्त्रताके घरस्वरूप सघन वनकी सदा इच्छा करता है 
उसी प्रकार संसाररूपी कारागृहमें पड़ा यह जीव इन्द्र तथा चक्रवर्तीके 
भोगसमूहको प्राप्त कर भी सदा सुखदायक मोक्षको इच्छा करता 
है ॥२८-२९॥ 
शालिनी 
कैवन्यात्य दृष्टिवीय प्रपण 
सोख्यप्राप्त॑ कमंशुन्य॑ समन्तात्‌ । 
भास्वद्धास्वज्ज्योतिरीश स्वतन्त्रं 
सिद्धात्मानं नौमि मक्‍त्या सदाष्हम्‌ ॥३०। 
अर्थ--जो केवलज्ञानसे सहित हैं, दर्शन और वीयंसे परिपूर्ण हैं, 
अनन्तसुखसे युक्त हैं, सब ओरसे देदीप्यमान सूर्यंसदृश ज्ञानज्योतिके 
स्वामी हैं तथा स्वतन्त्र हैं उन सिद्धात्माकों मैं सदा भक्तिपूव॑क स्तुति 
करता हूँ ॥३१॥ 
आगे व्यवहारसम्यग्दर्शंनके विषय होनेसे .उपस्थित देव, शास्त्र, गुरुकी, 
लक्षणगर्भित स्तुति करते हैं-- 
हिन्दीगीतिकाछन्द 
गुणरत्नभूषण ! वि गतदूषण | सौम्यभावनिश्वापते ! 


सद्बोधभानुविभाविभासितसकललोक ! विदांपते ! । 


दह्षमों मयूलः ३५१ 


निःसीमसोरूयसम्हमण्डित ! योगखण्डितरतिपते ! 
अईन्नभद्ठुरशमंभारं देहि मे. समतापते ! ॥३१॥ 
अथ॑--जो गुणरूपी रत्नमय आभूषणोंसे सहित हैं, दृषणोंसे रहित हैं, 
सोम्यभावके लिए चन्द्रस्वरूप हैं, सम्यग्ज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशसे जिन्होंने 
सकल लोकको प्रकाशित कर दिया है, जो ज्ञानियोंमें अतिशय श्रेष्ठ हैं, 
अनन्तसुखसमूहसे सुशोभित है, जिन्होंने ध्यानके द्वारा कामको नष्ट कर 
दिया है तथा जो समताके स्वामी हैं ऐसे हे अहंन्त भगवान्‌ ! आप मेरे 
लिए अविनाशी सुख प्रदान कीजिये ॥३१॥ 
बसन्ततिलका 
रागादू विना किमपि वस्तु हितं दिशलतं 
भव्योत्तराय हतकमंचतुष्टयं... तम्‌। 
मोहादिदोषरद्दितं विमली मवन्‍्तं 
सेवे म्रदा गतभव॑ भगवन्तमाप्तम ॥३२॥ 
अथं--जो भव्यसमूहके लिए रागके बिना किसी हितकारी अनिवे- 
चनीय वस्तुका उपदेश देते हैं, जिन्होंने चार घातिया कम नष्ट कर दिये 
हैं, जो मोहादि दोषोंसे रहित हैं, निमंछ हो रहे हैं तथा जिनका संसार 
समाप्त हो चुका है ऐसे भगवान्‌ अर्थात्‌ अष्टप्रातिहायंरूप ऐश्वयंसे 
सहित अरहन्तकी मैं हषंपूवंक सेवा--आ राधना करता हूँ ।।३२॥ 
हिन्दीगीतिकाछन्द 
सद्ष्यानतीक्ष्णकझपाणधारानिहत कम कद स्व कं 
कृतकृत्यमखिलनरेन्द्रवन्धं॑ प्राप्तसुखनिकुरम्बकम्‌ । 
योगीन्द्रयोगनिरूपणीयं स्वात्मकेलिकलापतिं 
चैतन्यपिण्डमखण्डरूपं॑ मजे. धुक्तिरमापतिस्‌ ॥३३॥। 


अर्थ--समीचोन ध्यानरूपी खद्भुकी धारासे जिन्होंने कमंसमूहको 
नष्ट कर दिया है, जो कृतकृत्य हैं, समस्त नरेनन्‍्द्रोंके द्वारा वन्दनीय हैं, 
जिन्होंने सुखसमूहको प्राप्त कर लिया है, योगीन्द्र--बड़े बड़े मुनिराज 
अपने ध्यानमें जिनका अवलोकन करते हैं, जो स्वकोय शुद्ध आत्मामें 
रमण करनेकी कलाके स्वामी हैं, चेतन्य--ज्ञान-दर्शनरूप चेतनाके समूह 
हैं, तथा अखण्डरूप हैं उन सिद्धपरमेष्ठीकी मैं सेवा करता हूँ ॥३३॥ 


३५२ सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
वसन्ततिलका 
सिद्धात्‌ विशुद्धवरवोधधरान्‌.प्रसिद्धान्‌ 
कर्मारिसब्नविजयेन विवर्धमानान्‌ । 
शुद्धान्तरीक्षतुलितानमितांश्च नित्यं 
वन्‍्दे विभूनू भगवतोब्वह्िितो दिताय ॥३४॥ 
अर्थ--जो तिल केवलज्ञानको धारण कर रहे हैं, प्रसिद्ध हैं, कमंरूप 
शत्रुसमूहपर विजय प्राप्त करनेसे निरन्तर बढ़ रहे हैं, निमंल आकाशके 
समान हैं तथा अपरिमित--अनन्त हैं उन विभु, भगवन्त सिद्धपरमे- 
ष्ठियोंको मैं हितके लिए एकाग्र होता हुआ नमस्क्रार करता हूँ ॥३४॥ 
हिन्दीमीतिका छनन्‍्द 
संसारसिन्धुनिमग्नजन्तुसमहहितकरदेशन 
सर्वज्योगिमिवेदिताखिलवस्तुरूपनिवेशन स्‌ । 
पूर्वापरादिविरोधशुन्यमनन्तधमं विकाशन 
शास्त्र नमामि निरन्तरं नरकादिदुःखविनाशनम्‌ ॥३५॥ 
अथं--जो संसार-सागरमें निमग्न प्राणिसमूहके लिए हितकारी 
उपदेश देनेवाला है, जिसमे सर्वज्ञ जिनेन्द्रके द्वारा प्रत्तिपादित समस्त 
वस्तुओंका समावेश है, जो पूर्वापर आदि विरोधसे रहित है, अनन्त 
धर्मोको प्रकट करनेवाला है, तथा नरकादिके दुःखोंका नाश करनेवाला 


है उस शास्त्रको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥३५॥ 
आर्या 


पूर्वापरादिबाधारहित स्वज्ञवीतरागेण । 
रचितं निचितं श्रेयोनिचयें! शास्त्र मजे भक्‍त्या ॥३६॥ 
अर्थ--जो पूर्वापरादि बाधाओंसे रहित है, सर्वज्ञ वोतरागके द्वारा 
रचित है तथा कल्याणोंके समूहसे परिपूर्ण है उस श्ास्त्रको भक्तिपृर्वक 
सेवा करता हूँ ।।३६॥ 
हिन्दीगीतिका छन्द 
आचारपश्चकचरणचारणतत्परं समताधरं 
नानातपोभरक्ृत्तकम कलापमाचितशमभरमस्‌ । 
गुप्तित्रयीपरिशीलनादिविश्ञोमित बदतांबरं 
झाचायमज्चितमर्चया ब्रार्चात्रि सब्बितश्शंभरम |३७॥ 


दश्षमों मयूख: ३५३ 


अथं--जो पठ्चाचारका स्वयं पालन करने तथा दूसरोंसे पालन 
करानेमें तत्पर हैं, साम्यभावकों धारण करते हैं, नाना तपोंके समूहसे 
कमंसमूहको नष्ट करनेमें उद्यत हैं, जिन्होंने शान्तिके समूहका संचय 
किया है, जो तीन गुप्ति आदिके परिशीलनसे सुशोभित हैं, वकताओं में 
श्रेष्ठ हैं, पूजा-आराघनासे सहित हैं तथा निराकुलतारूप सुखसमूहको 
सड्चित करनेवाले हैं ऐसे आचायंपरमेष्ठीकी में पूजा करता हूँ ३७॥। 


बसनन्‍्ततिलका 
आचारयन्ति किल पश्चतया विभिन्‍न- 
माचारमन्तिकगतानितरान्यतीन्‌ ये। 


तांइच स्वयं खलु तथा चरतः समर्च्या- 
नाचार्यकानवहित: प्राणमामि अकत्या ॥रेथ।। 
अथं--जो निकटस्थ मुनियोंको पञ्चाचारका आचरण कराते हैं 
और स्वयं भी उनका आचरण करते हैं उन पृज्य आचायंपरमेष्ठियोंको 
मैं एकाग्र होता हुआ भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ ॥३८॥ 
हिन्दीगीतिका छन्द 
द्वादशविभेदविभिन्‍न श्रुतमरपठनपाठनकर्मठं 
दुर्योगयोगनिरोधरोधितनिखिलदृःखददुइंठसू.। 
कत्तव्यदेशनतत्पर॑ विज्ञानगौरवशालिनं 
बन्दे सवाधमितमोदतों गुरुदेवदीघितिमालिनम्‌ ॥|३९॥ 
अर्थ--जो द्वादशाज़ श्रुतममूहके पठन-पाठनमें दक्ष है, जिन्होंने 
दुर्ष्यनोंका प्रसज्भ रोक कर समस्त दुःखदायक कदाग्रहोंको दूर कर दिया 
है, जो कत्तंब्यका उपदेश देनेमें तत्पर हैं, और वीतराग-विज्ञानके गोरवसे 


सुशोभित हैं उन उपाध्यायप रमेष्ठी रूपी सूर्यको मैं सदा अपरिमित हर्षसे 
नभस्कार करता हूँ ॥३५९॥ 


वसनन्‍्तत्तिलका 
एकादशाजकुशलांश्च समग्रपूव- 
विज्ञान यतीन पठनपाठनकर्मठां स्तान्‌ । 
अध्यापकान्‌ भ्रुतअधरान्‌ सुगतान्‌ समस्तान्‌ 
वन्दामहे. सुरवरे। .. प्रितपादपन्मान्‌ ४०॥ 
२३ 


शेषढ सम्यवत्व-चिन्तामणिः 


अर्थ--जो ग्यारह अज्धोंमें कुशल हैं, समस्त पूर्वोके ज्ञाता हैं, पठन- 
पाठनमें निवृण हैं, शास्त्रोंक घारक हैं, उत्तम ज्ञानसे सहित हैं तथा इन्द्रों- 
के द्वारा पूजितच रण हैं उन समस्त उपाध्याय परमेष्ठियोंको हम नमस्कार 
करते ॥४०॥ 


हिन्दीगीतिका छन्द 
संयमसमित्यावश्यकापरिदहणिगुप्तिविभूषितं 
पञ्चाक्षदान्तिसमुद्यत॑. समतासुधामरभ्षितम्‌ । 
भूपुष्ठविष्टरश्षायिनं श्लातापनादिविभूषितं 
साधु सदा परमेष्टिनं वन्दे मुदा शमभूषितम्‌ ॥४१॥ 
अथ--जो संयम, समिति, आवश्कापरिहाणि और गुप्तियोंसे विभू- 
षित हैं, पड्चेन्द्रियोंका दमन करनेमें उद्यत हैं, समतारूपी अमृतके 
समूहसे सुशोभित हैं, पृथिवीतलरूप शय्यापर शयन करनेवाले हैं, आताप- 


नादि योगोंसे अलकृत हैं तथा प्रशमभाव--लोकोत्त र शान्तिसे विराजमान 
हैं उन साधुपरमेष्ठी को मैं सदा नमस्कार करता हूँ ।।४१॥ 


उपजाति 
संसारमेत खलु सारदीन॑ 
विद्यु्प. मुक्त्यध्वनि वतमानाः । 
ये साधयन्त्यात्मद्दित बनेषु 
यतीन्यजे तानू वरसक्तिभावात्‌ ॥४२॥ 


अर्थ--जो निरचयसे संसारकों सारहोन जानकर मुक्तिके मार्गमें 
वत्तंमान हैं--प्रयाण कर रहे है तथा जो वनोंमें आत्महितकी साधना 
करते हैं उन मुनियों-साधुपरमेष्ठियोंकी मैं उत्कृष्ट भक्तिभावसे पूजा 
करता हूँ ॥४२॥। 


आगे अन्तमद्भल करते हैं-- 
आर्या 
गतविरुजं जितजलजं नततमदिविजं समग्रयुणसज्जम्‌ । 
हतमुक्तिस्त्रीलज्ज॑ चरणपयोज॑ भजे बिनेन्द्र प्य ॥४३॥ 


अथं--जो रोगरहित हैं, कमलको जीतनेवाले हैं, जिन्हें देव अत्यन्त 
नमस्कार करते हैं, जो समस्तगुणोंसे सुसज्जित हैं और जिन्होंने मुक्ति- 


द्शमों मयूख: ३५५ 
रूपी स्त्रीकी लज्जाकों दुर कर दिया है ऐसे जिनराजके चरणकमलोंकी 
सेवा करता हूँ ॥४३।॥। 

ख्रकछन्द: 
विषमविषयद्वदहनघनहितः 
सकलमनुजखगदि्विजचयनत: । 
निखिलहृदयरथसुरपनगतति- 
जंयति जगति गुणविपुलजिनपतिः ॥४४॥ 


अथ--जो विषम विषयरूपी दावानलको शान्त करनेके लिए मेघके 
समान हितकारी हैं, समस्त मनुष्य, विद्याधर और देवोंके समूह जिन्हें 
नमस्कार करते हैं और जो, सबके मनोरथोंकों पूति करनेके लिए कल्प- 
बुक्षोंके समूह हैं ऐसे विशाल गुणोंके धारक जिनेन्द्र भगवान्‌ जगतुमें सदा 
जयवंत प्रवतंते हैं ।४४।। 

इस प्रकार सम्यकत्व-चिन्तामणिमें मोक्षतत्व तथा देव-शास्त्र-गुरुका 
वर्णन करनेवाला दश्षम मयूख समाप्त हुआ ॥ १०॥। 

सम्यक्त्व-चिन्तामणि: समाप्त: । 


प्रशस्तिः 


गल्ललीलालतनूजेंन जानक्युदरसंभुवा । 
दयाचन्द्रस्य दविष्येण. सागरप्रामवासिना ॥१॥ 
पन्‍नालालेन बालेन पूर्वाचार्यानुसारिणा । 
देव-शास्त्र-गुरुतु भक्‍त्या नमता शुद्धचेतसा ॥२॥ 


पूबंसूरिकृतान्‌ ग्रन्थानाश्ित्य मन्दबुद्धिना। 
अल्पप्रज्ञजनोद्धारहेतवे.. रचितो. ह्ययम्‌ ॥३॥ 


ग्रन्थ: सम्यक्त्वचिन्तादि्म णिव्चिन्तामणीयतामस्‌ । 
भव्यानां भद्रबुद्धीनां_ तत्त्वज्ञानाभिलाषिणासम ॥४॥ 


मुनिरसाब्धियुग्मारख्ये( २८६७) वी रनिर्वाणवत्सरे । 
रचितोड्यं मया ग्रन्थ: प्रतिष्ठां ूमतां सदा ॥५॥ 
असाधवो हसिष्यन्लि स्खलितं ह्यवलोक्य मे | 
साधवस्तु महाप्रज्ञा: समाधास्यन्ति निश्चितम् ॥६॥ 
जिनागमविरुद्धस्थ॒ तत्त्वस्य प्रतिपादने | 
निरन्तर विभीतो5स्मि क्षमन्तां मां ततो बुधा: ॥७॥ 


येषामाधार मासाद्य ग्रन्थोज्यमुदित: क्षितौ | 
सर्वास्तान्मनसा वन्दे पूर्वाचार्यान्पुन: पुनः ॥4॥ 


इलोकानुक्रमणिका 


ञ 
अकामनिर्जराबालू ६४९१ 
अकालाध्ययनश्रद्धा ६।३७ 
अकिज्चनत्वोपयुतास्तपस्विन: ८।१३२ 
अकीतिः प्रसरेद्यन ७९७ 
भकुव॑ंतो मनोदु:खं ८ ।२६४ 
क्क्षवर्गंसमुत्पन्नं १।२१६ 
अक्षावधिविषयेण ३॥१९५ 
मखण्डवेणुदण्डस्ये ५४८ 
अखण्डमरुज नित्य १११८८ 
अखण्डो5यं क्रम: प्रोक्‍्तः २७१ 
अबिलस्यापि लोकस्य २॥४९ 
लमखिलजनसपत्नः ८।१९४ 
अगुरुलघुक देवे ७२१२ 
अजुपूर्वा दि विज्ञस् ८।२८५ 
अज्भा रकदच मन्दषचेत्येव ३।१८६ 
नख्भोपाज़त्रयं शस्त ७।२२९ 
अधातिस्पद्ध का ज्ञेया ७।२२५ 
अधातिका ऐक्ष वखण्डक्षकरा ७।२२६ 
अराटमानमध्यस्थ ७२१४ 
मचछानां व तुजानां १२०२ 
भ्रष्युतान्तेष जायन्ते ३।२२४ 
भजस्रं दुःखितात्मासौ ३॥३५ 
बज्जलिस्तुतिसंत्यागो ६।११७ 
भजागोमहिषीक्षीरे ७१८२ 
अणुस्कन्घविभेदेन ५७ 
अतत्त्वप्रत्यय: पुंसा ७४ 
अतिथे: संविभागएण ६।८९ 


अतिप्रगाढमिथ्यात्व 
अत्यल्पयतानिमित्तात्‌ 
अतब्र केचिन्तरा भोग 
अन्न स्थितस्य जीवस्य 
अत्राहु केवलज्ञानं 

अथ वच्मि महापुष्य 
अथ वच्मि तप:श्रेष्ठं 
अथ मुक्तिसुप्रमदानना 
मथ मत्येषु के जीवाः 
अथ स्थितिकषायानु 
अथ मन्दकषायेण 
अथ स किल निशेषों 
अथापि भागधेयस्य 
अथायं पंत यांति 
अथाष्टाड्रतया तस्य 
अथाग्रे संप्रवक्ष्यामि 
अथात:ः सं प्रवक्ष्यामि 
अथात:ः संप्रवक्ष्यासि 
अथातः संप्रवक्ष्याम्या 
अथानवचद्यग्रन्थार्थो 
अथास्मनो हि सम्यक्‍त्व 
अथायंम्लेच्छभेदेन 
अथामूर्तत्वमेतस्य 
अथाग्रे संप्रक्याभि 
अथाचार्य उपाध्यायस्‌ 
अधेदं भव्यजीवाना 
अधैषामाश्नयं व्ष्ये 
अथोत्पाद॑ प्रवक्ष्यामि 


१।१७९ 
८।१२५ 
३।८८ 
२८८ 
२४१३ 
६।१०९ 
९३२ 
४१ 
३।१६२ 
२।६१ 
१।८८ 
८।१५८ 
१९२ 
३३९ 
११२१० 
डी२ 
३॥२०२ 
१।२० 
३।१८१ 
४१ 
४७६ 
३।८४ 
रा१६ 
३॥२०९ 
९।१३ 
रा२ 
३॥१० 
३।५३ 


३५८ 


अथोत्पादव्यय प्रौग्य 


अथो जिनेन्द्रैविदिताखिलारथे: 


अर्थोष्यमन्र जीवस्य 
अदर्शन भवेद्‌ दृष्टि 
अद्वितीयमनाकार 
अधर्म: स॒घ॒ संप्रोक्तः 
अघःकरणनामा स 
अधोग्रैवेयकेषु स्थात्‌ 
अधोदेशे हि पञ्चम्याः 
अधो5घ: खलु वर्तन्ते 
अध्वगाना यथा वृक्ष: 
अनअ्राभ्न समाकारो 


अनन्तविज्ञानलतालवाला 


अनह्वरं सदा बिश्रद्‌ 
अनवरतमयि त्वं 
अनलसलिलवाता 
अनर्थो दभावनं वर्ण 
अनाकु लोइसहायदच 
अनादिबद्धमिष्यात्व 
अनिवुत्तिसमाण्यात: 
अनिवृत्तौ गुणस्थाने 
अनुप्रेक्षा धोषशुद्ध 
अनुभागमथो वक्ष्ये 
अनुभागो भवेत्तीनो 
अनेककल्पकालानां 
भ्रन्ते किन्तु गुणस्थाने 
अन्तरं व समाश्रित्य 
भन्तःकालुष्यदोषेण 
अन्तमुंहर्तक पक्षों 
अन्तर्ज्वालाज्यलद्दुष्ट 
अन्त पिषु जायन्ते 
अन्त्यग्रैवेयकेषु स्यातु 
अन्त राखिलजी वानां 


भम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


५१३६ 
७१११४ 
७५ 
<। २९४ 
५२८ 
५१२४ 
२।१०१ 
३॥२०६ 
३।४९ 
३।११ 
५।२३ 
२।२८ 
४॥२०५ 
२।११६ 
८।२०१ 
८।१७४ 
६।८२ 
२।३९ 
शरर 
२।॥७५ 
७।१३१ 
९।४३३ 
७।२१८ 
७।१८७ 
४।१७८ 
७१४२ 
१०१२६ 
६५६ 
४९९ 
१।२०४ 
३॥१०८ 
३॥२०७ 
४॥१११ 


अन्तरायचतुद्‌ ष्टि 


अन्ते शुक्लध्यानवद्चिप्रतापे 


अन्तरायास्तथा दोष 


अन्यान्‌ श्रेष्ठगृणाधारान्‌ 


अन्यथा कथने नाम 
अन्येनापि प्रकारेण 
अपर्याप्तस्तथा सुक्ष्मो 
अपर्याष्ताएच पर्याप्ता 
अपहसति जनो यो5 
अधि वाधासहस्री ये 
अपि योगो न यत्राल्त्य 
मपि सुकुलबलादि: 
अपि च किल निशेशः 
अपि चंषां हि विज्ञेयं 
अपि व्र॒जन्ति तीर्थस्य 
छअपि दितपतिरीकशः 


अपि च यदि शरीरस्योर्ट' 


अपि च सुरपगेहे 
अपर्याप्तकपच्चाक्ष 
अपहृतबुघजनतन्द्र 
अपारे मवकृपारे 
भपूर्णयोगयुक्तत्वात्‌ 
अपूर्वा: करणा यस्य 
अपेयुर्नाम मिथ्यात्व 
अप्रत्याख्यानपिण्डं तु 
अप्रत्याख्यानको पाद्या 
अप्रत्याख्यानसंरोध 
अप्रत्याख्यानकाराति- 
अप्रमत्तगुणस्थान 
अप्रमत्ते गुणस्थाने 
अबन्ध एव बोधब्यो 
अबोधोपहतस्वान्तै- 
अबोधो5दर्शनो श्वीर्यो 


७।१७० 
१०१७ 
८।२५ 

१।१३९ 

१।२११ 

१॥२५६ 

७।२७९ 

२।१४० 

८१६६ 

१।१८१ 

२॥११८ 

<८।२१८ 

<।१५१ 

३।२ ३४ 
३॥६० 

८१५९ 

<८।१८८ 

<८१७७ 

२॥१५७ 
१११४ 

१।१६९ 

२।१४७ 

२१०३ 
९।६६ 

७।२७४ 

७।२०५ 

४।१३१ 
२।९४ 

७।२७७ 

७१२५ 

७।१ ३८ 
१।२६ 

५।४ 


अभवदिह हि पूर्व 
अभिनवखलकर्मा 
अभिनवपरिणामस्योत्पत्ति: 
क्षिमानमहीकास्तं 
अभिलूषसि यदि त्वं 
अभिलषसि यदि त्वं 
अभिलषसि भवाब्धि 
अभिचिन्तयतो नित्य॑ 
अश्रान्तचेतसो भिक्षो 
अमन्दमोहसं मोहा 
अमन्दानन्दसंदोह 
अमा ममात्मना बद्धो 
अमृतोपमा यदीया 
अमेघादपि मेघानां 
अमौखय निसर्गेण 
अयमपि निजदेहो 
अयमेव शौचधर्मो 
अयसार्ज॑वः सुधर्म: 
अयमाश्रितस्तु येन 
अयमयि किलर छोको5 
अयमस्ति विशेषोषत्र 
अय॑ प्रासादपृष्ठो वा 
भयि सहृदय गन्तुं 
अयि भो जगतां देहि 
अयि मस्त ननु चेतः 
अथि भवति हि पूर्ण: 
अयुक्‍तोध्नवधानेन 
अये रसज्ञे कविसज्वूसंस्तुते 


अयोगिन: केवलिनो जिनेन्द्रा: 


अयोगो जिन इत्येवं 


अरतिद्चेति नोपूर्व- 
अरतेनोंकषायस्य 


अरजने रक्षणे नाशे 
अर्थराशिमयं दृष्ट्वा 


दलोकानुक्रमणिका 


<॥१६५ 
<८॥१९७ 
५।६७ 
१३० 
<॥२२५ 
८२१२ 
<॥।२०५ 
८॥२६१ 
<८।२४८ 
३।८ 
३।१०० 
१॥१९१ 
१११३ 
१॥२० ३ 
९।८८ 
<१८५ 
८।७५ 
८।६६ 
<।६८ 
<।२०९ 
२१०० 
१११० 
८।१९८ 
८।११५ 
<८। १४८ 
<॥१५२ 
८३८ 
</१५ 
४।१९३ 
२।७६ 
७।५२ 
६।६५ 
२।१७१ 
3२४ 


रेप 
अहंन्त भगवन्तं ९३१ 
अर्हत््वकारणं यत्स्यात्‌ ७९८ 
बहंंतोकत॑ विनिमुक्त १२४१ 
अहर्दाचार्य-विज्ञेषु ६।१११ 
अलमलमतिजल्पै: ११२७९ 
अल बहुप्रजल्पेत १।२०६ 
अल पाताललोके5पि १११५२ 
अलाभबाघाजयनं ८।२७४ 
अलिय॑था पुष्पसमृह ८।३१ 
अलीकवचनालाप: ६।७७ 
अलीकावधिविज्ञान ३।२८ 
अलीकालापतोड्न्येषां ३।॥७ 
अलोभत्वाज्रनासड्भ ६॥७१ 
अल्पारम्भतया नित्य ३।८२ 
अवगाहनमात्रेण परमानन्द ८।४५ 
अवदय नाशशीले5स्मिन्‌ ११९२ 
अवधिज्ञानबो द्धव्या ४११६ 
अवधिन्नानत:ः पूर्व ४। १४६ 
अविद्याया: कुलागारं १२४ 
अविरति: कषायणाम्‌ ६।२४ 
अविज्लेयोध्यं पशुप्रस्यो ८।२८७ 
अविनाभाविनो देहें ७१०५ 
अविरलभवहेतुस्‌ ८१९३ 
अविरलजनसंतापं ८।४६ 
अविरतदेशब्रतयो: ९५७ 
अव्यक्तसूचनां मुब्न्चन्‌ ८।२७ 
अक्वतिनो5पि चारित्र १११६७ 


अशरणमिति चेतश्चिन्तयित्वा ८।१६२ 
अष्टषष्टिमिता होता: ७।२३१ 
अष्टद्विक पञुच च विधशतिश्च ७॥११५ 


अष्टादशारते: शोक ७।१ ४८ 
अष्टाबपि गुणानेतान्‌ ११२६२ 
अष्टानां कर्मणां पिण्ड: ७६० 
अष्टो इन्द्वानि राजस्ते ३।१९२ 


३६० 


असत्ुसद्गन्धभेदेत 
असहेद्यत्रिधातीनां 
असद्भतेन चित्तन 
असत्यभाषणे वाचा 
असत्याहिग रावेग- 
असदभिघानत्याग: 
असत्कारपुरस्कारे 
असद्ेयं चम स्‍य॑ 
असंप्राप्तं तथा तिय॑ंग्‌ 
असंज्ञी वापि संज्ञी वा 
असंख्येयप्रदेश।ढघ- 


असंयमध्वान्तविनाशनाय 
असख्यलोकसमान 
असज्ञी चलयोगश्च 
असयतादिचत्वारों 
असस्येयविकल्पेषु 

अस्य भेदादिक तावद्‌ 
असिदलतरुपत्र 

जस्ति में दर्शन पूर्ण- 
अस्ति मोक्षाइपि नाको5पि 
अस्तिकाया: पुनः पञ्न्व 
अस्तित्वे सति काया ये 
अस्तित्वे चाप बस्तुत्व॑ 
अस्थादिकमंपट्केन 
अहमातापन ग्रीष्मे 
भहमिह जगतां स्यां 
अहूं कलाकुलावास. 
अहू चात्मभवं सौर्य 
अहंका रात्ययो नीचै 
अहमृद्धीश्वरो जात: 
अहिमृगगवयादौ 
अहिसाकल्पवल्लोनां 


भद्दो पलं व्योमचरेविहायसि ८।१३० 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


७॥६  अहो मदोयपादान्तं ११३१ 
७।१४५ अहो मात्सयंशालित्वात्‌ ११२० 
ड४१ जा 
४४५... भी उत्कृष्टस्थितेब॑न्धे २।७० 
८।८६ . आकाइन्ते यत्र जीवादिभावा: ५॥२७ 
८७९ आकुलाकुलचित्तत्वात्‌ १९५ 
८।२८४ . भगच्छत्कर्म दुर्वेरि १५७ 
७।४२ आचरन्ति ब्रतं यस्माद्‌ ९३५ 
७।२००  आचारपणञ्चकचरणचारण १०।३७ 
७३१७२ भाचारयन्ति १०।३८ 
५॥२५. आजीवका, सहस्रारं ३॥।२२८ 
४५८. अतपश्च तथोद्योत ७२३८ 
२५७... “तिपश्च तथोद्योतो ७३१९१ 
रद आतपप्रकृतेनन ७।८१ 
७१११. अत्मनश्च परेषा वा १२६१ 
११५७४ आत्मनात्मनि संजात ११६९५ 
रहकर आत्मनात्मनि सलीन २।११० 
है ९४४०४४७/३॥ ४॥ १४० 
आई आत्मान॑ क्मपुञ्जेन ४१४९ 
१११५ भात्मान लोकश्वज्भा प्र ४८१ 
हा 0008 जगद्भूति ४।८६ 
आत्मनो देशचा रित्रं ४।९३ 
5५९१ आत्मशुद्धिकरः पुंसां ९१२० 
५7५०  आत्मन: कर्ममि: साक ७।२ 
३।१५४ आत्मा प्रदेशनिखिले: समन्तात 
१।१३६ ७२४५ 
८।१८२ आत्मान नित्यमश्रान्त १।३७ 
१।१२६ आत्मानमेतं परितः प्रभावात्‌ ८१३६ 
१।१८४ आतप तु विशुद्धधा चल ७१९८ 
६।१२१ आतापनादियोगेन ८॥२३७ 
१११३५ आदित्यमण्डलाकारो ३॥११९ 
८।२१६ आदेशमात्रमूर्तोध्यं ५।११ 
१।२७६  आधद्यत्रयेण युक्तस्य २४७ 
भादय द्विती ययोरत्र ३।४७ 


आधद्ययोर्मोहनी पस्यो 
आाद्य॑ स्वर्गंद्वयं यावतु 
आय ६ भवति घ्यानं 
आधद्येड्धो कालसिन्धी 
आये तथा द्वितीय च॑ 
आद्ये$न्तिमे तथा क्षेत्र 
आधारमेदतदचापि 
आनतप्राणतद्रन्द्े 
आतनप्राणो बलानां च 
आपदते स्थिति हथन्तः 
आप्ते च परलोके च॑ 


आभियोग्याश्च विज्ञेया: 


आयु:कर्मान्तरा पुंसां 


आयुरन्ते च मालाया: 


आयुर्वलेन जीवाना 
आयुस्त्रयीवर्ज्तिसवंकर्म 
आयुष: कारण प्रोक्त॑ 
आयुष: सर्वतः स्तोकस्‌ 
भारणादच्युतादूदुध्व॑ 
आतंमाद्च प्रविज्ञेयं 
भार्यादितरखण्डेषु 
भार्जवों विनयह्चेत्या 
आलोकान्तास्स्वयं सिद्ध 
आलोचनादिभेदेन 
आवलीप्रमिता प्रोक्‍्ता 
आवल्यसंख्यभ गस्तु 
आवरणद्वयं मोहो 
भाविदेहं ततो वर्षा 
आशावह्िनिवृत्त्य्थ 
आख्वस शित तकत्त्वं 
आख़वत्कर्मसं रोधा- 
अल्वस्थ निरोधों यः 
आस्कन्दतोध्नु भागारुय- 


७।२५४ 
३१२२५ 
९७६ 
३।१६० 
७।१३९ 
३।१४६ 
रा 
२३।२१८ 
२।१५१ 
२॥५६ 
११५७ 
३॥१७७ 
६॥१३० 
११९४ 
७।२८ 
७।१५५ 
६॥९२ 
७/२४७ 
३।२१९ 
९४९ 
३॥१११ 
१६।५४ 
१०११ 
९१६ 
७।१८० 
जर५२ 
७१९ 
३।१४५ 
९७ 
१५१ 
९२३ 
दर 
२१६० 


:इलोकाबुऋणिका ३६१ 


आहारकद्विकस्य तीथंकृतों ७१५ 
आहारकस्य बन्धों नु: ७११२ 
आहारइ्च शरीरञज्च २।१३७ 
आहारस्याभिलाषाया २।१६२ 
आहाराभयबोधौषधि- <॥११० 
आहारयुग्मं किल तोर्थनाम ७१५६ 
आहारकयुगस्याथ ७।२८२ 
आह॒तस्येव चौरेण १९८ 
आहोपचारबिनयं ९३० 
हु 
इच्छाया बहुलीभावात्‌ १९० 
इच्छानां विनिरोधस्तप: ८।९९ 


इच्छानिरोध: खलु यस्य लक्ष्म ८।१०८ 


इतरेषां व भेदानां ७॥१९२ 
इत रत्पञ्चक ज्ञेयं ३११४९ 
इतराण्यपि शास्त्राणि १।२१३ 
इतर इह विरोति ८।१५४ 
इतरे पञ्च सर्वत्र ४१९१ 
इति किल वत बुद्धधा <।१५५ 
इति च जगति य. को ८।१९० 


इति स्थिते पण्डितमानिनों नरा: ८।१३५ 


इति य इह पृथिव्यां ८।२२६ 
इति संक्षेप: पुर्व- ७१८१ 
इति ज्ञानानि पञ्चैव ४।१०५ 
इति प्ररूपिता हास्य- ६।६२ 
इति सनन्‍्मार्गतो5पाय- ९।६५ 
इतो5ग्रे संप्रवक्ष्या म्य- ५२ 
इत्यक्षकक्षामाश्रित्य ४२३ 
इत्येवं भावनादत्त १॥१९५ 
इत्युत्कृष्टेन मतः प्रोक्‍्तो ३।६७ 
हत्यं युक्तियुते शास्त्रे ११२१५ 
इत्थ पेवाग्रमेदेषु २।६८ 
इत्थमुत्त र भेदेष्व- २६५ 


रे६र 


इत्थंभ्रतविचारेण 
इृत्थं चतुष्टयी प्रोक्‍्ता 
इत्यजीवाभिध॑ तत्त्वं 
इत्याद्या: बलोववेदस्य 
हद सहर्दानं नाम 
इृद॑ तपो महातत्त्वं 
हुदं॑ सहर्शनं येन 
इदमेवेत्थमेवेति 
इृदमीयः: प्रसादोष्यं 
इृदमोदारिक देह 
इन्द्रसामानिकत्रायस्‌ 
इन्द्रादिकल्पना तेषां 
हन्द्रियप्र त्यनी कत्व 
इन्द्रियाणां सचित्तानां 
इमे वाराका: कि मेडग्रे 
इमे भोगा भुजज्भाएच 
इमे बरका: कि कुर्यु: 
इलाजलाग्निवातक्ष्मा 
हृष्टानिष्टपदार्थेषु 
इह जगति जनो यः 
हह जगति सनाभिः 
इह जगति जनो यः 
हृह जन्मन्ति भोगानां 
हृह जगति तपस्वी 
इह जगति हि जात॑ 
इह जगति जनोथ्य॑ 
इह कि भवसिन्धा- 
इह किमपि न सार 
इह लोके परत्रापि 
इहत्यानां हि जीवानां 
] 
ईतिव्याप्तो नु वा लोको 
ईर्व्याव्यापा र॒मिथ्याभि- 
ईयाभाषषणादान- 
ईषत्स्मेरकपो लत्व- 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


११८७. ईपषन्स्यूनाइतिस्तेषां 
३।२३६ . ईषदुन्मील्य नेत्राणि 
५५९. ईशांप्रिपड्धूजयुगं हृतपापपुज्जं 
६७४ 
१११४८ उ 
८।१०१ उत्कटमनोषथवरोधस्‌ 
१११७७ उच्चलचपलतुरज़ 
६।१६ उच्चलिदम्हि पादे, उक्तञुच 
२।१११ उच्चैगोत्रियशस्की ति- 
८२२ उच्चैगोत्रं तथा नीचै- 
३।१७६ उच्चर्नीचर्भवेद गोत्र 
रै।२०१ उ्चे 'कुलसमुत्पन्ना 
(डरे उच्चैयोत्र नभोयान 
4९१ उच्चेर्गोत्रयशस्की या - 
है (९८ उच्यते जिनचन्द्रेण 
।२१८ 
2२६५ उच्यते निश्चय: ५।लो 
उच्छवास: परघात्तरच 
ई६। ९३ उच्छवासः परघातइच 
हर कि उत्तालतालस लीनश्‌ 
८१६१ पक इक 2 
८१५६.“  ष्टेषन्मध्यम 
१॥१०४  उत्तमाचारसंपचन्‍न 
८।२०७.. उतलचन्ते पुनः केइपि 
८।१४९. उत्पादादित्रयं लोके 
८।१७३ उत्रहासो5य दीनानां 
८।१८१ उत्सपिण्यवसपिण्यो 
८।१६३. उल्नहासोध्यशोगानं 
२१६०. उत्पादादित्रयाभावे 
३।५८ उदये तस्य मोहेन 
उदयति दिननाथो 
११११२ उ्दण्डवादिवेतण्ड 
६६९ उँधानादी निषण्णस्य 
८।७ उदश्नमनूमेघसंघात 
९।२९ उद्योतरूपो हादयेन यस्य 


१०॥२३ 
७।४९१ 


१११९ 


८।१० ३ 
८४७ 
१।२६० 
७।२७२ 
७॥९९ 
७२२ 
१२६५ 
७२१५ 
७१।१६९४ 
९३७ 


५१३३ 
७।२३० 


७॥२११ 
४)७९ 
७।२६९ 
७।१६१ 
६।१२४ 
३।१६४ 
५४४ 
६।६४ 
२५० 
९3११५ 
५४६ 


१।५६ 
<८१६९४ 


११९ 
२१६८ 
३।११५ 
७८० 


उपगतमिह नीरक्षीर 
उपवासादिभेदेन 
उपवासादनुष्ठायी 
उपश्ञान्तकषायादे- 
उपरि क्षितिपञ्चम्यथा: 
उपपादेन जन्मित्वं 


उपेन्द्रवज्ञा युघपन्नगेन्द्रा: 


उपवासोब्वमोदर्य 
उमास्वामिगुरुः शास्त्रा- 
4 
ऋजुयोगो5विसंवादो 
ऋजोर्नरस्य यो भाव: 
ऋते जात॑ भवेदात्त 
ऋद्धिबुद्धिधरा देवा 
ए 
एकहस्तश्च विज्ञ या 
एकदेशत्रताधार 
एकत्वसंयुतं शुक्ल 
एक त्रिससदशसप्त- 
एकविश तिभेदैस्तु 
एकपाहर्वेन मौहूर्ती- 


एकमभागो भवेत्तत्र 
एकभागे तु कर्तव्यों 


एकमभाग्ग पृथक्कृत्य 
एकस्थेह करस्थं त्यक्तु 
एकपड्चेन्द्रियस्थाव- 
एक हो चतुरस्त्रीन्वा 
एकान्तं विपरीत 

ए कादशसु भेदेषु 
एकादश जिले प्रोक्ताः 
एकादशाड्ु कुशलांब्च 
एकाक्षाणां चतस्रस्ता 
एकेन्द्रियश्व सकलो 
एकेन्द्रियादिभेदेन 


इलोकानुक्रमणिका 


<८।१७९ 
८१०० 
९३६ 
६।५ 
३॥५० 
३६१ 
३।१ 
९२ 
१।८ 


६६१०७ 
८॥५९ 
९४८ 

१२६८ 


३३२०८ 


६५८ 
९७२ 
३॥६३ 
२।२५ 
८॥२५७ 


७।२५६ 
छार५३ 


७।२६२ 

८७४ 
७३१५० 
८॥ २२६ 

६११५ 

२९५ 
<८।२९६ 
१०४० 
२।१३९ 
रा१२२ 
२१२३ 


एकका च तथैका च 
एकैको भिद्यते ताव- 
एकेन्द्रियो विशुद्धों हिं 
एकेन्द्रियादिभूतानां 


एकेन्द्रियस्थाव रकातपानां 


एकेन्द्रियादिभेदेन 
एकेन्द्रियादिसंयोगाज्‌ 
एकेन्द्रियादिजीवाना- 
एतद्बाह्मतपःषट्कं 
एतत््‌संचारसंभूतो 
एठस्याप्यनुभागाष्य- 
एतानात्मानुकृ लास्तान्‌ 
एते कुभोगरभ म्युत्या- 
एते ह्ोतादशइचान्ये 
एते समुक्तपू व॑त्वात्‌ 
एते सप्तसमुद्धाता 
एतेषां चशितां नाम 
एतेषां सेवकानां च॑ 
एतेर्षा भक्तिसंपनना 
एतेषां हि कृते नित्य 
एवं विचारसारेण 
एवं सप्तमयातडु- 
एवं पठ्च नव दन्दूं 
एवं द्रव्यं च क्षेत्र व 
एवं तत्पर तिभागेन 
एवं विचार संशुद्धः 
एवं चिन्तयतः साधोः 
एवं ह्यापथ मानस्य 
एवं विचारसंपूर्ण- 
एवं विचारयन्‌ सम्यग्‌ 
एवं सम्यक्त्वसम्पन्ता 
एवं भाविततत्त्वोश्सौ 


३६३ 
७।१३७ 
७॥५० 
७११६९ 
३॥६ 


७।१६० 


७५५ 
४८ 
१।१५६ 
८४ 
३।१८८ 
२॥६७ 
१।४३ 
३।११० 
र७र 
<।२९९ 
४१९६ 
१॥२२१ 
१॥२७७ 
१।२४६ 
१४२ 
११२०८ 
११२०९ 
७।१०७ 
१९६ 
७।१७६९ 
८|२३ 
८॥२६७ 
२।६६ 
११५७ 
१॥१९३ 
१॥२७२ 
१२३५ 


३६४ 


एवं विचारितार्थ: स 
एवं द्विगुणविस्तारा 
एवं पठ्न्चदश त्रिशत्‌ 
एवमेकप्रदेशित्वात्‌ 
एवमुन्नीतनेत्राम्यो 
एषा स्थितिभ्भवेदेषा 
एषा पूर्णादियोगेन 
एपां योगस्तथा क्षान्ति: 
ऐ 


ऐरावतथ्च सप्तते 


ऐशानक व्याप्य तिलिम्पवर्गा 


औ 
ओदारिका दिभेदेन 
औदारिकादिक ज्ञेय- 
ओदारिको भवेद्योग- 
मौषधदानमहिमा 
ओऔष्ण्य॑ वर्षाप्रयोगं च 


कक 
कटिगतकरयुग्मा 
कथं तहि प्रदोषादे: 
कथं न वे मनुष्यस्य 
कथंचिदेशद्यदि सत्यतत्त्वं 
कदाचिस्नारकागारे 
कदा चित्कन्दरामेति 
कदाचिन्नूनमात्मानं 
कदाचिद्भारवाहित्वं 
कदाचिद्भागधेयेन 
कदाचिद्धननाशेन 
कदाचिद्भामिनी वेषे 
कदाचिद्धागधेयेन 
कदाचिच्छर्मसं मार- 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


११२२७ कदाचिद वसति स्वैरं 

२।१२४  कमनीयं हि कुर्वाणाः 

३॥।१५९ कमले साधिक चैक॑ 
५|५७  करपत्रचये: केचित्‌ 


१॥३८ करवालकलापेन 
३॥८०  कर्मणां दुरविपाकेन 


२।१३५ कर्मणां निर्जरां नैब 
६।५३ कर्मणां च्‌ तथा पिण्डे 
कर्मनो कर्म भेदे न 
३३१२६ कैंसमृमिसमुत्पन्न- 
कर्मबन्धविभी तो5$स्ति 
३॥१७९ कर्मपद्धापहाराय 
कर्मणा जगतीपालो 
७६४ कर्मशों च समूहो5यं 
७६१ कमंभूमिसमुज्धू ते 
कर्मोदयसमुद्भू त- 
कलयतु जगदेतत्‌ 
<८।११८ 5 
कलब्छू रेणुवातव्च 
१७२ 5 अल 
कल्पान्तवातसंक्षुब्ध- 
कल्याणदर्शनोहक्षो 
८ै।२०८ कदचक्री कः सुरो नागो 
६१३१ कश्चिच्छुभास्नव: कश्चित्‌ 
२।२०. करिचित्पर्याप्तिकः संज्ञी 
<|८४ 


कषायवेदनोद्भूतो 
१॥६० क्रषायगरलाभावों 
रे।४० कषायवेदनीयोज्यं 
१॥४६ कषायोत्पादन॑ चैते 


जेरेट 
२१०४ 
४१६ 
३॥२९ 
११८९ 
१५४ 
१।५८ 
७१८३ 
२॥३९ 
२॥१४५ 
८[६० 
८२८२ 
७४३ 
४६४ 
४१८० 
७|२० 
<[१८३ 
२।३२ 
३।२७ 
९३९ 
१॥१३४ 
९।३ 
२५५ 


४१९५ 
<[२६२ 
७|२१ 
६॥६० 


१॥७१ कस्यापि यत्रास्ति नकाचिदिच्छा ८।७८ 


१।७४  काकतालीयबत्प्राष्य 
१८१ काञ्चनपञथ्जरपतितो 


१।८३ काडचनगिरिसमकाञ्चन- 


१॥ १४४ 
७२३ 


कान्तारे शून्यसंवासे 
कायक्लेधाभिष्र बोष्यं 


१॥७० 
१०।२८ 
<॥१६१४ 
४८२५३ 

९९ 


कामबाधां रुजाबधां 

काम में मातुलो नाम 
कायक्लेशकर: किम्बा 
कार्याकारयं विजानाति 
कालद्रव्यसहायेन 

कालाभावे कथ तत्स्यान्‌ 
कालुष्यस्य ह्यनुत्पत्ति: 

काले गते कल्पशतेडपि सिद्धो 
काले कलौ ये5त्र प्रशान्तरूपं 
काले जलदजालानां 
कालोद्धि: परिक्षिप्य 
किड्चिदूयो$न्तिमा देहात 

कि बहुना प्रजल्पेन 

कि बहुना ततस्तीब्र- 
किमित्ति कठोर॑ गर्जसि 

कुर्व तोषनन्तकालेन 
कुतश्चित्का रणाद्धर्माच्‌ 


कुतो5पि कारणात्स्वं वा 
क्रष्यतो मानयुक्तस्य 


कुन्दकुसुमस मकीर्ति 
कुरु कुछ पुरुषाथं 
कुरुते मोहनोी यस्य 
कुरुतेइने करकर्मा णि 
कुलालप्रेरितं चक्र 
कूजत्कादम्बचक्रा डू - 
कूटमानतुलादीनां 
कूटकर्म मही भेद- 
कृतकृत्यकलापो$ष्ट- 
क्ृतका रितालुमो दैस्‌ 
क्ुपणस्थेव वित्त स्वं 
कृमिरथाज़ुशरी रमलोपमा 
कृमिकुलकलितोध्य॑ 
कृष्णनील्याभकापोत- 
कृष्णं नील सित॑ पीत॑ 
कृष्णादिलेदया रहिता 


इलोकानुक्रमणिका ई६५ 


१।७३ 
१२६६ 
८८५ 
४१६३ 
१२२९ 
५॥४५ 
४८|३९ 
श्णे८ 
१२८१ 
८<॥२३९ 
२।१५७ 
२४१ 
२।१७६ 
१|८७ 
८॥१२० 
१॥९७ 
१॥१२१ 
१२५४ 
१९९ 
(७ 
७२९० 
७।२७१ 
७]३७ 
१०१४ 
३॥११४ 
६१९९ 
श८१ 
२।२७ 
६११ 
११२०२ 
४९१ 
८।१८६ 
४) १५१ 
७६८ 
७११७१ 


केचन क्लीवताधारा: ३।१६७ 
केचित्तश्रद्धिसंपन्‍ना: ३॥८५ 
केचिन्पानीयगाः केचित्‌ ३।७९ 
केचित्‌ ततः समुद्धृत्य ३३३ 
केचित्कपित्यमूर्धान: ३॥२२ 
केचित्कपोतवर्णा भाः ३२३ 
केचिल्लम्बोदरा: केचित्‌ ३।२६ 
केचिद्धमवर्तोदभूता ३॥९९ 
केचिहे गर्भजन्मान:ः ३।१६६९ 
केवलज्ञानराकेन्दु- ४११७ 
केवलबोधविद्वेषी ७]२३४ 
केवलिना समुद्धाते ४६५ 
केवली श्रुतसंघानां ६५५ 
केवलोत्पत्तित: पूर्व २१५ 
केवली कवलाहारी ६१८ 
केषाशिल्क्षाथिक॑ प्रोक्‍्त॑ ३॥।२३२ 
कैवल्ययुक्तद्रयवर्जिते स्व- ४५९ 
कैवल्याढ्यं दृष्टिवीयंप्रवृण १०३० 
कोकिलालिमय्राणां २।१६७ 


कोटीकोटयो दश प्रोक्‍्ता: ७१५२ 
कोटीकोटयो हि विज्ञेयाः ७१४४ 
कोटोकोटी स्थिति भिन्‍ना ७।१७७ 


क्रोधमानमहामाया ४९६ 
क्रोधकर्मो दयाज्जातो ४७८ 
क्रोधाहंकारमाया भिस्‌ ४७७ 
क्रोधाहंकारमायानां ७।१६९६ 
क्रोघो भवाब्धिविनिपातनिमित्तमूल 
४८० 
क्रोधो मानस्तथा माया ७॥२७ 
को वा बृहस्पतिश्चापि १॥१२७ 
कोशबन्धोद्गतं बीज १०१५ 
क्रोशत्रयसमुत्सेघा३ ३।९६ 


बंडोवत्वं ललनात्व वा १११६० 


३६६ 


क्यचित्प्रबीप्तहव्यादा 
क्वचित्कण्टकवुक्षेयु 
बंवचिदपि खल जाते 
क्यतिदय खररश्मिः 
क्वलिद्रागाभिभतस्य 
क्षणमाक्रन्दमाप्नोति 
क्षणं निहत्य सर्वाणि 
क्षये दरश्शनमोहस्य 
क्षयोपशमने जाते 
क्षयीपशमने जाते 
क्षमते सवशत्रुणा- 
क्षमावर्मपरी तो$स्ति 
क्षमाचिन्तामणिनित्य॑ 
क्षायिक दर्शन किन्तु 
क्षायोपशमिक ज्ञान- 
क्षायोपशमिक बोध॑ 
क्षुधाबाधासमुत्पन्ना 
क्षेत्र काल गांति तीर्ध 
क्षेत्रजं विविध दुःख 
सत्र 
खरतरखरकरबिम्बो- 


ग 
गड्भासिन्ध्‌ ततो रोहिद्‌ 
गड्भासिन्धू ततो द्वन्द 
गत: प्रमत्तयोगेन 
गतक्रिया निवत्येतत्‌ 
गतलेपी यथालाबू- 
गतविरुजं 
गतिकर्मोदयाज्जाता 
गतिचतुष्कसंजाता 
गतिजातिशरी राज्ो 
ग्दतोयश्च तुषिता 
गयवां शुद्भुविशिष्टत्व- 
गीयतेशन गुणागारे: 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


३॥३२ 
रे रे४ड 
८१५३ 
८१५० 
१॥१०१ 
१।३६ 
२॥११५ 
४१७९ 
४डी)१७७ 
४१०७ 
८४० 
८४४ 
८४९१ 
२।५९ 
४१०६९ 
१॥१०९ 
4।६४ 
१०२५ 
३।४२ 


<॥५२ 


३॥१४० 
३॥१४३ 
<॥१३ 
९।७३ 
१०।१६ 
१०।४३ 
३३ 
७॥२०१ 
६१२१ 
३।१९९ 
२१८ 
७७२ 


गुणरत्नभूषण 
गुणसंकीर्त नं नित्य॑ 
गुणा: प्रृज्या न वर्ष्माणि 
गुणा द्रव्याश्रया: प्रोक्‍्ता: 
गुण: पवित्रिते तत्र 
गुप्तिसमितिधर्मानु- 


१०।३१ 
९३१ 
१२३३ 
५|४९ 
१२२४ 
<८॥५ 


गुप्त्याद्य: पिहिताज्ञवः किल मुनिः 


गुरूणां च परीभावों 
गुरोइ्च रणयो र्रे 
गृहस्थावासलीनोडपि 
गृहीत्वानन्तर तेषां 
ग्रोगणा इब वत्सानां 
गोज्रकर्मणि संछिन्ने 
गोघगत्युदये नूनं 
ग्रन्थसम्बन्धमुक्तस्य 
ग्रहणं सर्वभावानां 
ग्रीष्मग्रोष्मांशुसं ताप- 
प्रैष्माकतापसंजोी ण॑- 
ग्रेवेयकेम्यो विज्ञेया 
घर 


घातप्रतिघातमयं 
घातित्वे विद्यमाने$पि 
घातिनां व ततो मध्ये 


् 
चक्ष॒गोचिरमृतस्य 
चण्डो भण्डनशीलइच 
चण्डभानुसमुत्तप्त- 
चतस्रो विकथा: प्रोक्ता 
चतसु ५ पपच्चन्ते 
चतुर्दशस्थावरेषु 
चतुर्दशस्थावरेषु च्रस- 
चतुर्दशस्थाबरेषु चतुस्त्रस- 


८।३०० 
६।११६ 

११७ 
१।१५८ 
१॥२२६ 
११२५८ 
१०॥२१ 

३॥८१ 
८॥।२४२ 
४१४३ 
८टी२८० 
८।२३५ 
३।१९८ 


७|८४ 
७)२६ 
८]३९१ 


४१४४ 
४९५६ 
८३३१ 

९२५ 

२।५५ 
२।१३१ 
२॥१३४ 
२१३४ 


इलोकानुकमणिका ३६७ 


चतुर्ा भिद्यते ध्यान ९५८ ण 

चतुविधाहारों यस्‌ ८१११ ण हि तस्स तण्णिमित्तो ८ उक्त 
चतुष्क ज्ञानशत्रणां ७।२३६ 

चतुर्थ, ध्युत्तरं किडन्च ७१४० छ 
चतु:पठचाशदाधिक्य ४१२ छड्भस्थाचिन्त्यमाहात्म्म १११३ 
चतुरक्षान्ता जीवा ४२१ उद्धास्थाबचिन्त्यचारित्रो २।३८ 
चतुर्भिर्जज्भमै: साथ॑ २।१२५ ३४: १295 केक (६७ 
चतुरक्षभृतः केचित्‌ ३७८. ैदन भेदन किल्च $४७ 
चरमा पूर्णजन्मस्थ ७२८३ ज 
चर्याशय्यानिषद्यासु ८२७९ जगति सुखदबोधं ८।२१९ 
चलत्कल्लोलमालाभि: ३॥११३ जगति यदिह चिन्ता ८॥|२२३ 
चत्वारदचेतसो योगास्‌ ६।३२ हा य इति नित्य हर रे 
चातुरव॑ण्य॑भुनित्रात राइट लड़ हक 

0९५ है यथा तथापि ५४१ जग रद किल हि हर 
चारित्रावरणोदीते- २९१ जगतीबातपूयादु हक 
चारित्रमोहतो नाग्न्य- ८२९ ३ 0४७७४ 4000 पा 
चारित्रे यत्सभक्त्तित्व ९१२७. मा इव जाताना १२५० 
चारुचारित्रचन्द्री य- ३।१०२ अम्यूदोष:ः परीतोगस्त कक 
चित्त परमपवित्र <|७७ जयति जनसुवन्धस्‌ के 
चित्त नपुंसक॑ दृष्ट्वा हि जराजीर्णशरी रत्वात्‌ १८५ 
चित्ते यस्य न बॉय: ८७६ जलप्रक्षालनाभावात्‌ १॥११८ 
चित्त संबुध्य षण्ड ८१४२ अर मिल 6 कक 
चिरं मिथ्यात्वचूणन १॥२४७ जल विगलगत 9) कक 
चिरं सौदिन्ति संसार- (पक को जलघिजलगनौका व ८।२०६ 
चिरवधितों$पि संयम- ८१४४ ७४४६३ कक 
विलाइलिलंस्मा 2३6४ जातिकर्माविनाभावि- ४२४ 
चेतनारहितत्वं च ५५१ हक के हे कप 
चेतनालक्षणाद्‌ भिन्‍ना १४९ जातुचित्वलीवकों भूत्वा १८४ 
चेतोविक्षेपसत्यागो ९४६ जातु निर्धनवेलायां श८२ 
चेतोवच:कायविराजितस्य ४३७ जातेः कुरूस्य रूपस्य ६११४ 
चेतोयुतानां बचसां प्रयोगो. ४४९ नात्वनुत्पन्नपुत्रत्वाज्‌ १८० 


चैत्यचैत्यालयादी नां ८।२४९ जायते ब्रेन जीवानां ७९५ 


रे६८ 


जायते पञ्चमे स्थाने 
जायन्ते, परिहारो हि 
जितचित्तविका रत्वात्‌ 
जिनचन्द्रो पदिष्टानां 
जिनपुजाविधानेन 
जिनेन्द्रचन्द्रनिदिष्टं 
जिनेन्द्रपादपड्धू जे 
जीवन मरणं चाप्य- 
जीवस्यात्मप्रदेशाना- 
जीवाजीवा: प्रोक्‍ता 
जीवास्त्रसा हि विज्ञेया 
जीव: स्वयं पुरुगुणान्‌ 
जीवास्तत्रो पपच्चन्ते 
जीवानां घातको न स्यात्‌ 
जीवानां पुदुगलानां च 
जीवानां सकषायाणां 
जीवाइच पुद्गला धर्मो 
जीवादितत्त्वजातस्य 
जीवाजीवास्रवा बन्ध- 
जीविकाया विधान चे- 
जीवे वैभाविकोी शक्ति' 


जीवो5यं सकषायत्वात्‌ 
जुगुप्सा साधुसडूघस्य 
जुगुप्सा बेदनीयस्य 
ज्योतिष्का: पञ्न्चधा प्रोक्‍्ता 
ज्वलनशतसुतप्ता 
ज्वलनो वा ज्वलज्ज्वाला- 
जशप्तिदृष्टिरसस्पर्श- 

ज्ञानं छद्मस्थजी वानां 
ज्ञानसंयमशौचानां 
ज्ञानदर्शनरूपाश्च 
शानाव॒ते: क्षये जाते 
ज्ञानावृत्यादिभेदानां 


सम्यक्त्ब-चित्तामणिः 


४१३० 
४१२७ 
८|२४३ 
४१७५ 
६१२८ 
४१८७ 
४१६५ 
४३६ 
४१९४ 
६१० 
४३२ 
४७१ 
३॥२० 
४)१३८ 
५२२ 
१४ 
५३५ 
९)२६ 
२।११ 
६१०६ 
१०२२ 
आर 
६।४४ 
६॥६८ 
३।१७४ 
८।१७२ 
१॥२०१ 
५५२ 
४१९४८ 
८ारे५ 
२।१५२ 
१०११८ 
९।६७ 


श्ञातारिविध्नलोभानां 
ज्ञानावृतिस्तथा विष्न- 
जश्ञेयः स तृपघातः 

ज्ञेयः स च परघातः 
ज्ञया हीनास्ततो5घस्तात्‌ 
शंया जीवविपाकिन्यस्‌ 


त 
त एव सज्ञिनों मिथ्या 
तत्त्वासंयतसद्दृष्टि 
ततः परे तु विज्ञेया 
ततष्चेम॑ कृशं स्थल 
ततो5घधिकविशुद्धचा यो 
ततो भाग्यवशाल्लब्ध्वा 
ततो निर्गत्य लोके$स्मित्‌ 
ततो निरन्तं॑ भवसागरं ये 
ततो दोषत्रयातीतं 


ततो लेश्या स्मृता शुक्ला 
ततो5धिकश्च विज्ञयों 


तत्तु कर्मकृत॑ नून॑ 
तत्प्राकारायते नून॑ 
तत्र सहर्शनाभावे 
तत्र देहोदयाज्जातं 
तत्र स्याउचतनालक्ष्मा 
तत्र कान्‍्तारमध्येष्सौ 
तनत्रापि कारण ह्ोत- 


तत्रान्तद्वीपजा: केचित्‌ 
तत्रापि नाम भोगानां 


तत्रादिम गुणस्थाने 
तत्राज्ञाविचयो ज्ष यं 
तत्रानस्तानुबन्धी स्यात्‌ 
ततब्राहार॒स्य संज्ञान- 
तत्रादिवाजिता: केचित्‌ 
तत्नेतरेषां देवाना- 
तत्रेतननोकषायाणां 


७१६५ 
७।२०२ 
७।७६ 
७७७ 
२।१८ 
७।२४२ 


३२२३ 
९६९ 
३॥१८० 
१।३५ 
२॥१०२ 
१।६९ 
१॥९१ 
६१३५ 
शरर 
४१६८ 
७।२४८ 


१॥१३० 
३।१५८ 
१२१ 
४।५ 
२।१२ 
३॥३७ 
४५० 
३।१०७ 
१८९ 
६।३३ 
९६३ 
७४९ 
२११७३ 
५५७४ 
१।९३ 
४९८ 


तत्रौपशमिको द्वेधा 
तथा ममसायमात्मापि 
तथाचलाभियोगदचे- 
तथा बोधावुतेशेंया 


तथा मुनिस्तेन गृहस्थमन्दिरे 


तथाभूतों महेशों वा 


तथा मुनिः शक्रावकमानुषादयं 


तथोपदेशतो धैर्य॑- 
तदपि यदि सुलब्धं 
तदनवरतमात्मन्‌ 
तदपाय: कथ्थ॑ से स्या 
तदानन्तानुबन्ष्याख्य- 
तदीयकणिकामध्य- 
तदूभयं तदाख्यात॑ं 
तद्दूषणापसारेच्छा 
तदेतव्चापि नो चारु 
तदेतद्धवर्ल ध्यान 
तदेव॑लक्ष् यत्स्यातु 
तदेवं सर्वतों हीनां 
तदेवं चाष्टचत्वारिशत्‌ 
तद्योगाय मनःक्षेपो 
तदबाधाचिन्तनं सद्यो 
तन्निदानाभिधं ज्ञयं 
तपस्तप्त्वा ब्रतं क्ृत्वा 
तपसा क्रियमाणन 
तपसा निर्जरा चेति 
तपसां संप्रयोगेण 
तपोषनुष्ठानदक्षस्य 
तपोडनुष्ठानलीनस्य 
तप्तकाव्चवनसंकाश- 
तप्तायोरसपानं च 
तरतां जलजन्तूनां 
तझुकर्मोदये जीबास्‌ 
र्४ 


इलोकानुक्मणिका 


२२४ 
१।१९० 
६।५१ 
७३११ 
८।३४ 
१॥२३७ 
<।३२ 
१२५५ 
८।२१७ 
८१७८ 
९५१ 
२८४ 
३१२३७ 
९१९ 
१।२५१ 
२।१७ 
९७१ 
२।२१ 
२॥५९ 
७।१०३ 
९५० 
<॥२५५ 
९॥५३ 
१।११७ 
१।११४ 
९२ 
११४७ 
८२८६ 
८।२६८ 
३१९० 
१६३ 
७२० 
४२८ 


त॑ वर्दधमानं भुवि वर्धमानं 


त॑ वारुणीवर: सिन्धुः 
तस्य द्रव्यस्य पर्यायस्‌ 
तानीन्द्रियाणि जानी हि 
तारतम्यं तु भावानां 
तासु चापि यथाकारू 
त्सनाली बहिःस्थल्यां 
तियंगौदारिकद्वन्द्द 
तियंझबोडपि यथाकृत्य 
निर्यर्गत्यु दयाज्जी बा 
तिरइ्चां मानवानां च॒ 
तीव्र तपःप्रभाव॑ 

तोत् भावस्तथामन्द 
तीव्रमोहोदयोत्पन्ना 
तीव्रा तीव्रतरा मन्दा 
तोर्थरोधो बहुज्ञत्व 
तीर्थाहारद्विकानां च 
तुलितानेकसंस्थानं 
तुतोये हि गुणस्थाने 
तृतीय काययोगस्य 
तुतीयपात्रसंदत्त 
तृतीयाया अधोभागे 
तृतीयायां ततः पद्च 


तृणाग्निकारीषशिखी ष्टपाका 


तृष्णादानवपीडित 
तृष्णा हि वल्लरी सैषा 
तुृषया शुष्ककण्ठस्य 
तेन संपादित: काय- 
तेन पीनपयोधारा 

ते नारीनरकान्ते थे 
तेषामिन्दनश्ीलानां 
तेषु वैमानिका देवा 
ह्यक्त्वैक ब्रह्मचयं 


३५९, 


१।६ 
२।१२१ 
१२३१ 

४।ई 
४१५४ 
२४६९ 
४।३ 
७।१५९ 
३७ ४ 
३।६८ 
४९५१ 
८।१०६ 
६८ 
२७७ 
ड४ी१०१ 
8९२८ 
७।१७६ 
४।१० 
७।१३५ 
२॥७५ 
३।१०१ 
३।४८ 
३।१५ 
डीए9४॑ 
८१२१ 
८।७९१ 
4।२३२ 
४६३ 
१११९९ 
३।१४१ 
डॉाड 
३।१९४ 
£११४३ 


8० 


त्यायं बिना चैच भरवेन्तु मुक्ति ८१२६ 


त्यागी भद्दः सुकर्तव्य: 
त्यजतु जनसहायं॑ 
श्रयोदशध्वमायासि 
तअरसवादरपर्याप्त 
तिगुप्तिमण्डन: पडन्च 
जिदिये त्रिदिवरमाभी 
तरिभागात्पूवंकोटी नां 
जिलोकीगतजीवानां 
वरिलोक्यां किउन्च यद्दुःख्ं 
त्रिशल्लक्षमित॑ जेय॑ 
द्‌ 
दशयोजनगाम्भी ्य॑: 
दशवर्धसहस्राण्या- 
दह्बर्षसहस्नाणि 
दशवर्षसहस्राणि 
दरवंसहस्राणि व्यन्तराणां 
दशधा सत्यभा रत्यां 
दशस्थावर भेदेषु 
दक्षानामिति सघनां 
दर्शनमोहनी यस्या- 
दर्शनमोहनी यस्यो- 
दर्शनज्ञानचा रित्र- 
दर्धानज्ञानवृत्तानि 
दर्शनाव रणस्यैते 
दर्शनशुद्धिसंयोगात्‌ 
दर्शनं केवलज्ञानं 
दर्शने निहक्तृवासाद- 
दरिद्रजीवर्संघात- 
दष्टदेहस्य तद्याधा 
दष्टो मूर्च्छा प्रयात्येव 
दात॑ लाभवच भोगएच 


दानादिष्वन्तरायेषु 


४।१६४ 
८१६७ 
२।१२९ 
७|१२८ 
४१३५ 
८१०४ 
७१७९ 

३४४ 

३|४५ 

३।१४ 


३।१३४ 
७॥१६७ 
२॥६५ 
३॥२११ 
३॥२१२ 
४४४ 
२॥१३० 
९३२४ 
४१७६ 
४१८२ 
८।२६६ 
१।११३ 
७३६ 
<८॥२९२ 
७१८ 
६४१ 
१२०० 
८|२४१ 
३॥४१ 
[१०० 
७|२६७ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


दारिद्रधं विकलाजुर्व॑ 
दारव॑नन्‍्तविभागानां 
दाव॑नन्तिम भागान्तं 
दीव्यन्ति नानागिरिशूडुकेषु 
दुःखरोधस्य निर्दोष- 
दुःख॑ं श्लोको वधस्ताप: 
दुःशी लजनसंसर्ग 
दुराशाशा किनी ग्रस्ते 
दृष्टध्याघिशताकीर्णों 
दूरादेव समुज्ित्य 
दृष्टिमोहेईपि सम्यकक्‍त्यें 
देयमुक्तक्रमादेव 
देवशास्त्रगुरूणां वा 
देवपूजाब्रताधान- 
देवगतिचतुष्कस्या- 
देवं दोषालूयं मिथ्या- 
देवगत्युदये नूम 

देव: स एवं पृज्यः स्थात्‌ 
देवेतरायुवि कलत्रयं वा 
देव्य: पल्यायुष: सामा- 
देशाव रणभेदाना- 
देशावरणद्रग्यं तु 
देशोनको टिपूर्व॑ 
देशोनक्रोशको त्सेधा: 
देहनामोदया हेह- 
देहनाशेन मे नाशो 
देहप्रीतिविनाशाय 
देहमेव निजं बुद्ध्वा 
दैन्यं परस्य संताप- 
इचुत्तरचत्वारिशत्‌ 
इचक्षत्यक्षचतु :ख्रोत: 
द्रचधिकादिगुणानां तु 
दृधग्रषष्टिमितानां हि 


१११६१ 
७॥२२१ 
७।२१९ 
३॥१७० 
१४८ 
३६॥४५ 
८] १४१ 
८७० 
११५० 
८]१३७ 
७१०६ 
७।२६५ 
२॥६ 
१५३ 
3|२७६ 
१॥२७३ 
३।१७१ 
१॥२२६ 
७१५८ 
३।१३९ 
७२५७ 
७।२९१ 
१०।६ 
३॥१ २८ 
४१९२ 
११०९ 
९ट 
१)१०६ 
९६१।७६९ 
७१८९ 
२।१२६ 
५१७ 
७२३१९ 


दचग्राशीतिमिताना 
द्वादृशविभेद- 
द्विलीयमनुभागाध्य- 
हे ऐव चासने प्रोक्ते 
द्वात्रिशक््च भिदा यस्य 
द्ादशविध: स एवं 
द्विगुणं द्विगु्ण चेव 
दिशतत्रिषष्टियुश्टज 
द्वीपो घृतवरस्तस्मात्‌ 
द्रव्यप्राणबहिम्‌ ता 
द्रव्यभावविभेदेत 
द्रव्यं क्षेत्र तथा काल 
द्रब्ये क्षेत्र तथा काले 
|| 
धम्या: सिद्धिमहीकान्ताः 
धर्मकर्मबहिययाता 
घर्मसाधनवृन्देषु 
धर्मादनुज्शितं घ्यान॑ 
धर्मात्मनां सुसत्कारी 
धर्मेंहत्रमें तथा काले 


घ॒र्में व्याकरणे कोषे 
घातूपधातवो येन 
घातृपधातवो येन 
धूममा च तमोभा च 
धृतकर्मकलापास्ते 


ध्यानोग्रहव्याधशि खास मूह- 

घ्यानतीक्षणक रवालधारया 

प्रुवं सत्यमयं नाम 

धघ्वान्तारिष््वान्त॒कर्ता स्यात्‌ 
न 

न च्ापि लोकपापण्डि- 

न चापि नारका देवा 


इलोकानुक्रमणिका' ' 


७१९० 
१०१२९ 
२६४ 
१०२४ 
३१५२ 
८९२ 
३॥५२ 
४)१५ 
३॥१२२ 
२१५८ 
४६७ 
४११२ 
२४२ 


२॥१४९ 
३॥१०६ 
६।१२२ 
९५८ 
६।१२० 
५॥४३ 
१॥१२५ 
७|९० 
७९१ 
३२११२ 
२॥४३ 
४२०४ 
१०॥३ 
१॥१९८ 
६९४ 


१।२७८ 
शै५६ 


रेएर 
न लद्‌ द्रग्यं न ततृक्षेत्र डै११९ 
न तथ्ये नाष्यतष्ये या ड४७ 
नन्दनादिवनाकीर्ण : ३१५१ 
ननन्‍्दीइवरस्ततो दीपस्‌ ३)१२६ 
न पक्षपातं विदधाति कस्यचित्‌ ४१६६ 
न भवन्ति मुषावाद- ९६२ 
न भवेद्‌ वेदना काचिद्‌ ११०७ 
नभो$ज़ुणे निराधारे ३।१८५ 
न मिथ्यात्वं न सम्यक्‍त्व॑ ७४७ 
न यन्न संज्ञा न मनोंइवलम्बो ४१९० 
नयनदृष्टिरछोचनदर्शन- ४२०१ 
न्रस्त्रीक्लोववेदानां ४६८ 
नरवेदादिपण्चानां ७२७३ 
नरामरेन्द्रवन्चांध्रि २॥३५ 
नवतिशतभाग: स्थाज्‌ ३।१४४ 
न वापि पअ्रियतां जीबो <८।!१२ 
नवोत्त रक्षताड्रानां ७२८४ 
नष्टनैकविधकर्मलेपन: १०५ 
नष्टकर्मनिचयं जिनेदवर- १०।१ 
न सिद्धानां भवेत्तेन १०।१२ 
न सोशीस्ति कालो न स भूमिभागो 
४१०२ 
न स्त्री न पुरुषों छोके ४।७३ 
न स्थास्सवंत्र जीवेषु राह४ 
न हि न हि ननु छोको <|२१० 
नागादिमेदतो भिन्‍ना ३।१७३ 
तात्र स्थितो जनः कोडपि राट९ 
नानादु.खसमाकीर्णों ११५५ 
नानोपकरणा लोकांत्‌ २१७० 
नाप्यसत्येन सत्येन डंडे 
नामकर्भोदयाज्जातं ४।६९ 
नामादिमंत्यमासाच जअरफ 


बेर 


नाम्नः री रवैचित्यं 
नाम्नन नामाथ केनापि 
नाम्नि बर्णचतुष्के तु 
नारकप्रभुतो योनों 
नारका निर्ज रादखापि 
नारीणां नृपतीनां च 
मनारोमाअपरित्यागी 
नाशझील पराधीनं 
नासास्यकर्णने त्रोष्ठ 


सम्यक्त्बनबिन्लामणि: 


७।१३. निर्जन्तुस्थानमालोक्य 
११२३८ निज्जञरा किल विज्ञेया 
७|१०४  निर्माणादिष्वपिण्डेष 

२५२ निवृत्या यत्र जीवानां 

३७२ निष्ठापना तु सर्वत्र 

६॥२६  निहँतुतीर्थनाथा 
८१३८ नीचग्रोत्राभिजातत्त्वात्‌ 
११६३ नीचैोत्रं तथोद्योत 

७।६३  नीचैरेंत्रमसातं च 


नास्ति क़त्‌ किमपि भृत्रयेषपि यतू १०४ नीलकापोतलेश्याभिजात 


निक्षिपल्नाददानश्च 
निष्वेप्सयोगनिवर्तनाश्च 
निखिलजनस मूहे 

निश्ल नित्यमस्तीदं 


निगोदस्म्रातिसूक्ष्मस्य 
निषध्चन्ति धातिकर्माणि 
निजहिमकिरणकलापै 
निजरधयंख ज़ूघारा 
नित्यं ज्ञानोपपोगइ्च 
नित्यों नानवकाशहुच 
निद्रा कर्मोद्रयोत्पन्ना 
निद्रानिद्रा तथा स्त्यानं 
निद्रावम्भ्दनसं सक्‍्तस्‌ 
निम्बकाड्जो रसंतु ल्‍या 
तिरनुग्रहशी लत्वं 
निरंश: शु«्क रागाब्धि: 
निर्वातनिस्त र ज्भाब्वि: 
निर््रन्थलिखिनों द्रव्य 
निर्दोषबस्तु संत्याग: 
लिदचयस्यथ निदान तन्‌ 
निसर्ग: प्रकृति: शीलं 
विसर्भाज्जनितं तत्र 


८|३६  नृतनाब्दमहानाद 
६(१२ नैकदुःखचयोत्ूर्णा 
८।१९५ नैकदुःखतरड्भाणां 
६॥१७ नैकोपवाससंभूत 
४२०... नैंवं यतो नभोध्खण्डं 
७१९ नैष्कम्यहेतुतापन्‍्नः 
७|८२ नोइन्द्रियावृतेनू न॑ 
४७५. न्‍्यक्कृतादित्यकोटयालो 
६|११० न्यग्रोघादिकसंस्थान 


५१२ 


६२८ 
द्वावष्टा 
बह 


४१५८ पञ्चविज्ञतिकषायाश्चेति 
पञ्चके नोकषायाणां 


प्‌ 


४९२७ उज्चधा हि परे तेषु 
६९७८ हि 
पञ्चचम्यां च ततो भुभ्यां 
२२६ पञुचविधं भमिथ्यात्व॑ 
डे ५ पञुचमे व गुणस्थाने 
पञ्चाक्षाणां ससज्ञानां 
६१२७ 


पड्चेन्द्रियाणि चत्वार: 
२७ पश्चेन्द्रियाः पुनस्ते 
७।९ पठञ्चमो रजताकार: 
२|८  पत्यौ मृते सतीभावात्‌ 


<]९७ 
९८२ 
७|२६८ 
२|१०४ 
४१८१ 


९६११८ 
१७९ 
७११९ 
७३२ 
९६८४ 
८।२३८ 
३११३ 
१२९ 
८॥२३६ 
५॥४७ 
१॥९३ 
४१८८ 
४११८ 
७|१२० 


७३२ 
६१४ 
७।२६४ 
३॥८७ 
३॥१६ 
५१३ 
७।१२३ 
२।१५६ 
६।६ 
४।२२ 
३॥१३१ 
११४१ 


पटप्रतीहारजनासि मद्य 
पठतां पाठकानां च॑ 
पतित्वा मम मूर्घानं 
पलनगवेष्टितचित्तं 
परशोके समानन्‍्दः 
परवित्तापहारश्च 
परनिन्दातिपैशुन्य 
परन्तु लब्धबोध॑स्तै 
परमेण विपाकेन 
परघातोपधातौ च॑ 
परिग्रहो5यं द्विविधः समुक्तो 
परिग्रहग्राहनिपीडितो जन: 
परिग्रहाभिलाषा या 
परिहारेण सत्र स्याद्‌ 
परिहारविश द्विश्च 
परिणामा. पुनः प्रोक्‍्ता: 
परिहार: प्रमादेन 
प्रिणामो भवेत्स स्यान्‌ 
परिणामों विपाकेन 
परेषां बन्धनं रोधो 

परे केवलिन: प्रोक्‍्ते 
पर्याप्तद्वी न्द्रियादी नां 
पर्याप्तसं ज्ञिपज्चाक्षा 
पर्याप्तो हि भवेज्जोव 
पर्याप्तीनां च सर्वासां 


पलपृतिरुधिररचिते 
पल्योपमायुषः सर्वे 
पाणिम्यासेव पात्रास्थां 
पादद्वन्द्द भुजदन्द्ं 
पापात्मजनसंसर्ग 
पाषाणकण्टकष्छिन्न 
पापेषनास्था हि कतंब्या 
पिता मे वर्तते भूपो 


इलोकानुकरमणिकां 


७१५ 
१।२६० 
१।१११ 

<८६९४ 

६॥६६ 
६।१०२ 

६।४६९ 
१।२२४ 
७।१९४ 
७॥१२९ 
६।१२८ 
<॥१२९ 
२।१७२ 
४।१३४ 
४१२८ 

५॥५३ 

९१५ 
४१८६ 

७७ 
६१२५ 

९।७४ 

४१८ 
३।२२२ 

७।८६ 
२।१३८ 
८॥१४५ 
३११०९ 

<८।२९ 

७६२ 

६॥६४ 
८।२५० 
१।२२८ 
१११३२ 


पितृब्यं तस्य पुत्र च 
पुत्रपौत्रप्रपोन्नाणां 
पुत्रमित्रकलत्राणां 
पुद्गलकर्मर्णा तत्रा 
पुद्गलूधर्माधर्मा 
पुद्गलास्ते$पि जीवस्य 
पुनः पारदवत्तस्य 
पुनक्षच प्रथम यावत्‌ः 
पुण्डरीको महापूर्व॑ 
बुमांस रममाणस्य 
पुरानुमृतमातजु 
पुरा सम्पादित श्रेष्ठ 
पुराकृताघपाकेन 
पुरुष: शर्मशेत्यं यो 
पुलिन्दप्रमुखा शेया 
पुष्करस्तं च तमपि 
पुस्तकानां प्रदानेन 
पुस्त्रीवेदद्र्ण चैव 
पुण्यानामपि पृज्यानां 
पूज्येषु भवितसम्पत्ति 
पूर्वश्र या स्थितिर्गुबों 
पूर्वमुक्त कुदेवं चल 
पूर्वपर्यायमुण्छियय 
पूर्व॑तुल्यान्युदीच्यानि 
पूर्वप्रयोगतों बन्ध 
पूर्वभभ्यहिंत॑ ज्ञान 
पूर्वश्र च समुत्कृष्टा 
पूर्षापरादिबाधा 
पुर्वापरवि रोधेन 
पूर्वाचायंपरम्परामनुगतः 
पूर्वापरी पयोराशी 
पूर्षोल रपरिणामह्न्दे 
पूर्णदेहीदयों मूल 


रेफर 


१३९ 
१।८६ 
११५१ 
<।रे 
पड 
४ 
है। ३८ 
७।९४७ 
३।१३२ 
१।१०२ 
८।२५१ 
३।८९ 
१।७८ 
८।४ ३ 
३॥११२ 
३४१२० 
११२५९ 
३।२३१ 
२७९ 
९२४ 
रे।६४ 
१।१४२ 
४।१ ३३ 
३।१३६ 
१०१३ 
७२५ 
दे २२१ 
१०। ३६ 
१२५ 
श्त्श्ट 
३॥१२६ 
५|स८ 
डी कट 


जडड 
पृथिवीसलिलच्छाया 
पृथ्वीतोयाग्निवातेष्वा 
प्रकृतिप्रदेशवन्धौ 
प्रकृतीतां व दोषाणां 
प्रकृतीनां तदन्‍्यासां 
प्रकृत्या भद्गवता नम्न 
अक्कृष्टवी य॑संपन्‍नो 
प्रखरनख रशस्त्रोद्धि न्न 
प्रमादयोगमुज्म्चित्वा 
प्रशान्तविग्र हे गंव 
प्रशस्ताकाशयानस्य 
प्रदेशबन्धमुत्कृष्ट 
प्रवचनपर प्रसार 
प्रचण्डवैश्वान रमष्यली नं 


प्रज्यलत्कोपनज्बाला 
प्रचु रक्रोधषमानाथा 
प्रबलपरमबोध 
प्रदोषनिद्वुवासाद 
प्रदेशानां विभागोष्य॑ 
प्रमाणैनिष्चतं नैतदू 
प्रज्वलद्धवहव्य!श 
प्रमादबर्जनं चेति 
प्रतिमायतनादीनां 
प्रत्यक्षादेव ये ग्रन्थ- 
प्रकृतिस्थित्यनु भागास्ते 
प्रप्तायोरसं फेचित्‌ 
प्रतिष्ठितान्यभेदेन 
प्रतीकारापरत्वेन 
प्रत्यक्षे तत्र गुर्वादा 
प्रत्याख्यानावु तेनुन 
प्रथमाम्यगुणस्थाने 
प्रथमे व दितीये थ 
प्रथमेतरयो: किशन 


सम्यक्‍त्व-चिन्तामणिः 


५१९ 
४।३४ 
७१८५ 
७।२५१ 
७।११३ 
९८५ 
१११०५ 
७।२७९ 
८११ 
८॥२३० 
७।१५१ 
७।२७० 
८।११२ 
८॥१०२ 
३।२६ 
६७३ 
८।१८० 
६॥३७ 
७।२४९ 
१।२१२ 
१।१४९ 
६९१०८ 
६११०५ 
११२४५ 
७८ 
३॥३० 
४२९ 
१।६८ 
९२८ 
२९७ 
राटर 
२१४६ 
३।५४ 


प्रथम योजन पद्म 
प्रमत्तविरतः सोश्य॑ं 
प्रफुल्लपद्भुजाकारं 
प्रभेदास्तत्र बन्धाहा 
प्रमत्तसंयतस्थान 
प्रमत्तेतरसाघूनां 
प्रमादादीनि षष्ठान्ते 
प्रमादप्रसरं त्यक्त्वा 
प्रलयस्वेदरोमाञ् 
प्रब्रज्याहापनं छेद: 
प्रसुता येन कीतिः स्थात्‌ 
प्रस्फुटत्पद्मपुज्जेन 
प्रायश्चित्तं विनयो 
प्रावृषि वज्राघाते 
प्रोक्ता: प्रकुतयो नाम्नस्‌ 

] 
बन्धन पूर्ववज्ञेयं 
बद्धही नस्थिते: पूर्व 
बद्धायुष्कोषपि तरक॑ 
बहुविधबहुभारारोहणं 
बालानामबलातां च 
बाह्याम्यन्तरसज़ानां 
बोधरोध: सुसत्कारो 
ब्रह्मबरह्योत्तरों लान्त- 
ब्रह्मच य॑स्य संप्राप्त्यै 
ब्रह्मब्ह्योत्त रदन्‍्दे 

भर 
भवपाथोधिश्रमरीं 
भवभोगशरी रेम्यो 
भवमाशित्य नीचेस्त्वें 
भवसिन्धुसमृत्तार 
भयमोहस्य मूलानि 


३।१३५ 
२।९८ 
४५१ 

७।१०८ 
७।५९८ 
२।९८ 
६।३४ 
२॥९९ 

२॥१६४ 
९२२ 
७९६ 

३११७ 
९|१४ 

८।१०७ 

७२४४ 


२।६९ 
११४५ 
११६२ 
<८१७५ 

३५ 

९४८५ 
६।१२३ 
३॥१९० 
८]१४० 
३।२१६ 


<।६२ 
४२४४ 
७२९ 
९१८२ 
६।६७ 


भवजलधितलाद: 
भवपतननिभितानां 
भवति खल विना या 
भवति युगविधेयं 
भवत्ति भुवनसृष्ट्या 
भवब्ति व्यासतः किड्स्य 
भवन्ति व्यासतः किन्तु 
भवत्यायृष्कबन्धे5षपि 
भविष्यन्ति गृहीताश्चेद्‌ 
भविष्यत्येव नो चापि 


इलोकानुक्रमणिका 


<८ारर२२ 
८।२० ३३ 
८२०० 
<€ा२र०४ 
८२१३ 

३॥६२ 

३॥७६ 
७।२८० 

२४७ 
२१४३३ 


भवेत्तवेच्छा यदि मुक्तिमानिनी ८।१३२१ 


भवेदर्ध चतुर्णा च॑ 
भवेदेव॑ तृतीयादि 
भवेदेषा गुणस्थान 
भवेत्तद्धि गुणस्थान 
भवेत्यमत्तवृत्तानां 
भवे विपच्यते नून 
भवेयुगु णनामानि 
भवेयुर्योनिलक्षाणि 
भज्जनं न च शीषे स्थात्‌ 
भरतो हेमबतको 
भर्माभ: प्रथमस्तत्र 
भव्यत्वस्यापि विज्ञेयो 
भव्याभव्यत्वभावाम्या 
भागिनेयं महाभाग्यं 
भागी रथीवगाहेन 
भावना मुनिभिदयेंता 
भावनव्यन्तरज्योति 
भाषितं जिनचन्द्रेण 
भिक्षाकालेइपि शम्पावद्‌ 
भुक्त्वा ये पुनरर्था 
भुब्जते भविनों यत्र 
भुझ्जानस्यानव रतं 


७|२६३ 
२।६२ 
३।७४ 
२॥१०५ 
२५४ 
७छा२४० 
३।१६५ 
३।१६८ 
७।२५५ 
३॥१२५ 
है।१३० 
१०११० 
४९७४ 
११४० 
१११४० 
<२२७ 
३११७२ 
९४४ 
<॥२७० 
जैशण्२ 
२९ 
८।२३० 


भुझ्जानस्य महाभिक्षों 
भुछ्जाना भूजताः सब्ति 
भूकम्पों भूविदारों वा 
भूजलानलवायूनां 
भूतब्रत्यनुकस्पा च 
भूतपूर्वगतिन्याया 
भूमितोयाग्निवायूनां 
भयः सत्योपदेशेन 
भूरिरागढ्च विज्ञेया 
भूज़ुनीलकपोतस्व- 

भुतं सौस्यसुधासारै: 
भेदाध्चतुर्दश होते 
भोगभूमिषु संप्राप्ता 
भोगेच्छाप्रभ वं दुःखं 
भो स्वाभिन्‌ किमयं जनो 


मण्डितं खण्डितं षोढा 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञान 
मतिज्ञानं श्रुतश्ञान 
मतिज्ञानादिवेधिष्ट्यं 
मतिश्रुतावधिस्वान्त 
मतिश्रतावधिस्वान्त 
मतिश्र्‌ तावधिशञान 
मत्यादिपष्चस ज्ञाना 
मध्ये जातु निगोदस्य 
मध्यमे भाजने दत्त 
मध्याह्नकालत: पू॑. 
मनःपर्ययरोघस्य 
सनसां वचसां किल्च 
मनोवचःकायकदम्बकानां 
मसनुष्याथुम॑नुष्याणां 
मनोविध्र मका रित्यं 


<।२७३ 
३११५५ 
१२०५ 
८॥९० 
९५२ 
४।१६९ 
डर 
२॥९३ 
६७० 
४१५३ 
१।५९ 
७७१३ 
३।७७ 
१।२२३६ 
७१२९१ 


३।१४८ 
४९०४ 
१|२२५ 
४१२२ 
७३३ 
७।२२३ 
४१२० 
४२०७० 
१५६६ 
३१९८ 
<।२४ 
४डी११४ 
<।६ 
'दीष्ट 
७।१२२ 
९ 


रे 

मनोवलम्बेत निरन्तर यः 
मनोवच :दारी राणां 
मन्यमान:ः परं लोक 
मन्दिरमाल्यधुपादि 


४डा१८९ 

४३८ 
४१६० 
६१०४ 


मरदु व जियदु व जीवो उक्त च 


मरस्दामन्दमाकन्द 
मरणं नेव में जातु 
मरणं चेति विज्ञेया 
महतामपि लोकानां 
महातमप्रभाजातो 
महातम .प्रभाभू मा- 
महातप स्विनः साधो- 
महामुनेमंहाधैर्य 

महेशो दम्भतृष्णाम्यां 
मा कुछ मा कुरु शो 
मार्गोत्सरवज्ननिदिष्टा- 
मातुलो में महीकान्तः 
माता नास्ति पिता नास्ति 
मानकर्मोदयोद्भूत 
मानवाना तिरए्चां च 
मानवानां महीक्षेत्रे 
मानाहिराजसंदष्टा 
मानी मायी तथालस्यों 


साया कर्मोदयोत्पन्ना 
माभून्नाम परत्रापि 
मायाभुजज़ी सुकुमारकण्ठा 
मायाविद्ञीलता पाप 
मायया छादयत्यात्मा 
मायाविषघरीदणष्ट 
भायाशडूुसु पूरित 
मायापरिषत्पूरित 
मामाविषध रीदष्टा 


३॥२६० 
८२४७ 
१॥१९६ 
६।९० 
१।२६२ 
६।१९९ 
9२०९ 
८।२८३ 
<॥२७७ 
२३६ 
८।॥१ २३ 
१६४ 
१।१३३ 
१।१०८ 
४८२ 
७५७ 
३।१८७ 
१।२६९ 
४१५७ 
४।८४ 
११०५ 
४32५ 
६[५० 
ड[७र 
८९१ 
<६३ 
4१५ 
३॥६९ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


मायामिथ्यात्वसंयुक्त 
मार्ग युगमितां दृष्ट्वा 
मार्दवमण्डिते मर्त्ये 
मार्दवघधनाघनो५5यं 
मार्दबोडय म लंका रो 
मितान्येव मवन्त्येव 
मिथ्यात्वप्रक्षते्बल्ली 
भिथ्यात्वं विक्रियाषट्क 
भिथ्यात्वादिकमोहानां 
मिथ्यातपश्चमत्कार: 
मिथ्यातपदचमत्का रै 
मिथ्यातपो वचोजाल 
मिथ्यात्वहुण्डकक्लीवा 
मिथ्थादर्शनसं श्लिष्टा 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने 
मिथ्यादूक सासनो मिश्रो 
मिथ्यादर्शनसंदृष्त 
मिथ्यासुदृष्कृतायु क्‍्ते 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदायित्व॑ 
मिथ्यात्वं चापि सम्यक्‍त्वं 


मिध्यात्वं चेति कर्माणि 
मिथ्यामतेः कुमन्त्रेषु 
मिध्यादृष्टिगुणस्थान 
मिश्रमोहोदये यस्य 
सिश्वमोहस्य संसर्गात 
मुक्तिकान्तापरिष्वज़ 
मुपितिस्थी प्रो तिसं प्राप्त्य 
मुक्तिरमावरस द्भमनोत्क॑ 
मुक्त्यड्भनासड्भसमुत्सुक ते 
मुद्भरैभेंदन॑ किझूच 
मूर्षाभिजातं खलु यच्छरोरं 
मुनीनां विग्रहं दृष्ट्वा 
मुह॒र्ता ढ्वादद्ष ज्ञेया 


६८० 
<८।९ 
८५१ 
८॥५७ 
८।॥५० 
२।६३ 
७॥२२० 
७।१६८ 
२१३े 
१।२४८ 
१२८ 
१९१२४ 
७।११६ 
६७५ 
७।१३४ 
२।७४ 
८२५९ 
९१८ 
३॥१०० 
७४४ 
७२३५ 
१।११९ 
२८० 
४१८५ 
४।१२१ 
९८३ 
८।१३९ 
८।६९०५ 
८)३०२ 
११६५ 
४६२ 
१।११८ 
३।६६ 


मुहूर्ता द्वादश ल्षुद्रा 
मृगस्त्रीषण्डशुन्येषु 
मृगर्मर्त्यायुषी मर्त्यो 
मृगे वापि मनुष्ये वा 
मृग्यन्ते यासु याभिरवां 
मुतात्पबचा त्पुनर्जात 
मृत्युवेलानुशंसत्वं 
मृदुतानौकामिचयो 
मृदुतागुणपरिश।भित 
मृदोर्म॑त्यस्थ यो भावों 
मैथुनाख्यावती संज्ञा 
मोहक्ष्मापतिरक्षितं बहुविधं 
मोहग्राहावकी र्ण 
मोहमल्‍लमदभेदनघो रं 
मोहनी यस्य सप्तानां 
मोहनीयनिमित्तेन 
मोहे मिथ्यात्वादि 
मोहे कर्म मही पाले 
मौखर्याक्रोशसी भाग्य 


य 


य इति जगति नित्य॑ 

य इति जगति नित्य 
यच्चापि जायते दुःख 

यतिः प्रमत्तस्त्रिदशस्थिति स 
यतेः प्रमत्तस्य घृतक्नतस्य 
यत्तु जीवादितत्त्वानां 
यत्रान्तरी क्षमेवास्ते 
यत्राखर्वों ग्रवों 

यथा हि क्षारपानीय 

मथा प्रवातोज्ितमध्य भूमो 


तथा पयोदालितिरोहितो रवि: 


यथा सिहो नाना 


इलौकानुक्रमणिका 


७१६२ 
९११ 
७।१९७ 
७।२०८ 
३॥२ 
१।११६ 
६।॥७९ 
८॥५५ 
<॥५६ 
८'४९ 
२।१७४ 
५१ 
७छ११ 
१२ 
२१९० 
राछरे 
७छ।२६० 
७२६१ 
६।१०३ 


८२२१ 
<८॥१९६ 
३े।४६ 
७।१५७ 
ड४ड६० 
प्‌ 
५॥३० 
<।५३ 
१।२१७ 
८<।१३४ 
9२८८ 
।२८७ 


ई ५9७ 


यथानुभागों भविनां स्थितिष्व ७।१८६ 


यथा जनानामशुभाश्रयोज्यं 
यथा शारदकासारो 

यथा वैद्वानरज्वाला 
यथाभागं लभन्‍ते5त्रा 
यथाखरूयातं महावृत्तं 
यथाक्र मं कषायाणां 

यथा लोके पटोत्तुड़ 


यथाख्यातं तु चारित्रं 


६।१३ ३ 
२१०८ 
१०।१७ 
३।१६३ 

४९५ 
४॥१०० 
२१३६ 


डा१२९ 


यथा भारवाही नरो दुःखभारं॑ ४॥३६ 


यथेक्षोमम घुरं शील 


७।१० 


यदपि मनुजभाव:ः संयुतः को5पि ५॥३९ 


यदा तत्त्वेन पश्याम: 
यदिह किल शरीरं 
यदि कथमपि देहस्यास्य 
यदि स्थितिभंवेत्कोटी 


यदि मनस्तव मुक्तिमनस्विनी 


यदीयेन विपाकेन 
यद्दुःखमिह जीवानां 
यद्वा चारित्रमोहेन 

यहा भुजड्भुभूपाल 

यः परातन्‌ प्रति संप्रश्नः 
यशो विहायसो इन्द 
यश्च सम्यकक्‍्त्वसंप्राप्त्य 
यदचाय हन्यते विष्ने: 
यश्चक॑ किल सत्य 

यः स्वयं रागरोगेण 
यस्य किड्न्चन नास्तीहा 
यस्थ पाणो क्षमाखड्भम्‌ 
यसय च ज्ञानशुन्यत्वं 
यस्य वक्ता न सर्वज्ञो 
यस्य लोके लसत्कीर्त्या 


१२३१ 
८।१८९ 
८।१८७ 
७।१७५ 
९८४ 
४।९४ 
३॥७० 
२।१० 
१२१९ 
९४२ 
७१२४३ 
२|८२ 
१।१९४ 
<|८२ 
१२३९ 
<।१२७ 
८॥४२ 
२१९ 
१२४२ 
११५ 


३७८ 

पस्यार्जवोइसों सतत मनो में 
यस्योदयेत पुंसां 

बस्थोदयेन कायस्य 
यंस्योदयेत निर्माण 
यस्योदयेन देहो 

यस्योदयेन तेजः स्थाद्‌ 
यस्योदयों न सम्यक्त्व॑ 
यस्मिन्‌ कश्मिश्च सम्यक्त्वे 
य॑ जन्मकल्याणमहोत्सवेषु 
यावत्पृथक्त्ववर्षाणि 
यावत्पृथ्वीं गता एते 
यावत्कमंमर्य द्रव्य 
यावत्तुयंगुणस्थानं 

यावता कार्यसिद्धिः स्यात्‌ 


यावन्मानों भवेत्कालो 
यावान्कालो भवेन्नूनं 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 


११७ 
७७८ 
७९२ 
७]७४ 
७७५ 
७५९ 
७॥।४६ 
9(१० 
११५ 
४१३६ 
३२५ 
७१७४ 
४१६७ 
८।१६ 
२५४ 
२५१ 


या भव्यजीवान्‌ भुवि भावुकानां ८।४८ 


याभिः प्रबाधिता जीवा 
या भीति्जायते वे सा 
यादुर्शहि निरजर्भाव॑: 
युक्तिगम्यं ततस्तत्त्व 
युगले धूर्वगा: पूर्वा 
युग्महीन त्रिभि: पूर्ण 
येहत्तद्ीपसमुद्भूता: 
येन ध्यानक्ृपाणेन 

येन सर्वार्थसिद्धी 


येनातिमान: कमठस्य मान: 
येनास्रवल्ति कर्माणि 
येनांशेतास्थ सद्दृष्टिः 
येनांशेनास्य रागाशस्‌ 
येनैकल्य शरीरस्य 

ये ब्रद्मचर्येण युता भवन्ति 
बेषां कृपाकोमलदुष्टिपातैः 


२।१५९ 
२॥१६६ 
२४४ 
१।२१४ 
३॥१४२ 
७।१४१ 
३॥१६१ 
रशशश्र 
११० 
१४ 
६२ 
६।९६ 
६९७ 
७।८८ 
८ १४६ 
११६ 


येषां संयोगमासाथ 
येषां शरो रपर्याष्ति: 

ये संयमभरं प्राप्य 
योगजातपरिस्पन्द 
योगमात्रमयोगे तु 
योग्यचिकित्सादानं 
योजनानां च सप्तेव 
योज्यं सम्यकत्वलामाय 
या लोके स भवेन्मर्त्यों 
योषायां हसनद्वद्व 

यो हिनस्ति निजोद्योगात्‌ 


र 


रजोमलच्युतो गात्र 
रतिकरमंसमुद्भता 
रत्याख्यवेदनी यस्य 
रत्तसानो रतिक्रम्य 
रत्लप्रभाया: प्रथमे विभागे 
रत्नप्रभामुवो भागे 
रत्लत्रयपवित्रेषु 
रथाज़ूखजु कोदण्ड 
रविसुतमुखदं॑ष्ट्रा 
रदिममालिकरस्पुष्टे 
रसनाविषयक्षेत्र 

रसज्ञा चर्मनासानां 
रसो हि पश्चधा भिन्‍नो 
रागद्वेषादिदोषाणां 


रामाद्‌ विना किमपि वस्तु 
रागादयो विभावा ये 
राजते यत्र मोक्षस्या- 
रिक्तोदरस्य जीवस्या- 


रुद्रस्य ५.म॑ भावों वा 
रोधन म्दंनं चापि 


२।१५७० 
२११४१ 
१२४४ 
२।११७ 
६॥३५ 
६११७ 
३।१८४ 
२॥८१ 
४१६२ 
७।२६६ 
४।९२ 


२।३४ 
६।२९ 
६६३ 
३॥१८९ 
३॥१८२ 
३१८३ 
३॥९२ 
८।२६३ 
८१६० 
८८ 
४११ 
४।९१४ 
७।७० 
११२३ 
१०।३२ 
११४५ 
३।१५० 
२।१६१ 
२९५५ 
६४८ 


इलोकानुक़मणिका 


कष्यति निन्‍दति स्वैरं ४१५९ 
रूपाठ् पृद्लद्रब्यं ४११५ 
रूपेण जितमारोऊह ११३७ 
रे खर्ज्रानोकह <८ह२४ 
ल 
लक्षवर्षाधिक त्विन्दो: ३।२१३३ 
लबणाबिधं परिक्षिप्य ३।१५६ 
लब्धसम्यक्त्वदेवद्रो: १।२२५ 
लब्धिपञुचकलाभं॑न ११४६ 
लब्ध्यपर्याप्तकत्बं तु २।१४८ 
लभते तत्र तन्नायं ३॥३६ 
लभन्ते तत्र जन्मानि ३॥८३ 
लभनते के$पि ये तत्त्व ११८० 
लालाया वहन चास्यात्‌ ७४० 
लिखुत्रयी भवेदेषां ३॥७५ 
लेदया भवन्ति पीतान्ता: ३।१९७ 
लेह्या योगप्रवृत्तिः: स्पादू. ४॥१५० 
लोक्यन्ते यत्र जीवादि ५॥२९ 
लोकानुग्रहतन्त्राणा ६५७ 
लोकाम्बरस्य संप्रोक्‍्तो ५१३१ 
लोकालोकव्यवस्थान- ५२६९ 
लोकाका रस्वभावादे- ९६८ 
लोकोत्तरं च पाण्डित्य ६॥३९ 
लोचनगो च रस्कन्धा ण१५ 
लोचनश्रवणप्राण ४९ 
लोचनालोकनामित्र- ७३४ 
लोभप्रमह€जनविकम्पितचित्रवृत्ति ५८७ 
लौकिकालौकिकान्‌ लोकान्‌ २।७८ 
य 
बचनस्य बल चायु: २११५५ 
वज्भपंभादिनाराचो ७३६६ 
वद्धर्ष भदच नाराचों ७१२१ 


वदतु वदतु रम्यं 
बनितामृदुभुजयुगली 
वन्यज्योतिर्म तामष्ठा 
चपुषा कामदेवा ये 
वर्तना परिणामक्रिया:ः 
वर्तना लक्षणों नून 
बर्तेते एवं नानन्‍्यत्रा 
वर्ण गन्ध रसै काढ घो 
बर्णोदयेन संजाता 
वर्घधमानविशुद्धबाभि 
बसत' सुख-दुःखादो 
वस्तुष्वितरवस्तुनां 
वाचनाप्रच्छनाम्नाया 
वाञछावेलासमुख्धूत 
वातस्येवातिसज्भस्य 
बातवग्याधृवतोयो द्भूरित 
वातव्याधिघरस्थेव 
वादरबह्लिसमी रण 
वादरा: क्वचिदाधारे 
वादराबवादराः वादराश्च 
वादित्रनृत्यगीतादि 


बालुका राजिसदुक्ष 
वासिताशेषकाष्ठान्त 
वाहयन्ति ततो यान 
बाही कत्वं प्रबोद्धव्य 
विकलविततिमध्ये 
विक्रुतध्वापदादीनां 
विकोपरूपश ड्वान्तो 


विक्रियायां समुद्भूतो 
विप्रहस्य च शेषाणां 
बविग्नहे वीतमोहत्वात्‌ 
विजयादियषु संजाता 
विजयो वैजयन्तश्च 


रे७५, 


८१७ 
८॥१९ 
३|१७३ 
१|२७० 
५३४ 
५३२ 
३॥१४७ 
५१३ 
>|१५२ 
२।१०७ 
८॥।२४६ 
६१०१ 
९४० 
३॥९६ 
८।२७१ 
१०]२७ 
१॥१० ३ 
४५७ 
४।२७ 
५८ 
८।२४५ 


९८९ 
३॥११६ 
३।३१ 
९१३ 
८।२१५ 
१६१ 


 २॥३७ 


४।५५ 
३।२० दे 
२।२८१ 
३१२०० 
३॥१९३ 


३८० 


विजयादिषु विभानेषु 
विजयन्ते जना: केडपि 
विज्ञातलोकत्रितयं समन्‍्तात्‌ 
विज्ञानलोचनदन्द्र 
विद्यागारविनाशेन 
विद्याविभवयुक्तोध्प्य 
विविधविधिविपाकाज्‌ 
विविधविकटदु खे 
विध्वस्तकर्मसंपाशों 
विरहेणायुषः किड्चा 
विरुद्धाहा रपानादि 
विरसमिति चल वा 
विशुद्धदृष्टयः केचित 
विशुद्धों हतसंसारों 
विशुद्धपरिणामेषु 
विशतिश्च शत चाप्य 
विशुद्धोब्संयत: सम्यग्‌ 
विश्रुतं तच्छु तज्ञानं 
विशेषों जायते तस्य 
विषस विषयदवदहन- 
विषयजचलसोख्या 
विषवेदनरक्तक्षय 
विषयाशाब हिभू त 
विषयदानवमण्डलदण्डिते 
विषयाशावशूंं नित्य 


बिसंवादस्तथा योग 
विस्मयो भवसम्पत्तौ 


वीचारो मुनिभि: प्रोक्‍्तः 
वी रकोदण्डदण्डादि 


बोर: सा5त्र तनोतु मोदममितं 


वीर्षान्तरायसयुक्त 
वुन्दाइूगलस्य संख्येयात्‌ 
बेदनीयं समासाच 
शेदनीयविनादोन 


सम्यवस्थ-चिन्तामणि: 


३॥२२०  वेदनीयस्य गोत्रस्य 
४१९१ बेदकर्मोदये जाते 
१।३२ वेदोदयाद्‌ भवेद्या वे 

२३३ वेद्यायुर्नामगोत्राणां 
१११२३ वेणूपमूलमेषीय 

८५४ वैमानिकास्तथा प्रोक्ता' 
८।२११ वेराग्यभावनायत्त 
८।१७०  वैगूविकातपद्वन्द 

२।३१ व्यक्ता नैव मविष्यन्ति 
१०१२० व्युच्छिद्यस्ते पुनर्बन्धात्‌ 
८।२७५ व्यर्थय सर्वथा दीक्षा 
८।१६८  ब्रजन्‌ प्रव्नजितस्वामी 
२२२६ व्यपगतकर्मकलड़ू: 


0 
रारे हवन 
७२१३ 
शक्त्या बहुप्रदेशित्व 
9१०९ ४ 
शतत्रयं च धट्त्रिशत 
७।१९४ 
शतारकसहस्रारों 
४॥११० 


शमात्क्षयात्त था मिश्राद्‌ 


। | 

3 शब्दो बन्ध्रस्तथा सौक्ष्स्यं 
] 

६०४४ शस्याबाधाजयों नित्य 

८।२२० 


शय्याम्यों निपतन्त्येते 
<११३ शब्यासनाविक ज्ञेय॑ 
१२४३२ झरणमिह जगत्या 
८5३ श्करामृत्तिकाकाष्ठ 
६२७४ शरीरवाइमन:प्राणा 
६।९८  शरीरमोहनाशाय 


कप शरीराश्ितसम्बन्धं 
32८ शाकिनी भी वहा राव - 
८।२५४ 


2 शान्तमोह: क्षपकदच 
२१५३ शाल्मल्यारोहणं तीब् 
४१९ शास्त्रपाठाध्वसंचार 
७।२० शिरालदेहयन्त्रस्य 
१०११९ शौतमुष्णमिति स्पशों 


७।२४१ 
७७० 
२११५९ 
७११७ 
४९० 
३॥१७५ 
<।२८९ 
७।१४९ 
४९७रे 
७|१३० 
८२९१ 
८१० 
१॥६११ 


५।५८ 
२॥१४४ 
३।१९१ 

२२३ 

५६५ 
<।२५८ 

३।5४ 

९१२ 
<९५७ 
<८।२७८ 

५२० 

९५ 

१३८ 
<८२५२ 

९८० 

१६२ 
८२५६ 
८।२६९ 

छाए 


शीत(ज्ञीब)स्त्रसस्थावरयोनिषुद्‌- ७।८ ३ 


शीलैरुद्भूतरोमाडच 
शीतोष्णयोनयो देवा 
शीर्यते तच्छरीरं यत्‌ 
छुक्रे चेव महाशुक्रे 

घुक्लूध्यानमथो वक्ष्ये 
शुक्लध्यानोग्रहव्याश 


शुचेर्भावं शौच निगदतितरां 


छुद्धस्फटिकपात्रस्थ 
शुद्यो जीवो महामास्ये- 
शुभानिष्टकरंंस्तन्र 
हुभानामशुभारनां वा 


शुम्भत्कनत्काञचननिर्भितो5पि 


शुण्वतोडपि तदथेंषु 
शेषाइच बेदनीये स्युः 
णेषाणां भावनानां च 
शेषमन्तमुह्॒त त्म 
शेषाणामुडुकानां च॑ 
शेषा अनन्तभागाइंच 
शेषेन्द्रियप्रकाशों यो 
दौलास्थिकाष्ठवेन्राणां 
शैलेषु स्वर्ण शैलो जलधि 
इवश्ायु: ध्वअगत्यानु- 
श्रददधाति सदा काम 
श्रद्धाबोधसुवृत्तादि 
श्रद्धातुष्टयादिसंपत्त्या 
श्रद्धधान: सदा तत्व 
श्रावकाणा ब्रतं वक्ष्य 
श्रावका अच्युतान्तेषु 
श्रुतज्ञानावृरतेर्जा ते 
श्रुतिक्षेत्र परं द्यष्ट 
श्रुतं वितर्को विज्ेयन्‌ 
एयालपुत्र॑ निज पोत्र 


<८२४० 
३।२३३ 
३।५५ 
३॥२१७ 
२७० 
२।११४ 
<॥६९, 
२१६३ 


२।४१ 
१।२३० 
७।१७३ 
६१२४ 
८२६० 
<८॥२९५ 
३।२१० 
३॥१६९ 
३॥२१४ 
७॥।२२२ 
४ड१४५ 
४८९ 
४२०६ 
७।१९६ 
१॥३३ 
१२५७ 
३।९३ 
२।९२ 
२॥९६ 
३॥२३० 
४१०९ 
४१३ 
२७७ 
१।४१ 


इलोकानुक्रमणिका 


इवश्रगत्युदयात्तत्र 
इवश्रायुः स्थावर: श्वश्र 
इवअ्तिर्यह-नरामर्त्य 
हवासोच्छवासश री राख्य 
इवासादिवेदनाचय 

ष 
घदक॑ संस्थानसंहत्यों 
घटकायजीवहिसायां 


शेटई 


३४ 
७।११७ 
७।५४ 
२१५४ 
८।१६£१७ 


७॥२१६ 
४)१४२ 


घट्कायकाथिपरिपालनसंप्रवीण ८॥९८ 


बट्पदे योजनं हक 
षष्ठ: पापात्मभिर्लम्यों 
बट्षष्टिप्रमिताना 
पष्ठे भागे पुनस्तीर्थ 
षष्ठेस्थिराशुभासात 


सं 
स एव देवहेतु: स्यात्‌ 
सकलसुरेन्द्रसमूहवन्दितो 
सकलसुरभिरूपस्वाद 
सकलंविकलैश्चापि 
सकृत्‌ स्वविप्रहालोक 
सक्ृदेव भुज्यमाना 
सचंतन्यचमत्कारं 
सच्छु द्वाबोधचा रित्र 
स जयति जिनपतिवीरो 
स जयति जिनसमान्य: 
सज्ज्ञानदिव्यसूयेंण 
सतत भोगकाइ्क्षाभिर्‌ 
सति बन्धेंईघिका होनं 
सत्यहिमानी मण्डित 
सत्येत मुक्ति: सत्येन भुक्ति: 
सत्यमेव सदा ब्ूहि 
सत्यासत्येन चित्तेन 
सत्यासत्यस्वरूपाया 


४।१७ 
७]६७ 
७।२७८ 
७॥१२६ 
७छा१२४ 


६॥९५ 
९।१ 
७।२४६ 
२।१२८ 
८।२७२ 
७।१०१ 
१३४ 
१६॥२० 
२१ 
११२८० 
२॥११५ 
९५२ 
५५१८ 
८८७ 
८८८ 
<१८ 
डाएरे 


' आर६ 


र८२ 


सत्यधरं धर: किन्तु 
सत्यासत्यो भयार्थेष्व- 
सत्यादृते स कश्चित्‌ 
सर्त्या तस्‍्यां च पूर्णायां 
सत्येन नरो लोके 

स देवानां प्रियो बापि 
सद्भाजनेष भक्त्या 
सदृर्शना श्षितं येषां 
सदुदृष्टिः श्रावक: किज्त्च 
सद्भधावमनसा योगो 
सदृष्यानतीक्षणकृपाण 
संधर्मवत्सलत्व चे- 
सन्तोषामृततुष्टास 
सप्त षघट्‌ पण्च हस्ता वे 
सप्त चापास्त्रयो हस्ता 
सप्तधाऋद्धिसंपन्‍ता: 
सप्तम्यउद्गतो जीवस्‌ 
सप्ततिर्मोहनीयस्य 
सप्ततिद््ढ ष्टिहमोस्य 
सप्तमे तूनषष्टिब्च 
सप्तम्यां भुवि विज्ञेय॑ 
सबाधं परतन्त्रं कष 
समये समये नून॑ 
समासत: समासाद 
समादिचतुरस्न॑ च 
समिती प्रवर्तं मानो$यं 
समीरेरितकल्लोल 
समुद्घाटयितु शकतो 
सम्यक्त्व प्रमुख भावि 
सम्यक्त्वज्ञानसद्दृष्टि 
सम्यक्त्वमोहनो यस्थी 
सम्यक्त्वशैलतो अ्रष्टो 
सक्ष्यरदृष्टिरयं ताव 


सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 
८।२१ सम्यग्दर्शनसम्भराष्त्या 
४३९ सम्यक्त्वश्य॒ज़िश्यूंगाग्रान्‌ 
८।८१ सम्यब्दर्शनवेलार्या 
२।१९४२ सभ्यर्दर्शनवेलार्या 
८|८०. सम्यस्दर्शनयोगेन 
१५२४० सम्यग्दर्शनसंयुकतास 
८।१०९ सम्यग्दर्शनमित्येतद्‌ 
३॥१०५.. सम्पग्दर्शनसंपन्‍्ना 
९७९ सम्यस्दर्शनसंभूषा 
४।४०.. सेम्यग्दर्शनसुर्येण 
१०।३३ सम्यरदर्शनचन्द्रेण 
६११२ सम्गग्दर्शनमेवेदं 
८७३. सम्यग्दर्शनहीनेन 
३।२०५ सँस्‍्यग्दर्शनसद्भावे 
३॥५१. सम्यस्दर्शनसंभूषा 
३।८६.. सम्यग्दर्शनसंशुद्ध 
३॥५७.. संम्यर्दृष्टिनरामर्त्या 
७।१४३ सम्यर्दृष्टिर प॑ ही दृग्‌ 
७।१४६ सम्यरदृष्टि; बन्ध्यास्वष्ट 
७१३६ सम्भ्ान्तिमृत्युवैव्यं 
२।१७ सयोगकेवलिजिने 
३।२२०. संयोगा जन्मकान्तारे 
५४२ सरन्धनौकावरपृष्ठशायिनो 
७।२८५.. सरसं नोरसं वाषि 
७।१२७ सर्वसावश्वकार्याणां 
८।२० सर्व कर्मक्ृतं बोध 
६२१ सर्वकर्मनिचयस्य योगिना 
७३९ सत्र सद्भावविशोभमान 
४१७२ सर्वद्रव्येध्वसंपूर्ण 
१०१९ सर्वज्ञभाषित भ्रन्धं 
४१८३ सर्वथा धन्यमेवेदं 
४१८४ सर्वाः क्रमेण संगृहप 
११५० सर्वावरणसंपत्य॑ 


११८२ 
२।८५ 
२।८३ 
२।८७ 

११६३ 

१११६६ 

११६४ 

१।१७७० 

१।१७१ 

१११७२ 

११७३ 

१११७५ 

१।१६८ 

१।१७४ 

११२५३ 
३)९७ 

७।२७५ 
१।२४९ 
७॥१९३ 
२१६५ 
७१३३ 
४।६६ 
६॥१३२ 
८२८ 
४१३२ 
१।१५३ 
१०१२ 
८५८ 
४१०८ 
९।६१ 
१।१७८ 
२॥५३ 
७।२५८ 


इलोकानुकमणिका 


सर्वाधमकषायाध्य 
सर्वेष्प्पेते न संगत्य 
सर्वेज्प्पेते महातेजो 


सर्वे देवास्तथा धर्माः 
सर्वेषा खलु चैतेषां 

सर्वेषां हि पदार्थानां 

स वृत्तमोहो द्विविध: प्रगीतः 
स साकारनिराकार 
सहूधर्म विसंवा दो 
सहल्लमध्ये समुदारघोषणा 
सहखयोजनायामः 

सहित॑ बहुमानेन 
संक्‍्लेशस्य समुत्पादो 
संक्लेशेन छुभाना 
संरुव्यातासंख्याता 
संख्यातगुणहीना तु 
संख्येयहायनायुष्का: 
संघातात्परमाणुनां 
संज्वलनचतुष्क॑ चे 
संज्वलनं च विज्ञेय 
संज्वलनं नृवेदश्च 
संज्वलनकषायीय 
संज्ञाबाघापरातीता 
संतोषमेक॑ परिहाय लछोका: 
संतोषाभिरतिः प्राण्यु 
संष्याकालत्रयं मुक्त्वा 
संप्रयुक्त: पुनस्तेनौ- 
संयपसमित्या- 
संयमसहिता यतय: 
संयमो मुनिजनानुरझूजनः 
संयमो मनसोछक्षाणां 
संयमो यदि भवेस्त जगत्पां 
पंप्रातासंयते हथाहार 


२५८ 
१।२०७ 
३।१२८ 


६२२ 
१॥५० 
शाडढड 
७।४८ 
४१९९ 
६८३ 
८।१३३ 
३।१३३ 
९२५ 
६४९ 
७।१८८ 
५१९ 
७।१७८ 
३।१५३ 
५१४ 
७।२२४ 
७।२३७ 
७।२०३ 
४१२८ 
२१७६ 
८७२ 
६।८७ 
४।१ ३७ 
४५४ 
१०४१ 
८९६ 
८९४ 
<॥८९ 
<८।९५ 


- 3)२०६ 


संयमिजनव रहुदये 
संयमश्च भवेन्ननं 
संयमाय च संतोष 
संलक्षयते तप: सदड्धि- 
संसारमेत खलु सार- 
सवराध्वदृढी भाव 
संसारसिन्धुनिमर्नजन्तु- 
ससारगत॑मध्यस्थास्‌ 
संसारभजसंबीज 


संसारसिन्धुतरणिस्तरणिः 


प्रगाढ 
संसारसिन्धुतरण 
संसारसिन्घुतरणे 
संसारपाथोधिपयो निमग्नो 
संसारिमुक्तभेदेन 
संसारेधवारपारे5स्मिन्‌ 
संस्मृता भावतों लेश्या 
सात॑ तियंडःनूदेवायु: 
सादरं वन्दते नित्य 
सादृध्यं कृमिजातस्य 
साधारणं भवेद्‌ वर्ष्म 
साघो: क्षुत्क्षामकण्ठस्य 
साधोस्तपस्विनश्चेत: 
साध्यपूवंकबोधाधि 
सानुभृतिर्महामान्या 
सामान्‍्यात्तेंषषपि सूक्ष्म 
सामान्यतो भवेदेषां 
साम्राथिक च छेदोप 
सामायिक॑ च छेदोप 
साम्परायिकसंज्ञस्थ 
सामान्येनैकधा जीव: 
स्वरः संजायते येन 
साप्न॑ केवलबोधेन 


शेटरे 


<८।९७ 


डी१२४ 
९६ 
९२१ 
१०४२ 
८।२२८ 
१०१३५ 
२७२ 
१।२७५ 


४१०३ 
८३० है 
८।८३ 
४२० ३ 
२।२६ 
१३१ 
४१५५ 
७।२२८ 
१।२७ 
१॥७५ 
७८९ 
<।२२९ 
८२८८ 
दिडि० 
२४ 
४३० 
र३े।७१ 
४१२५ 
<८२९८ 
६७ 
२१२१ 
९१४ 
४१४५७ 


इ्टड सम्यक्त्व-चिन्तामणि: 


सासादनाइच ग्रैवेय ३॥२२७ 
सिद्धान्‌ बिशुद्धधरबोधधरान्‌ प्रसिद्धात्‌ 


१०३४ 
सुखदुःख निमित्तत्वात्‌ ७॥२५० 
सुखस्वाष्याय सिद्धचर्थ ९११० 
सुखासुख प्रदायित्व॑ १२ 
सुभगसुतसुरामा <।१७६ 
सुभगनाम जिना निगदन्ति तद ७॥९३ 
सुपदा शोभनवर्णा ११२ 
सुरपतिनरपतिभोगा १०२९ 
सुरष्व श्रायु षोज्ञे या ए्११५४ 
सुरभिरपि जगत्यां ८२२४ 
सुराणां नारकाणां च डीए६ 
सूक्ष्मवाद रभेदेन २१२७ 
स सूक्ष्मसांपराय: स्यात्‌ ४१३९ 
सूक्ष्म रागोदये नेषद्‌ २।१०६ 
सूक्ष्मादौ साम्पराये च <८।२९७ 
सूक्ष्मादित्रितयं हीन ७।२०७ 
सूक्ष्मान्ते प्रथम विध्न ७१३२ 
सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां ९।६० 
सूक्ष्मं यस्योदये गात्र ७८५ 
सूची कलापध्वजतोय बिन्‍्दू ४३५ 
सूचीमुखदुर्भेयध्वान्त <८॥११५ 
सोध्योगी केवली चासौ २१२० 
सौधम्मस्व॑र्गपर्यन्त ७२१० 
सौधर्मादिषु कल्पेषु २०४ 
सौधमें शानयोरनून ३॥२१५ 
स्कन्धानां खलु सर्वेषां ५६१० 
स्त्यानगुद्धिस्ततो निद्रा ७।३५ 
स्तृयमानों धनं भूरि ४१६१ 
स्थावरा: पञु्च सकलो ५१२४ 
स्थितिभिन्‍्नमुहुर्तस्तु ७१६३ 
स्निरघत्वं चापि रूक्ष त्वं ५१६ 


स्थूलसूक्ष्मो दयात्तेषां 
स्पर्श रसगन्धवर्णवन्तो 
स्पर्शनं रसना ध्ार्ण 
स्पर्शो रसईंच गन्धश्च 
स्मारयन्ति पुरा वैर 
स्रोत:सहःघकषायाणां 
स्वनामसदृशी तेषा 
स्पस्मादुर्ध्व प्रदानेन 
स्वस्मादुध्व॑ प्रदानेन 
स्वभावेत विभावेन 
स्वस्थितेरनुरूपं च 
स्वदृष्टेगौरिवं सम्यग्‌ 
स्वकुृतसुक् तकर्म 


स्वभोजनग्रासनिषक्तमानसो 


स्वस्वव्युच्छेदनस्थाने 
हे 
हन्त हन्त पतन्त्यासु 
हन्त हन्त कलि कृत्वा 
हन्त हन्त सुरेन्‍्द्रो5पि 
हरिवर्षभवा: केचित्‌ 
हरिहरकमलोडू - 
हसतो रोदतश्चापि 
हंहो मलयज ! मूले 
हहो गुणघर जलधर 


हेस्तप्रमाण च॒ प्रशस्तजन्म 
हारस्वभावेन भुतः स कश्चिच्‌ 


हास्यरत्यरतित्रास 

हित॑ मितं प्रियं तथ्यं 
हिताहितपरीक्षाया 
हीनानुभागसंयुकत 
हिमवान्‌ सहाहिमवान्‌ 
हिसानृतस्तेयकुशीलूस ज्ू 
हिसास्तेयमृषावाक्य 


४)२६ 
पाप 
४६ 
४३ 

३।३४ 

४।१२३ 
७।१८४ 
११२७१ 
१।२६७ 
9५ 
२।४५ 
६।४ रे 
८।१६९ 
८।३३ 
७9।२०४ 


३।१९ 
१॥१२२ 
शररर 

३।९४ 
८।१४७ 
१।१०० 
८।१२२ 
८११९ 

४।६१ 

एी४७० 

४९७ 

८।१ै४ 

६११९ 
७।२१७ 
३११२७ 
४१४१ 

१॥५२ 


हिसादिपकू्चपापानां 
हिसानुतस्तेयपरिय्रहाणां 
हिसास्‍्तेयाश्रयं नून॑ 
हिमानीपातचन्द्रा भी 
होनशक्तितया बाल्ये 
दीनशस्तेर्भयोत्पाद 


इलोकानुक्रमणिका 


६।१२९ 
९५६ 


« (३ेरे 


८।२३३ 
१।७७ 
राश्षरे 


हीना गत्या शरीरेण 
हेतुयुग्मवशाज्जात 

हेमन्ते वीतवस्त्रस्य 
हेमाद्विशड्भाग्रमधिष्ठितो5पि 
हृषीकसड्घसं भूत॑ 
हृषीकसडःघसाहाय्य 


३८५ 


३।१९६ 
४१९८ 
८। २३४ 

४।८३ 
१।१८३ 
१११३ 


(“मु न्तती 
हा ० ८ >> व! ७ 6० नर 
णज 


७ (९५ हो 0 ऋ 6 , 6 0 0 0 0 ७0 «० न 
नें ७ 6० ७ # & 0०७ :# «७ ८0 & ० -० ४ ४४ ० 


पंक्ति 
२५ 
१२ 
१५ 


श्र 


श्र 
१८ 
१३ 
१५ 
१० 
१५ 


२० 
२६ 
२० 
१८ 


१७० 
रद 
२३ 


१८ 
१२ 
१४ 
१३ 


शुद्धिपत्रक॑ 


अघधुद 


विज्ञातलोक त्रितय 
जयाताच्छुभ 
कुन्दकन्दाचार्य 

जिन 

इलौकै 
--विमोहितम 

अधारभूत 

क््श 
आत्मा 
आत्मनव कृत 
तत्प्रतीका रामावे 
एव 
दीर्णस्येव 
विघाय 
सर्वशनामभाक 
वय: छत 
मुक्ति 

याग्यता 
पूर्वोंका 
भव्यजीवान 
देशघती 
ओपदामसिक 
चेय 
श्रद्धानोध्न्यथा 
मतिः 
विजयन्ते 
मच्छला 


बढ 
विज्ञातलोकत्रितयं 
जयताच्छुम 
कुन्दकुन्दाचार्य 
जिनने 
इलोक॑ 
--विमोहिनम्‌ 
आधारभूत 
क्‌षं 
आत्माको 
आत्मनैव कृत॑ 
तस्य प्रतीकाराभावे 
एवं 
दीर्णस्य 
विधाय 
सर्वज्षनामंभाक्‌ 
बयःकृत 
मुक्ति 
योग्यता 
पूर्वोक्‍्त 
भव्यजीवाना 
देशघाती 
ओपशमिक 
ज्ञेय 
श्रदघानोधश्त्यथा 
यतिः 
राजन्ते 


मुृष्छाँल 


5८८ 


<८८ट 

९२ 

१०२ 
१०३ 
१०४ 
११० 
१११ 
११२ 
११२ 
१२६ 
१२६ 
१२८ 
१२८ 
१३० 
१३० 
१३० 
१३२ 
१३८ 
१३८ 
१२९ 
१४४ 
१४८ 
१४८ 
२०६ 
श्र 
२२३ 
श्र५्‌ 
२३१ 
२३४ 
२३४ 
२३७ 
२३७ 


_े॑ ढक 


२६ 
५१७ 
१५ 
१७ 
१० 
१६ 
११ 
२० 
२० 
२१ 


१७ 
२० 
१८ 


र५ 
१६ 
२१ 
११ 
१३ 


१८ 
१२ 
१६ 
२८ 
२५ 
२९ 
१५ 
१८ 


सम्यक्त्व-चिन्तामणिः 
अधद 


भुज्जन्ते 

कुण्डे 

यमिधीयन्ते 
कृतकमं कलेव रे: 
ार्येत्रपञऊ>चखण्डेषु 
महातले 
प्राकारायते 
भविनां 

केचिद्गर्भ जन्मान: 
हाता जाता है 
इत्थमेकेन्द्रियानामबगाहूः 
सूचिकलाप 
प्रवाताभुत 
कर्मागमकरणं 
प्रजापते 

विरच्यते 
चेतायुतानां 
विनाशनाम 
विधुंतदोश्यं 
भूरिभूति: 
लोकावभासक॑ 
यमिसंयतः 

यातेषु या तेंष्‌ 
मिचुमर्दस्य 

बन्धो: नुः 

घडपि च 
विक्रियाञ्च शरीरस्य 
बन्धन्तीह 
तद्बुभृत्सुभिः 
प्रोक्‍्ता संक्षेपाद्धा 
आगे अनुभाग 
अतिसंक्लेशभावे न 


ड़ 
भुख्जते 
कुण्डेष्‌ 
अभिषीयन्ते 
कृत्तकर्मकलेवर: 
आर्यादितरखण्डेषु 
भहीतले 
तत्प्राकारायते 
भविताम्‌ 
केचिद्वे गर्भजन्मान: 
होता जाता है 
इत्थमेकेन्द्रियादी नामवगाह: 
सूचीकलाप 
प्रवातामृत 
कर्मागमका रणं 
प्रजायते 
विधीयते 
चेतोयुतानां 
विनाशनाय 
विधुतु दोध्यं 
भूरिभूते 
वे लो कावभासकम्‌ 
यमिसंमतः 
यातेषु 
पिचुमर्दस्य 
बन्धो नुः 
षट्‌ च हि 
विक्रियास्यशरो रस्य 
बध्नम्तीह 
तदूबु भुस्सुभिः 
प्रोक्ताइसं क्षेपाद्धा 
आगे उत्कृष्ट अनुभाग 
अतिसं ७ लेदाभावेत 


चृष्ठ 
र३े७ 
२४९ 
२५० 
२५८ 
२६० 
२६४ 
२७३ 
२७५ 
२७८ 
२७८ 
२८० 
२८० 
२८१ 
२८८ 
२८९ 
२९८ 
३०१ 
३०५ 
३०५ 
३०७ 
३१६ 
३२० 
३३६९ 
३३८ 


वंक्ति 
१९ 
३० 
१९ 
१४ 
२० 
१९ 
६ 
२० 
८ 
१० 
१ 
१६ 
२० 
१५ 
१३ 
२७ 
२७ 
है 
१३ 
है.$ 
१५ 
१६ 
२० 
२ 


शुद्धिपत्रक 


अदाढ 
शुभानाशु भानां 
भज्जनं 

सदुष् 

जाना 

पम॒दस्स 

नेकभूषा 

कालओं का 
संयमनः 
मुपचिनुहि 
संचिनुहि 
विषवेदनरक्तक्षय 
शीकरं वे 
रकक्‍तक्षय 
झागिति 

इति वत बुद्धघा 
काक गुद्धादि 
बहुल तृषा 
राजुसप्तद्वयात्मा 
दोषधरिणीयः 

त 

क्षोणरोचि 
चिन्ताभिदृरगस्य 
सदृष्टि 
प्रत्यनन्तवियो जक: 


हा 
शुभानामशुभानां 
भज्जनं 
सदृषं 
जान 
पयदस्स 
तैकभूषा 
कलाओंका 
संयमनं 
मुपचिनु हि 
संचिनु हि 
विषवेदनरक्तक्षयमय 
शीकरं नेव 
रक्तक्षयभय 
झगिति 
इति बत किल बुद्धघा 
काकगुद्ध्नादि 
बहुलतृष्णा 
रज्जुसप्तद्यात्मा 
दोष॑र्धारणीयः 
तद्धि 
क्षीणरोचि: 
चिन्ताभ्यों दूरगस्य 
सद्दृष्टि 
ब्रत्यनन्तवियोजकः 


